प्रकाशक 
उमरावसिंह मगल 
सचालक 
मंगल अकाशन, 
गोविन्द्रानियों का रास्ता, 
जयपुर 


अथस संस्करण नवम्बर १६४८ 
मूल्य :--नो रुपये ( ६,6०० ) 


भूमिका 


श्री फायेस रचित “राससाला” गुजरात के इतिहास का आकर 
प्रन्थ है | श्री गोपाल नारायण जी वहुरा द्वारा उसका यह हिन्दी रूपान्तर 
स्वागत के योग्य है. । मूल अग्रेजी ग्रन्थ १८४६ ई०मे प्रकाशित हुआ था| 
श्री फारयेंस ने ४३ बपे की अल्पायु में ही ऐतिहासिक अनुसधघान का 
महत्वपुर्ण काये सम्पन्न किया। चारणों और भाटों से सम्पर्क स्थापित 
करके उन्होंने इतिद्वास सम्ब्न्बी मौखिक अनुश्रुतियों का सकलन किया । 
तत्पश्चात्‌ उनका ध्यान ऐतिहासिक काव्यों, रास अन्थों, वार्ताओं ओर 
शिलालेखों की छानवीन में लगा ओर उस समय के रजवाड़ों के 
पोथीखानों में सुरक्षित बहुमूल्य सामग्री को वे प्रथम बार प्रकाश में 
लाये। विलक्षण तल्लीनता, परिश्रमशीलता श्र एकनिष्ठ सकल्प की 
शक्ति से-जो महापुरुषों के स्वाभाविक गुण ईँ-श्री फावेस ने गुजरात- 
सीराष्ट्र के प्रादेशिक इतिहास का एक भव्य प्रासाद खडा किया । वह्द 
स्रोत आज तक श्लाघनीय कहा जा सकता है । जिस जनता को उन्होंने 
हृदय से प्यार किया था, उस गुजराती लोकमानस ने श्री फार्यंस के प्रति 
सदा अपनी भश्रद्धाक्नलि अर्पित की है ओर उन्हे गुजरात के भोज के रूप 
में स्मरण किया है। श्री टॉड ने राजस्थानी इतिहास के लिए, श्रीऑरल 
स्टाइन ने काश्मीरी इतिहास के लिए ओर श्री ऐटकिन्सल ने हिसाचल 
प्रदेश के इतिहास के लिए जेसा मौलिक अनुसघान कार्य किया, कुछ 
वैसा ही साहित्यिक साका श्री फाेस ने शुजरात-सौराष्ट्र के लिए किया । 


( एए ) 

भारतवषें विशाल देश है। उसके इतिहास की सामग्री का देश 
ओर काल मे अपरिमित विस्तार है। बिगत सो वर्षो में ऐतिहासिक 
अनुसधान के अनेक झुफल प्रगट हुए है । पुरातत्व-विषयक खोज, 
सस्कृतसाहित्य के अध्ययन और प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य और 
अनुश्रुति की छान बीन के फलस्वरूप ऐतिहासिक सामग्री का विशाल 
खुमेरु प्रेत ही सामने आगया है । राई-राई करके इस पवेत का भव्य 
रूप सम्पन्न हुआ है । इतिहास अब राजनीतिक घटनाओं या राजकर्ता 
छत्रों की नामावत्ती या तिथिक्रम निश्चित करने तक सीमित नहीं रहा। 
अब इतिहासलेखन के महान्‌ काये मे सांस्कृतिक जीवन के अनेक पक्त 
सम्मिलित होगये हूँ जिनके यथार्थ उद्घाठन से हो कोई अर्वाचीन ऐति- 
हासिक अपने विषय के प्रति न्‍्याय कर सकता है। अब भारतीय इति- 
हास की रचना में दो काये महत्वपूरों हैं, एक तो राजनीतिक चशावली 
या तिथिक्रम का ठाठ खड़ा करना, इसके अतिरिक्त सामाजिक, आशिक, 
धार्मिक,प्रशासनिक एवं कला-विषयक जातीय जीवन का समग्र रूप प्रस्तुत 
करना, जिसके द्वारा इतिहास विजडित घटनाओं की ठठरी न होकर 
जीवित-जाम्रत्‌ रूप में हमारे सामने आ सके ओर उससे मानवीय भावना 
ओर कमे के वहुमुखी सूत्र एक दूसरे से गु थे हुए स्पष्टता से परिलक्तित 
हो सकें | इस दृष्टि से इतिहास-लेखतल ने एक उच्च कला का रूप 
ले लिया है । सानव जाति जिस आदर्श से अनुप्राशित और प्रेरित होती 
है, उसका विवेचन ऐतिहासिक का कर्तव्य हो जाता हैः और यह फल- 
प्राप्वि सांस्कृतिक इतिद्दास की सूक्ष्म एव मार्मिक ऊहापोह से ही सम्भव 
हो सकती है । भारतीय इतिहास-लेखन के क्षेत्र मे सांस्कृतिक इतिहास 
रचना के लिए अब समय परिपक्व है। 'समन्धय” भारतीय इतिहास 
ओर संस्कृति का वीज़मंत्र है | अनेक-रूपता या विविघता 


(४ए) 
हमारे राप्ट्रीय जीवन का तथ्य है । अनेक जन, अनेक धममे, अनेक भाषा, 
सब प्रकार की विविधता या तानारूपता प्रकृति के विधान के स्वरूप 
भारतवर्ष को प्राप्त हुई है, इस सचाई सेहम विमुख नद्ठीं बन सकते । 
किन्तु भारतीय सानव इस विविघता से अस्त या भयग्रस्त नद्दीं हुआ । 
उसने अपने हृदय का रस इस नानाभाव में उंडेल दिया ओर बुद्धि 
के द्वारा अनेकता में छिपी हुई एकता को दूढ लिया। यह्दी भारतीय 
सस्कृति का निचोड़ है, यही भारतीय मानव की शाश्वती विजय हे ! 
भूतों के नानात्व में देवत्व की एकता का दर्शन, यही भारत का सांस्‍्क- 
तिक सूत्र है । समन्वय, सप्रीति, सहिष्यगुता, सांस्कृतिक जीवन का स्प॒राज्य 
इस ग्रकार की मनोवृत्ति से भारतीय मानव ने विशेष जीवन पद्धति और 
दृष्टिकोण का विकास किया । यह तथ्य अनेक सस्थाओओं के मूल में 
छिपा हुआ है । समन्व्रयात्मक जीवन के सवेष्टित सूत्रों की पहिचान 
श्रौर विवेचन से ही सारतीय इतिहास का रसमय पक्ष सममा जा 
सकता है जिसके निर्माण में युग-युग तक मानवों के सर्वोत्तम कमे ओर 
विचार समर्पित होते रहे | धमे, साहित्य, दर्शन, अथशास्त्र, राजनीति 
आदि के त्षेत्रों में भारतीय सानव का जितना पारस्परिक पार्थक्य है, 
उससे कहीं अधिक वह ऐक्य है जिसके कारण उनके जीवन एक दूसरे 
के साथ लिपटे ओर गुथे हुए रहे हैं। कौन देवता कहां जन्मा ओर कहां 
तक फेल गया, इसकी जन्‍्मकु डली पढने लगें तो धार्मिक आदान- 
प्रदात की विचित्र कथा सामने आने लगती है । खंडन ओर निराकरण 
यहां के लोकमानस को मन्त-पूतत नहीं हुआ; अपनी अपनी रुचि के 
अनुसार प्रहण ओर चुनाव ही यहां सबको रुचा है। समन्वय ही 


भारतीय इतिहास के समुद्रसन्धन से उत्पन्न कोस्तुम रत्न है । यही यहां 
का राष्ट्रिय दृष्टिकोण है। 


( एशां) 

हमारा अभिप्राय यह है कि भारतीय इतिहासदर्शन के इस 
मूल सूत्र को एक बार सममत लिया जाय तो देश के सास्क्ृतिक इतिहास 
निर्माण का महत्व, उसकी आवश्यकता और उद्देश्य स्पष्ठ हो जाते हैं । 
आज इसी श्रकार के इतिहास की प्रतीक्षा हे जिसमे राष्ट्रिय जीवन की 
नाड़ी का सच्चा स्पन्दुन देखा जा सकेगा । किन्तु इस प्रकार के अखिल 
भारतीय सास्कृृतिक इतिहास की रचना तो अभी एक आदश ही है। 
उस चोटी तक पहुँचने के लिए कितनी ही सोपान-पक्तियों का निर्माण 
आवश्यक है | उनमें मुख्य प्रादेशिक इतिहासों की रचना है राजनी- 
तिक ओर सास्क्ृतिक, दोनों पक्षों की समस्त उपल््ध सामग्री के आधार 
पर बहुसख्यक प्रादेशिक इतिद्दासों की योजना भारत के राष्ट्रिय इति- 
हास का दृढ जगतो-पीठ सिद्ध होगा जिसके ऊपर ह्वी इतिहास के अधि- 
देवता का भव्य प्रासाद खड़ा किया जा सकेगा । काश्मीर से सिंहल और 
सिंध से प्राग्ज्योतिप तक के भौगोलिक विस्तार मे अनेक क्षेत्र या जातीय 
भूमियों या जनपदों को आधार बनाकर प्रादेशिक इतिहासों की मौलिक 
सामग्री की व्याख्या, क्रमानुसार व्यवस्था ओर अरथापन आवश्यक है। 
इस काये में स्थानीय अनुश्र ति, कलासबधी सामग्री, शिलालेख, मुद्रार्ये, 
स्थानीय वांज्रमय-इस सामग्री का विशेष उपयोग करना होगा जिसे उसी 
क्षेत्र में रहकर सकतित करना होगा। श्री फाबेस ने अपनी अन्तः- 
प्रेरणा से इस प्रकार के काये की एक कड़ी सफलता पृर्बेक सम्पादित 


की । बह्दी उनका प्रण्त्त “रासमाला” के रूप में प्राप्त है । 


इतिहास के अनुशीलन से बिदित होता है कि उदय ओर ह्ास 
का चक्र अमणशील है । 'तीचेगेच्छ॒त्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण' 


कवि का यह महावाक्य मानवीय इतिहास का नियामक है । भारत जेसे 
सहान्‌ देश मे कभी कहीं विशेष गौरव का युग आया, कसी कहीं | 


(हा ) 


गुजरात के विशेष अभ्युद्य का युग सेत्रक वश और चालुक्य वश के 
राज्यकाल हैं। इसी वश के राजाओं के अलुक्रम से 'रासमाला' मे 
गुजरात के इतिहास का व्योरा दिया गया है । इस तिथिक्रम के लिये 
' इतने स्रोत उपलब्ध हँ--(१) मेरुतु गकुत प्रबन्धचिन्तामरिश (२) 
भेरुतु गकृत विचारश्रेणि या थेरावली, (३)-(४) श्री रामझृष्णगोपाल 
भण्डारकर को प्राप्त दो वशावलियां, (४) श्री माधवक्ृष्ण शर्मा को 
प्राप्त तशावली, (६) श्री भाऊ दाजी को प्राप्त वंशावल्ी, (७) अबुल 
फजल कृत आईल अकबवरी | इन में परस्पर मतभेद भी है । किन्तु सब 
पर तुलनात्मक विचार करके श्री अशोककुमार मजूमदार ने अपने 
अ्रयावधिक चालुक्यवशीय इतिहास में निम्तलिखित कालगणना 


- निश्चित की हे । 


चालुक्य वेश 


” ९. मूलराज (पत्ती साधवी) 
२. चामुण्डराज 
३. चवल्लभराज (छह मास राज किया) 
४. दुलेभराज 
४. भीमदेव प्रथम (पत्नी उदयमती) 
६. कर्ण सोलकी (पत्नी मयणल्लदेवी) 
७, जयसिंह सिद्धराज 

प. कुमारपाल (पत्नी भूपाला देवी) 

६. अजयपाल (पत्ती नायकी देवी) 

- १०. मूलराज द्वितीय 
११. भीमदेव द्वितीय (पत्नी सुसल्ादेवी) 

(भोल्ो भीम) 
” १२. त्रिभु॒वनपाल देव 


विक्रम सबत्‌ ६६८-१०४३ 


9) 


१ 


१०५३-१०६६ 
१०5६ 

२०६६-१०८० 
१०८०-११२२ 
११२२-११५० 
११५०-१२०० 
१२००-१२२६ 
१२२६-१२३२ 
२२३२-१२३०५ 
१२३५-१ श६८ 


१२६८-१३०२ 


( शा ) 
बापेला वंश 


त्रिभुवनपात्न ने केवल चार वर्ष राज्य किया। उनके वाद पढ्ट 
पर बाघेला वश की स्थापना हुई जिसकी पांच पीढ़ियों के नास 
इस अकार हूँ -- 


१. बीसलदेव विक्रम संवत्‌ १३०२-१३ १८ 
२. अजु नदेव ». 9. १३१८-१३३१ 
३. राम (केवल कुछ मास राज्य किया). ,, » ११३१९ 

४9. सारज्नदेव ४. 9. १३३१९-१ ३४३ 
४ कर्णदेव द्वितीय 9». 9. १३४३-१३६० 


इनमें से अधिकांश राजा साहित्य ओर सस्क्ृति के अनन्‍्य 
लपासक थे । प्रसिद्ध जेनाचायें श्री हेमचन्द्र कुमारपाल के समकालीन 
थे। इस युग में कथाच्ेखक, प्रचन्धकार, नाठकाचाये, कबि आदि की 
बाढ़ सी आ गई थी । देवालयों में नाठकों का अभिनय हुआ करता था। 
चस्तुपाल जैसे घनिक ने स्वय 'नरनारायणानन्द” नामक नाठक की 
रचना की । इस युग के ज्गभग तेतीस नाटक ज्ञात हैं | इन में जयसिंह 
कृत 'हम्मीरमदमदन' और यशःपाल कृत 'मोहराजपराजय” पसिद्ध 
हूँ । हमचन्द्र का दूयाश्रय महाकाव्य, काव्य और इतिहास की दृष्टि से 
विशिष्ट रचना है | इसके प्राकृत भाग में कुमारपाल के चरित्र का वर्णन 
है । हेमचन्द्र कृत सिद्ध हैमशब्दानुशासन आठ अध्यायों भें समाप्त 
महाव्याकरण है जो सिद्धराज जयसिह कां साहित्यिक स्मारक कहा 
जां सकता है । इस पर आचाये ने 'अष्टादश सदस्त श्लोकात्मक बृहद- 


( 5) 
वृत्ति की रचना-की | कहते हैँ कि इस पर चौरासी सहस्त श्लोकों का एक 
महान्यास भी रचा गया था । देसचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि, देशी- 
नाममाला, अनेकार्थसंग्रह नामक कोपग्रन्थ, काव्यानुशासन नामक 
अलकारपन्थ ओर छन्दोनुशासन नामक छुन्दोग्रन्य की भी रचना 
की | तीथझ्कुरों के चंरिंत के रूप में उनका महाम्र॒न्थ त्रिपष्टिशलाका 
पुरुपचरित दे। चोरासी बषे की विशिष्ट आयु तक (वि० सं०.११४४- 
१२२६)हेमचन्द्र साहित्यिक रचना करते रहे। इसी युग में सोमप्रभाचाये 
प्रसिद्ध विद्वान हुए। सुमतिनाथ चरित, सूक्तिमुक्तावली और कुमारपाल- 
प्रतिबोध (वि० स० १२४१) उनकी प्रसिद्ध रचनाए' हैँ। सोडढल कृत 
उदय सुन्द्री कथा गद्य कान्य की प्रीढ़ रचना है। वस्तुपाल ओर तेज - 
पाल नामक दो बन्धु गुजरात के धनकुवेर हुए हैँ। उन्होंने अपरिमित 
धन व्यय करके अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया । उनका कात्र्य 
साहित्य पर शअ्रत्यघिक अनुराग था ओर वे विद्वजननों ओर गुणीजनों 
को मुक़हस्त होकर दान देते थे। थे वाघेल ॥ब्रश की दक्षिण: भुजा-थे-। 
उन्हीं की सस्क्षकता में सोमग्रभ ने काव्य रज्नन्ना कीं थी-। कीर्तिकौमुदी 
यद्यपि चालुक्य वंश का. इतिहास, छै, किन्तु उसमें सोमेश्चर का 
मुख्य ध्येय वस्तुपाल की कीर्ति का वखान करना है । सोमेश्व॒र का दूसरा 
काव्य सुरथोत्सव है जिसमें सुरथराजा के व्याज से भीमदेव द्वितीय 
या भोलोभीम के चरित्र का चित्रण हुआ ज्ञात होता है। उसी के राज्य- 


काल में यह लिखा गया । उदयप्रभसूरि द्वारा रचित झुकृतकीर्ति- 
कल्लोलिनी वस्तुपाल की शत्रु जयनयात्रा के अवसर पर उसके पुण्य- 
कार्यों की प्रशस्ति के रूप में लिखी गई। इसी कवि ने वस्तुपाल की 
प्रशंसा में धमोम्यद्य या संघाधिपतिचरित्र महाकाव्य की भी रचना 
की । बस्तुपाल तेजःपाल के गुण-बरणन के लिये ही अरिसिंह ने सुकतर 


(पाएं ) 
वाघेला वंश 


त्रिभुवबनपाल ने केवल चार वर्ष राज्य किया। उनके वाद पढ्ट 
पर बाघेज्ञा वश की स्थापना हुई जिसकी पाच पीढ़ियों के नास 
इस प्रकार हैं -- 


१. बीसलदेव विक्रम संचत्‌ १३०२-१३१८ 
२. अजु नदेव ». 9. १३१८-१३३१ 
३. राम (केवल कुछ मास राज्य किया). ,, » १३३१ 

७. सारद्धदेव ». 9. १४१३१-१३४३ 
४, कर्णदेव द्वितीय ?. 9. १३४३-१३६० 


इनमे से अधिकांश राजा साहित्य ओर सस्कृति के अनन्‍्य 
डपासक थे । प्रसिद्ध जैनाचाये श्री देसचन्द्र कुमारपाल के समकालीन 
थे। इस युग में कथाज्षेखक, प्रश्नन्धकार, नाटकाचाये, कवि आदि की 
बाढ़ सी आ गई थी । देवालयों में नादकों का अमिनय हुआ करता था। 
बसस्‍्तुपाल जेसे धनिक ने स्वयं 'नरनारायणानन्द” नामक नाटक की 
रचना की | इस युग के लगभग तेतीस नाटक ज्ञात हैं । इन में जयसिंह 
कृत 'हम्मीरमदसदन” ओर यशः:पाल कृत 'मोहराजपराजय” असिद्ध 
हूं । हमचन्द्र का दुयाश्रय महाकाव्य, कानन्‍्य और इतिहास की दृष्टि से 
विशिष्ट रचना है । इसके प्राकृत भाग मे कुमारपाल के चरित्र का वर्णन 
है। हेसमचन्द्र कृत सिद्ध हेमशव्दासुशासन आठ अध्यायों में समाप्त 
महाव्याकरण है जो सिद्धराज जयससिह कां साहित्यिक स्मारक कहा 
जो सकता हैं । इस पर आचाये ने अष्टादश सदसत्र श्लोकात्मंक बृहदू- 


( 5) 
वृत्ति की रचना-की | कहते हैँ कि इस पर चौरासी सदख्र श्लोकों का एक 
महान्यास भी रचा गया था। हेमचन्द्र ने अभिघानचिन्तासणि, देशी- 
नाममाला, अनेकाथसंग्रह नामक कोपग्रन्थ, काव्यानुशासन नामक 
अलकारमन्थ और छन्दोनुशासन नामक छन्दोग्रन्थ की भी रचना 
की | तीथथकूरों के चंरिंत के रूप में उनका महाग्रन्थ त्रिपष्टिशलाका 
पुरुषचरित हे । चोरासी वे की विशिष्ट आयु तक (वि० सं० ११४४- 
१५२६)हेमचन्द्र साहित्यिक रचना करते रहे। इसी युग में सोमग्रभाचाये 
प्रसिद्ध विद्वान हुए। सुमतिनाथ चरित, सूक्तिमुक्तावली और कुमारपाल- 
प्रतिबोध (वि० स० १२४१) उनकी प्रसिद्ध रचनाए' हैं । सोडढल कृत 
उदय सुन्दरी कथा गद्य काव्य की प्रीढ रचना है । वस्तुपाल ओर तेज - 
पाल नामक दो चन्धु गुजरात के धनकुबेर हुए हैं। उन्होंने अपरिमित 
धन व्यय करके अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया । उनका काज्य 
साहित्य पर अ्रत्यधिक अनुराग था ओर वे विद्वज्ननों ओर गुणीजनों 
को मुफ़हस्त होकर दान देते थे। वे वाघेल ।त्रंश की दक्षिण: भुजांथे-। 
उन्हीं की सस्दकता में सोसअभ ने कान्य रज्नन्ता कीं थी-। कीर्तिकोमुदी 
यद्यपि चालुक्य वश का . इतिहास है, किन्तु उसमें सोमेश्वर का 
मुख्य ध्येय वस्तुपाल की कीर्ति का वखान करना है । सोमेश्वर का दूसरा 
काव्य सुरथोत्सव है जिसमे सुरथराजा के व्याज से भीमदेव ह्वितीय 
या भोलोभीम के चरित्र का चित्रण हुआ ज्ञात होता है। उसी के राज्य- 
काल में यह लिखा गया । उदयप्रभसूरि द्वारा रचित सुकृतकीर्ति- 
फल्लोलिनी वस्तुपाल की शत्रुजय-यात्रा के अवसर पर उसके पुण्य- 
कार्यों की प्रशस्ति के रूप में लिखी गई। इसी कवि ने वस्तुपाल की 
प्रशसा में धर्माभ्यद्य या संघाधिपतिचरित्र मह्काव्य की भी रचना 
की । बस्तुपाल तेजःपाल के गुण-वर्णन के लिये ही अरिसिंह ने सुकत- 


पाल 


(<) 
सकीतेन नामक महाकाव्य सं० १२८५ में लिखा । इसके पहले से में 
चापोत्कद या चावड़ों का ओर दुसरे में चाल्ुक्यों का इतिहास त्ररणित हे, 
शेष नो सर्गो में इन्हीं दोनों भाइयों के सतकारयों का वर्णन हुआ है । 
वस्तुपाल की सरक्षकता में काये करने वाले जयसिंहसूरिकृत हम्मीरमद्‌ 
सदेन नाठक में चालुक्य इतिहास की मूल्यवान्‌ सामग्री है। इसकी 
रचना वि० सं० १२७६ से १५८६ के बीच में हुई और इसमे मुद्दम्मद 
गोरी की पराजय का ऐतिहासिक वर्णन है । वस्तुत चाल्लुक्य--वाघेलों 
के स्रणं युग में गुजरात में जो विस्तृत साहित्य-रचना हुई उसका 


पूरा विवरण अभी अनुसंघान का विपय है । उस विविध साहित्य का 
समुचित प्रकाशन भी किसी ससस्‍्था को हाथ में लेना चाहिए । ६8 


चालुक्य थुग में मन्दिर-स्थापत्य, चित्रकला, और काष्ठशिल्प 
की भी अत्यधिक उन्नति हुई । चालुक्य शैल्ली के सन्दिरों का स्थापत्य 


विशेष अनुसधान की अपेक्षा रखता है । विशेषत सध्यकालीन शिल्प- 
प्रन्‍्थों के सोथ उनका सांगोपांग अध्ययन करने योग्य हे । मूलराज 
प्रथम ने पाठटण में 'मूलराजबसहिका' और 'मुजाल देव स्वामी? के 
सन्दिर का निर्माण कराया। इस युग में गुजरात के सच्चे ताथ भगवान्‌ 
सोमेश्वर या सोमनाथ साने जाते थे। राजा ओर प्रजा दोनों दी 
सोमनाथ के चरणों में मस्तक नवाते थे। मेरुतुग के अनुसार मूलराज 
प्रति सोमवार को सोमनाथ के दशेन के लिए जाया करते थे | फिर 
उन्होंने मण्डली में मूलेश्वर महादेव के मन्दिर का निर्माण कराया। 


मेरुत॒ग के अनुसार मूलराज ने अणहिलवाड़ा में 'त्रिपुरुष मन्दिर! की 
स्थापना की और उसके लिए पूजासामग्री और पुजारी का समुचित 
प्रबन्ध किया । सम्राद्‌ चामुण्डराज ने “चन्दुनाथ' और “चाचिणीश्वर! 





# इसके लिए देखिए चोदरवें प्रकरण के अन्त में विशेष शातव्य टिप्पणी | 


(उप) 
सामक दो मन्दिर बनवाये। भीसदेव प्रथम के दण्डनायक विसल ने 
आदयू पर ऋपभनाथ के लिए वि० १०८८ में 'विमलवसहिका' का 
निर्माण कराया। वहीं पीछे स० १२८७ में तेज-पाल ने अपनी पत्नी 
अनुपसा देवी के पुण्याथे नेमीनाथ के भव्य सन्दिर का निर्माण कराया । 
भीम प्रथम का निजी यशस्त्री काये सोमनाथ मन्दिर का निर्माण था। 
अणहिलपाटक से १८ मील दक्षिण में पुष्पतती नदी के वाए' किनारे 
पर स्थित सोढ़ेरा स्थान का दिव्य सूर्य सन्द्रि भी भीमदेव प्रथम के 
समय मे ही किसी काव्यानुभूति-सम्पन्न शिलपी ले बनाया था। भीस 
की पटरानी उदयमती ने राजधानी में एक वापी का निर्माण कराया जो 


रानी की बाब' के नाम से प्रसिद्ध है ओर गुजरात भर में अनुपम 
चात्र है। 


भीम के उत्तराधिकारी कण ने आशापल्ली में 'भमिल्लदेवी 
कोछरचा' का और “कर्णेश्वर शिव” के मन्दिर का निर्माण कराया। 
राजघानी पाटण में भी कणे ने 'कर्णंसेरः रामक देवालय वनवाया। 
उसके बाद सिद्धराज जयसिंद् ने सिद्धपुर में 'रुद्रमहाकाल” नामक 
अतिविशाल शित्र सन्द्र की स्थापना की | इसे ही लोक में. 'रुद्रमाल' 
ओर तत्पश्चात्‌ 'रुद्रमह्ालय' की संज्ञा प्राप्त हुईं। पूर्वाभिमुखी मन्दिर 
सरस्वती नदी के तठ पर स्थित था और उसके चारों ओर एकादश रुद्रों 
के ग्यारह मन्दिर और थे। जब सिद्धराज ने मालवा के परमार नरेश 
यशोवमेन्‌ पर पूणे विजय प्राप्त करके उसे बन्‍्दी बना लिया, तब 
उज्लयिनी के भगवान महाकाल की अनुकृति पर उन्होंने सिद्धपुर तीथे में 
रुद्रमहाकाल के भव्यदेवप्रासाद की कल्पना को मूतेरूप दिया। सिद्धराज 
ने राजघानी अणहिलपाटक की शोभावृद्धि के लिए सहख्नलिंग- 
सरोवर का निमोण कराया जो अपने ढग का अद्वितीय तीथे था | इसके 


( या ) 


चारों तट मन्दिरों से भरे हुए थे। चालुक्य सम्राट शैव मतानुयायी थे। 
कुमारपाल ने हेमचन्द्र के श्रभाव से जैन धर्म के प्रति विशेष भाव प्रकट 
किया, किन्तु वेरावल लेख में उसे “माहेश्वर नपाग्रणी” कहा गया है। 
दृव्याश्रय काव्य के अनसार उसने सोमनाथ सन्दिर का प्रतिसस्कार 
कराया । हेमचन्द्र का कहना है. कि कुमारपांल ने 'केदारनाथ शिव” ओर 
'छुमारपालेशवर शिव! के मन्दिर बनवाए थे। भीमदेव ह्वितीय ने 
सोमनाथ के शिवमन्दिर में 'सोमेश्वर मण्डप” का निर्माण कराया 
मिसका विशेष नाम 'सेघध्वनि या मेघनाद' था। 


न केवल देव-प्रासाद, वरन्‌ वापी, कप, सरोवर, मठ, दानशाला, 
तोरण, प्रपा, मंडप, आपण या हृट्ट आदि अनेक प्रकार के सबे- 
जनोपयोगी स्थापत्य कार्ये चाल्ुक्य सम्राठों के प्रश्नय में लगभग तीन 
सो वर्षों तक निर्मित होते रहे जिन्होंने गुजरात की भूमि को स्वेथा 
सौन्दर्य से मंडित क्र दिया । सम्रार्दों की देखादेखी उनके मत्री,सामन्त, 
अधिकारी श्रेष्ठी भी इस सौन्दर्य यज्ञ मे भाग लेते रहे। गुजरात के 
श्रेष्ठी जगड़शाह् (जगद्देव) की एक सौ बारह दानशालाओं की किंवदन्ती 
इस दोहे में सुरक्षित हैः- 


नीकरवाली मणिश्नढ़ा, तेद्दि अग्गिला च्यारि। 


दानसाल जगड़तणी, फीरति कलिहि मम्कारि॥ 
क 5&5ट- पे 


» अथोत्‌ साला (नोक्रवाली) के दानों (मशिश्ढ़ा) में चार और 
जोड़कर जो एक सौः खारद झुंझ्या (होवी है, . उतनी दानशालाओं से 
जगड्ूशाह की कीर्ति कलियुग सें फैली। -> ,+- _ 


गुजरात के सांस्कृतिक इतिहास की कथा अत्यन्त रोचक है । 


(जया ) 

'रासमाला' के विद्वान लेखक ने अपने अन्तिम अध्याय में उसका छुछ 
सकेत दिया है । किन्तु घस, दशेन, साहित्य, कला, चित्र, स्थापत्य, 
सामाजिक जीवन, रहन सहन, व्यापार, उद्योग धन्धे आदि के बहुमुखी 
क्षेत्रों में मध्यकाल्लीन गुजरात के विलक्षण ओर प्रभूत सजनकायें का 
लेखा जोखा सांस्कृतिक इतिहास की शतसाइस्री सह्दिता के रूप मे द्वी 
समा सकता है ।इस युग में गुजरात के 'छापल' या छपे वस्त्रों की कीर्ति 
संसार भर में फेली हुई थी। उनके कुछ नमुने मिश्र देश की पुरानी 
राजधानी 'फुजनात! में वालू के नीचे दबे हुए पाए गये हैं। अरब देशों 
के व्यापारी उस तिजारत में भाग ले रहे थे। वहां के भुगोलवेत्ता 
यात्रियों ने राष्ट्रकूट वल्लभुराज को बल्ह्वार कॉकण को कुमकुम तथा 
गुजर प्रतिहार को हरज लिखाया अब उन नामों के ब्रिगडे हुए रूपों को 
हम वैसा पढ़ पाते हैं। चालुक्यों के समय में भी भारत और पश्चिमी 
देशों की बह मैत्री जो मैत्रकों के युग में आरम्भ हुई थी चराबर वनी 
रही । उन अध्यायों की कथा भी कद्दने सुनने योग्य है । 'रासमाला' के 
रूप मे इतिहास निर्माण का जो काये आरम्भ हुआ था, आशा है भविष्य 
में उसका उचित जिस्तार होता रहेगा । 


श्रावणशुक्ला पूर्णिमा बासुठेव शरण अग्रवाल, 
सवत्‌ २०१५ वि० । काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


सम्पादक का वक्तव्य 


अलेंक्जेंग्डर किनलेंक्‌ फावेस रचित रासमाला के प्रथम भाग 
के हिन्दी अनुवाद का उत्तराद््य प्रकाशित हो रहा है । इस भाग के 
प्रथम सात प्रकरण तो पृत्राद्ध मे छप चुके हैं और आठवें से पन्द्रहवे 
प्रकरण तक का मुद्रण प्रस्तुत पुस्तक में हुआ है. । इस प्रथम भाग की 
समाप्ति के साथ द्वी गुजरात के इतिहास के स्वर्णयुग की गाथा 
चापोत्कट बंश के उदय और अस्त एवं बाघेलावश की विगत के साथ 
समाप्त हो जाती हे । 


फार्बेस साहब कोरे इतिदह्दासकार नहीं थे | जहां उन्होंने शित्ा- 
लेखों, ताम्रपट्टों, राजकीय कागज पत्रों और अन्य आधारों पर ऐतिहासिक 
तथ्यों की छानवीन की हे वहां काज्यों, रासों और अजुभ्रुतियों आदि के 
ललित पक्ष को भी नहीं छोड़ा है । प्रस्तुत पुस्तक में जगद्ेव परमार ओर 
रा! खगार की वाताए उनकी इसी अभिरुचि का परिचय दे रही हैं। 
भारतीय महान्‌ आदशों के पालन हेतु कष्टों ओर मृत्यु का सहर्ष 
आलिद्डन करने की पवित्र परम्पराएं सहृदय फाबेस के हृदय को रसा- 
प्लुत किए विना न रहीं और उन्होंने इन सरस वार्ताओं को अपनी 
कृति का अंग वना लिया | गृह-कलह की विषारिनि में भस्मसात्‌ होने 
से बचाने के लिए गृह एवं राज्य का सहपे परित्याग करके पौरुप-प्रिय 
जगदे व ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के मार्ग का अनुसरण किया | 
इसीके परिणाम-स्वरूप उसका तप्तकाझ्न के समान उद्दीप्त व्यक्तित्व 


( 5९ ) 


निश्वर आया ओर बह गुजरात तथा राजस्थान में प्रचलित कितनी ही 
लोककथाओं का नायक वन गया। (१) लझ्ढट शवर की प्रणतिभइ्ठ में 
दृढब्रत जनकजा के चरणयुग्म का अनुकरण करते हुए ही वीररसणी 


सोरठी राणक देवड़ी ने गुजेरेश्वर जयसिंह के सर्रस्वापेण॒-पुरस्सर 
अमुनय को ठुकरा कर पति का अन्ुगमन किया। ऐसे ही उद्ात्त चरित्रों 
से भारतीय कथानकों की शतसाहस्त्री ओत-प्रोत्त है | 


सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीसदेव ट्वितीय ओर मत्रिवर 
वस्तुपाल तेजपाल के व्यक्तित्व ओर चरित्र भी गुजरात की ऐतिद्दासिक 
चरित्रमाला के परम समुज्ज्यल रत्न हैँ जिनकी आसा से एतदशीय 
गर्वोच्तित गोरबंगिरि सतत भासमान है| विशुद्ध ऐतिहासिक तथ्यों के 
अतिरिक्त इनसे सम्बद्ध साहित्यिक एव लोक ऋृतियों में से चित्ताकपेक 
प्रेरक कथाओं को स्वय फार्वसंस साहव, गुजराती अजुवादक ओर इन 
पंक्षियों के लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में यथावसर उक प्रकरणों में 
ससावेशित करने का प्रयत्न किया है कि जिससे पाठक का सन 
ऊब न जाय | 


तेरहवें प्रकरण में मूल लेखक ने भारतीय सस्क्ृति के जो तत्का- 
लीन चित्र अंकित किए हैं वे सहज रमणीय हैं. । देवदुर्विलास से 
परास्त ओर त्रस्त होकर बैठ न रहने वाले साहसेकप्रिय पुर्र्निसाणरत 
भारतीय मानव के प्रति विदेशी लेखक ने जो श्रद्धाभावना व्यक्त की है 
वह वास्तव में हमारे लिये गोरव की वस्तु है । इसके अतिरिक्त भी 





(१) जगदेव के दिपय में ऐतिहासिक जानकारी के लिए. देखिए श्री 
री रत र्‌ 
सादूल राजस्थानी रिनिच ईम्टीव्यूट से प्रकाशित राजस्थान भारती के भाग ४ 
अक्त '४में डॉ० दशरथ शर्मा का लेस 'त्रिविधववीर जगह व! 


(जणां ) 

भारतोय रहन सहन, वेषभूपा, विश्वास, सान्‍्यत्रा, कला, साहित्य और 
तिर्माण-भात्ना को सजीव मरॉकियां रासमाल्षा के प्रत्येक प्रकरण में 
देखने को मिलती हैं जिनका अनुशीलन अपने आप मे पूर्ण अध्ययनीय 
विषय है । 

जैसा कि पूर्वाद्ध के पत्र प्रष्ठों में निवेदन कर चुका हैँ, प्रस्तुत 
अनुवाद ऐतिहासिक अध्ययन के उद्द श्य से नहीं किया गया है । 
विचार यही रहा कि फाबबंस जैसे विद्वान की इस देश के विषय में जो 
कुछ घारणाए बनीं ओर एतदेशीय विविध सामग्री का सकलन कर 
उन्हंने इतिहास लेखन को जो नया सोड़ दिया उस का हिन्दीभाषी जनों 
में से उन लोगों को परिचय मिल जाय जिनकी मूल ग्रन्थ तक पहुँच 
न हो। साथ हो विविध उपायों से दिनों दिन समृद्ध हो रहे हिन्दी के 
भण्डार में इस प्रकार के ग्रन्थ का अनुवाद उपलब्ध न होना भी एक 
खटकने वाली वात थी | यही समम कर यह प्रयास क्या गया। 


प्रस्तुत अनुवाद 'रासमाला' के श्री एच. जी. रॉलिनसन द्वारा 
सम्पादित और ऑक्सफोडे यूनिवर्सिटी प्रेस से १६२४ ई० में प्रकाशित 
सस्करण से किया गया है । तदनन्तर दीवान बहादुर रणछोड़ भाई 
डद॒यराम के गुजराती अनुबाद के तृतीय सस्करण (१६२७ ई०) से 
टिप्पणियाँ उद्धव की गई । रॉलिनसन की प्रायः सभी सम्पादकीय 
टिप्पणियों का अनुवाद गुजराती अनुवादक ने कर दिया है ओर 
आवश्यकतानुसार यथास्थान अपनी अध्ययनपूर्ण टिप्पणियाँ सयोजित 
कर दी हैं । इसी परम्परा को अपनाते हुए मेंने भी प्राय सभी गुजराती 
टिप्पणियों को अपनी भाषा में रूपान्तरित कर दिया है और जहाँ कहीं 
मेरे कहने योग्य वात हुई वह भी कह दाली है ! वास्तव में, रॉलिनसन 


जा 


ओर रणछोड़भाई की टिप्पणियों मे तो अभेद सा द्वोगया है परन्तु 
पाठकों को मेरे स्वर की सिन्नता स्पष्ट ही विदित हो जायगी | बस्तुपाल 
अर तेजपाल के समय में जिस बिपुल साहित्य का निर्माण हुआ 
उसके विपय में गुजराती अनुवाद के समय तक बहुत सी चातें अज्ञात 
थीं। अत एबं इसकी जानकारी के लिए मैंने चौडहवयें प्रकरण के 
आगे 'विशेष ज्ञातव्य' शीर्षक टिप्एणी सयोजित कर दी हे जेसे गुजराती 
अनुवादक ने 'कुमारपाल विपयक विशेष वृत्तान्त' लिखा है| अनुवाद मे 
भी मैंने स्वतन्त्रता से ही काम लिया है। मूल अन्थ को पढ़ कर 
जैसा समझ में आया अपनी भापा में लिख डाला । इस प्रकार प्रस्तुत 
पुस्तक के रूप में मूल रचयिता, गुजराती अनुबादक ओर इन 
पक्तियों के लेखक के प्रयास सम्मिलित हैं। सच मिलाकर इसमे 
ऐतिहासिक जानकारी, साहित्यिक स्वारस्य, कथा-बातोंदि की रोचकता 
ओर पुरातत््वविषयक शोघ-सामग्री का समावेश अपने आप हो गया 
है । आशा है भारतीय पुरातत्त्व तथा इतिहास की शोध में सलग्न 
विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे । 

काशीविश्वविद्यालय के पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष आदरणीय 
डॉ. वासुदेव शरण जी का में विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अपने पिता श्री 
की अन्तिम सेवा शुश्रपा मे ज्यस्त रहते हुये भी इस पुस्तक फे लिए 
सारगर्भित भूमिका लिखने का अनुप्रद किया हे । प्रकाशक 
श्री उमराव्सिह 'मद्बल' के लिए भी छृदय से मद्जल कामना करता हूँ 
जिन्होंने प्री लगन ओर चाय के साथ इस पुस्तक की अनुक्रमणिका 
तैयार की ओर उत्साहप्चेक इसका प्रकाशन सम्पन्न किया। 

चहुरा का बाग, जयपुर ; 

विजया दुशमी, स. २०१४ विक्रमीय | गोपालनारायण 


विषय-सूची 


भूमिका 

सम्पादकीय 

प्रकरण आठवाँ 
जगदेव परमार की कथा 
प्रकरण नवाँ 

रा! खेंगार 

प्रकरण दसवॉं 
सिद्धराज 

प्रकरण ग्यारहवाँ 
कुमारपाल 

कुमारपाल विपयक विशेष वृत्तान्त 
प्रकरण बारहवाँ 


(अजयपाल वाल मूलराज और भीमदेव द्वितीय) 


अजयपाल 

वाल मूलराज 

भीमदेव द्वितीय 

प्रकाण तेरहवोँ 

अणदिलवाडा राज्य का सिंहावलोकन 
अकरण चोदहवां 


श् 


। हर 
॥सदडहाए 
झाए से ह़शाः 


१ से ५७ 


भप से ८६ 


६० से ११२ 


११३ से १६४ 
१६४ से २०६ 


२१० से २१६ 
२१७ से २२४ 
२२६ से २७४ 


२७४ से ३१३ 


(वाधेलाबंश, पस्तुपाल तेजपाल, आदू पर्चेत ओर चन्द्रावती के परमार) 


बघेला 

वस्तुपाल-ते जपाल 

आधू प्रेत 

चन्द्रावती के परमार 

बसस्‍्तुपाल तेजपाल विषयक विशेष ज्ञातव्य 
प्रकरण पन्द्रहवां 

राजा करे बाघेला 

परिशिष्ट 

अनुक्र भ णिका प्रथम भाग पूर्वाद 

(१) प्रन्थ और पअन्थकार 

(२) ऐतिहासिक व्यक्ति 

(३) ऐतिहासिक स्थान (नगर झ्राम इत्यादि) 
अलुक्र मणिका प्रथम भाग उतराद्ध 
(१) ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 

(२) ऐतिहासिक व्यक्ति 

(३) ऐतिहासिक स्थान (नगर ग्राम आदि) 


३१४ से ३१८ 
३१६ से ३२० 
३२१९१ से ११८ 
3३६ से ३४५ 
३४६ से ३४३ 


३४४ से ३६६ 
३७० से ३७६ 


३७७ स रेणथ० 
उप१ से ३६० 
३६१ से ३६७ 


शेध्प से ४०४ 
४०६ से ४१८ 
४१६ से धर८ 


प्रकरण 


जगदेव परमार की कथा (१) 
मालवा देश की धारा नगरी मे राजा उदयादित्य(२) राज्य करता था। 


(१) जगदेव परमार की कथा सजस्थान ओर गुजरात में लोक-कथा के रूप में 
प्रचलित है | जैसा कि प्रायः लोक्कथाओ में होता दी है, इसके पात्री और 
कथावस्तु में क्तिने ही में द दृष्टिगत होते है। क्तिने ही अंश स्थान ओर वक्तादि 
के भेदो के कारण प्रक्षिप्त एवं उत्िप्त हो गए हैं। इस कथा का राजम्थानी 
सस्करणा स्व० सूर्यकरुण पारीक द्वारा भम्पादित राजस्थानी वाता! नामक पुस्तक में 
नवयुग साहित्य मन्दिर, टिलली से प्रकाशित हुआ है | इस कथा का सबसे 
चमत्काग्पर्ण अश कमाली भाठ्ण को बजगदेंव द्वारा शीशदान का प्ररुग है] 
इसी की लेकर क्तिनी ही आख्यायिकाओं और लोक-रूपरों की सृष्टि हुई है 
जो विशेष अवसरो पर सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शित होते एव खेले जाते थे । 
राजस्थान में चिडावा निवासी नावूलाल रचित 'जगदेव क्वाली का ख्याल 
सुप्रचलित है । 

(२) उदयादित्य वी प्रशस्ति का एक पत्मय एपिग्रातिआा इस्डिका (,9. 280) 
में इस प्रकूर ऐ-- 

तयादित्यप्रतापे गतबति सदन स्वर्गिणा सर्ममक्ते 

च्याप्ता बरेव धान्ी रिपृतिमिरभरेम्मालिलोक्स्तटाभुव। 

विखस्तादोी निदल्योदभटरिपुति(मि)र खड़दण्टाशुलाले - 

सयो भाग्वानियोयदय तिमुदितननात्मोदयादित्यदेव ॥ 
भाषार्ध--ज्षिस प्रण्मर स्याम्त फे बाद समग्त प्ृष्दी पर अन्यव्गर छा जाता है 


२] [ रासमाला 


उसके दो रानियां थीं, एक तो बाघेला शाखा की ओर दूसरी सोलकी-बश 
की । बाघेली के रणघवल (१) नाम का एक राजकुमार था। राजा बाघेली 
को अधिक चाहता था और सोलकिनी को कम । सोलकिनी के भी एक 
पुत्र था जिसका नाम जगदेव था। जगदेव यद्यपि सांवले रग का था 
परन्तु था देखने में सुन्दर | रणघवल बड़ा था, इसलिये युवराज अथवा 
गद्दी का हकदार था। इन दोनों भाइयों मे दो वर्ष की छोट-बड़ाई थी। 


जब जगदेव बारह वषे का हुआ तो राजा ने मुदार नामक दास से 
पूछा, 'सोलकिनी का कोई पुत्र मौजूद है अथवा नहीं?” उसने उत्तर 
दिया कि उसके जगदेव नामक पुत्र है परन्तु बह दरबार में नहीं आता 
है। तब राजा ने कहा, 'ससार मे पुत्र से बढ़ कर कुछ नहीं है ।' यह 
कह कर उसने जगदेव को दरबार मे बुलवाया ओर वह्द उपस्थित हुआ । 


और प्रात काल पुन सूर्योदय होने पर प्रकाश फैल जाता है उसी प्रकार 
अपने खन्न दरडादि रूपी किस्ण-जाल से शज्रु रूपी अधेरे का नाश करते हुए 
लोगों के मन को मुदित करते हुए. उब्यादित्य रूपी सय॑ का घास में 
उदय हुआ | 


(१) कर्नल टॉड ने ( राजस्थान भाग २ रा ० १२०३ में ) जैसलमेर 
की ऐतिहासिक कथाओं में लिखा है कि, “राय धवल पँवार, धार के उदयादित्य 
का पुत्र ( अथवा वशज ) था | उसके तीन पुत्रिया थी जिनमें से एक तो जयपाल 
(अजयपाल) सोलकी को, जो सिद्धराज का पुत्र था उसको व्याही थी, दूसरी वीजराज 
भाटी की और तीसरी चित्तौड के राणा को । 


टॉड साहब ने ऐसा लिखा तो है परन्तु सिद्धराज के कोई पुत्र नहीं था। 
अजयपाल, जो कुमारपाल के बाद गद्दी पर बैठा था वह तो, उसका कोई सबधी 
था न कि पुत्र अथवा वशज। 


सिद्धराज के समय में जो जगदेव था वह भोज के क्रमानुयायी उदयादित्य 


जगदेव परमार ] [३ 


उसकी ऑगरखी मोटे कपड़े की थी, शिर पर एक साफा था जो 
अधिक से अधिक होगा तो एक रुपये का होगा, उसके हाथों ओर कानों 
में कोई आमृपण न था, कोरे थे । ऐसी ही दशा में उससे दरवार में 
आकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने उसको छाती से लगा लिया ओर 
अपने पास विठाया। उसकी पोशाक देख कर पूछा, 'पुत्र ! तुमने ऐसी 
पोशाक क्‍यों पहल रखी हे ?! ज़गदेव ने उत्तर दिया, “यह मेरे तप की 
कमी है। यद्यपि मेने एक शक्तिशाली राजा के घर जन्म लिया है 
परन्तु, महाराज के विशाल मालबा देश से सेर भर आटे का भी ढंग 
चेठना मेरे लिये कठिन हो रहा है। मेरी माता को आपने एक गांव दे 
रखा है--इसी से उसका गुजारा होता है और उसका प्रबन्ध भी वही 
करती है । तनसू गाव, यह नाम तो बडा है परन्तु इस गांव से आय 
चहुत कम होती है । इसी एक मात्र गांव की आय मे से खामे पीने, 
कपडे लत्ते, दास-दासियों, रथ बेल शआदि का खर्च चलाना पड़ता है 
ओर मेरी पोशाक का खचे तो इससे बाहर है ।” यह सुनकर राज़ा ने 
कोपाभ्यक्ष से कहा, 'अब से इसको दो रुपय प्रतिदिन दिया करो !! 
जगदेव ने कहा, महाराज ! जो कुछ आपने मुझे प्रदान किया है वह मैंने 
नतमम्तक द्लोकर स्त्रीकार कर लिया परन्तु, मेरी प्रतापशालिती मॉजी (?) 





का पुत्र था । प्रस्तुत क्या विशुद्ध “विचित्र कथा (लोक-क्‍्था) मात्र है। इसके 
आधार पर सिन्‍्ही ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं ज्ञाना चाहिए | 

लक्ष्मगठेव जञगठेव या भाई था जिसने अपने पिता के बाद 
सन १«८श से १३६०४ ई० नक राज्य क्या। दूसग भाई नस्र्म्मदेव उसके 
पीछे गही पर बठा उससा समय ११०४ से ११३३ ई० है 

(*) यहा बापेली सनी से तासय॑ है| मा का आदर यूलक शब्द माही 
है। पड़े चापवि या ध्पंग्य है । 


४] [ रासमाला 


की मुझ पर बड़ी कृपा है इसलिए में इसे न लूगा, जो कुछ मेरे 
भाग्य में लिखा होगा सी देखा जावेगा ।' फिर राजा ने कोषाध्यक्ष से एक 
रुपयों की थेली मेंगवाई ओर जगदेव को देकर कहा 'वत्स” | अच्छी 
पोशाक पहिनो ओर आराम से रदह्दो / इसके पश्चात्‌ जगदेव ने विदा 
मांगी ओर अपनी माता के पास आकर सब बृत्तान्त सुनाया तथा रुपयों 
की थैल्ली उसको सोंप दी । बाघेली का एक नौकर यद्द सब देख सुन रहा 
था। उसने जाकर सब हाल अपनी मालकिन को कह्दा। “आज 
राजा ने जगदेव पर बहुत प्रीतिभाव दिखलाया। उसको दो रुपये प्रति- 
दिन मिलने की आज्ञा दे दी तथा एक थेली भी प्रदान की है ।” रानी 
ने जब यह बात सुनी तो उसके शिर से पैर तक आग लग गई ओर 
उसने एक खबास को भेज कर राजा को बुलवाया । जब राजा आया तो 
उसने नमस्कार किया। वह गद्दी तकिया लगवा कर बेठ गया तो 
बाघेली ने लाल-लाल आँखें करके कहा “आज आपने दुद्दागन (१) के 
पुत्र को क्या क्‍या दिया ?” राजा ने उत्तर दिया 'सोलकिनी दुद्धागन है, 
परन्तु, उसका पुत्र मेरा पहला प्रीति-पात्र है । रणघवल टीकायत (बढ़ा) 
है इसलिये युवराज है ओर गद्दी का अधिकारी भी-परन्तु, जगदेव मेरी 
आंखों को अच्छा लगता द्वे-ब्रह्व एक अच्छा राजपूत निकलेगा ।' बाघेली 
ने कहा, वह काले मुह का है ओर उसका भाग्य भी काले अक्षरों 
से द्वी लिखा है-आप उसकी इतनी प्रशसा क्यों करते हैं ? थैली वापस 
मंगवा लो ! राजा ने उत्तर दिया, “यह तो मैंने प्रसन्न होकर उसे दे दी, 
अब, भविष्य में देने से पहिले तुस से पूछ लिया करू गा ।” 


(१) जिस रानी से राजा प्रसन्न रहता है वह सुहागन ( सौभाग्यवती ) 
“ कहलाती है और जिससे अग्रसन्न रहता है वह दुह्मगन (दुर्भाग्यवती) कहलाती है। 


जगदेव परमार ] [४५ 


उस समय उदयादित्य सांडूगढ़ ( मांडवगढ़ ) के राजा की नीकरी 
करता था। उन्हीं दिनों उसका पत्र आया कि वह जल्‍दी से 
जल्दी मांडूगढ़ चला आवे | राजा तुरन्त रवाना हो गया ओर दोतों 
राजकुमार घर पर रहे । जगदेव के साथी भले थे, उससे जब कोई मिलने 
आता तो वह उसका आदर सत्कार करता ओर भली सलाह दता। 
उसका रहने सहने का ढंग भत्ता ओर स्वभाव हसमुख था 
इसलिए लोग उसकी प्रशसा करते थे ओर लोक मे उसकी कीर्ति बढने 
लगी थी। रणघवल तो महल मे रहता था और जगदेब अपने घर 
पर । 

इस प्रकार दो बपे बीत गये। उन्हीं दिनों गौड़ देश के गाड़ बशीय 
राजा गभीर ने, जगदेव की कीति सुनकर अपने कुल पुरोहित तथा 
प्रधान को नारियल देकर घारानगर भेजा। उनके साथ एक हाथी, 
नी घोडे तथा जगदेव को देने के लिये सोने चांदी से मढ़ा हुआ नारियल 
था। जब वे लोग घारा नगर पहुंचे तो उनका सत्कार हुआ, रहने के 
लिए स्थान बताया गया तथा भोजन, घास, दाना आदि का प्रबन्ध कर 
दिया गया। गीड़ के कुलगुरु ने प्रधान से कहा, "हमारे राजा ने कुमार 
जगदेब को नारियल देने के लिए कहा है, आप उत्तको आसन पर 
विठाइये, में तिलक करके नारियल भेट करू गा।” इतनी बातचीत 
होने के बाद सभा विसर्जित हुई | रानी चाघेली बहुत भयभीत सी हुई । 
उन लोगों ने जाकर उससे कहा, 'नारियल तो जगदठेव का है।” तय 
बावेली ने क्रोध मे भरकर कहा, है देव, तू हमारे इस काले कोढ़िया को 
नारियल दिलाता है १ नारियल तो मेरे कु बर के योग्य है-आगन्तुऊों से 
जाकर कहो आर सममाओ कि नारियल रणघवल को भेट करे-में उन्हें 
प्रसन्न करूेंगी।” गोड छुलगुरु का नाम मसतुत्री था, उसके पास 


8 ] [ राममाला 


जाकर मालवा के कुलगुरु ने कहा, 'जगदेव तो दुह्मगन का छोकरा 
है-उसकी भरपेट अन्न भी नहीं मिलता । रणधवल युवराज है और 
इसकी माता पटरानी है इसलिये इसी को नारियल भेट करो ।” यह 
कहकर उसने उस कुलगुरु को एक भारी रकम भी भेट की | इसके बाद 
युवराज रणघवल को नारियल भेट किया गया, उसके तिलक हुआ और 
नौबत तथा छत्तीसों(१) वाद्य चजने लगे । इसके वाद, मठुत्री ने कहा, 





(१) बाजो (वाद्यों) के मुख्य चार प्रकार हैं। (१) ततवाद्य (तत्रियों से बजने 
वाले बाजे, जैसे वीणा आदि), (२) संषिरवाद्य (वशी आदि बास और फूक 
से बजने वाले बाजे), (३) आनद्ध वाद्य (चमडे से मेँ ढे हुए; मुर॒ण, तबले आदि) 
ओर (४) घनवाद्य (कासी के काम मँजौरे आदि) | सभी प्रकार के बाजे इन 
चार भेदों के अन्तर्गत आ जाते हैं और समय समय पर इनकी सख्या धव्ती 
बढती रही है ! समवत बीच में छुत्तीस तरह के वाद्य चुनकर राजघरानों और 
सामन्ती ठिकानों में रखने का रिवाज रहा होगा | यह परम्परा अमी पिछले 
दिनो तक चालू रही है | भूत जयपुर रियासत के नक्कारखाने एवं ग्रुशिजन- 
खाने में निम्नलिखित ३६ बाजे बजाने वाले रहते रहे हैं। इनको उक्त चार 
प्रकार के वाद्य-मे दो के अनुसार इस तरह विभक्त किया जा सकता है । 
ततवाद्य-(१) सारगी (२) तम्बूरा (३) नसतरग (४) सरोद (५४) इकतारा 

(६) सितार ( ७ ) रावणहत्था ( रावएहस्त ) (८) राब ( रबवाह ) 

(६) तीन 
सुषिखाद्य-(१०) अलंगोजा (११) वशी (१२) सिंगी (१३) शहनाई (टनादी 
अथवा सहनादी) (१४) बॉक्या (ठुरही) (१५) मेरी (१६) रणतिंगा 
आनड्वाय (?७) तब्ला (१८) ढोलक (१६) मसदग (२०) पखावज (२१) डमरू 
(१२) घोकारा ( बडानगाड़ा जैसा ) (२३) चग (२४) मादल (२५) 
ढोल (२६) नगाडा (२७) ढफ (२८) तासा (२६) डिमडिमी 
घनवाद्य'-/३०) करताल (३१) मजीरा (३२) खजरी (३३) जलतरणग (३४) 





जगदेव परमार ] [ ७ 


'ुमे एक वार जगठेव को दिखला तो दो ।' बाघेली के कानों में यह वात 
डाल कर जगदेंब को वहां बुलाया गया। उसे देखकर मतुत्री ने गन 
हिलाई ओर कहा, 'देखने मे कितना सुन्दर, चतुर ओर कान्तिमान है 
यह राजकुमार--परन्ठु, जो कुछ भाग्य में लिखा होता है बही होता है।' 
इसके बाद उसने बिदा मागी ओर सेला शिरोपाब आदि प्राप्त करके अपने 
देश को प्रस्थान किया। देश पहुँचने पर मतुवी ने राजा को पूरा वृत्तान्त यों 
कह सुनाया "हमने नारियल रणधवल को भेट किया है। रणघश्रल 
ही गद्दी का हकदार है,परन्तु, सुन्दर ओर कान्तिसान्‌ तो जगदेब ही है । 
उसकी पोशाक अच्छी नहीं है तथापि बह सूर्य की किरणों के समान 
देदीप्यमान है । जो विधाता का लेख है उसको मिटाने में कोई समर्थ नहीं 
है ।” राजा ने कहा, 'तुमने चहुत भारी भूल की-परन्तु, अब दिया हुआ 
नारियल बिना दिया हुआ नहीं हो सकता आर न मेरे दूसरी कन्या ही 
है ।” यह कह कर उसने ज्योतिषी को चुलाया ओर लग्स का दिन ठहरा 
कर कु कुम-पत्री लिखबाई तथा धार को रवाना कर दी । एक दूसरा पत्र 
उसने धार के प्रधान के नाम भेजा जिसमें लिखा था कि राजकुमार 
जगदेव को अपने साथ अवश्य लाइये, यदि नहीं ल्ाउंगे तो काम नहीं 
बनेगा । पत्र लेकर दूत धार पहुँचा और प्रधान को पत्र सौंप दिया। 
प्रधान ने पत्र पढकर रानी के पाप्त पहुँचा दिया । उसने कहा 
'कालिया को भी ले जाओ ।” जान ( बरान-बरयात्रा ) की तैयारिया हुई 
कौर जगदेव को सी कहलाया गया कि 'कुबर ! बरात में चलने को 
तैयार हो जाओ / जगदेव ने कह्दा, 'वरात के लायक गहनों और कपड़ों 


(३४) भालर शोर (३४) चिपली (चश्रगूठे आर यनामिन्ञ में अगूटी 
जैसे पहनकर बजाने की) 





८] [ रासमाला 


के बिना में कैसे तैयार रहूँ? फिर, में पैदल मी नहीं चल सकता।” 
प्रधान ने जाकर यह बात बाघेली से कद्दी । उसने भण्डार में से कुछ 
सुन्दर कपड़े, कडे, सोतियों की माला, वल्लेबड़ा (१) और एक सोने की 
जजीर भेजी ओर कहा कि अश्वशाला में से एक अच्छा सा घोडा 
भी ले जाओ और इतने नौकरों मे से कुछ को उसके साथ भी भेज दो।' 
लगमग बीस हजार मनुष्यों की बरात रबाना हुई। मागे में, 
टू क टोड़ा (२) नामक स्थान पर डेरा किया। वहां उस समय टांक चावड़ा 
बश का राज नामक राजा राज्य करता था। राजा स्थय आंखों से श्रधा 
था परन्तु बुद्धि की श्राख से सब कुछ देख सकता था| अत. उन दिनों 
उसका पुत्र बीरज ही राज काज चलाता था। राजा राज के ब्रीरमती 
नाम की एक कन्या थी जो उस समय विवाद्द के योग्य हो गई थी और 
उसका पिता किसी योग्य वर की तलाश दी में था। जब वरात वहा 
पहुंची तो राजा ने कह्दा, 'इस वरात में जगदेव है, वह बडा अच्छा 
राजपूत है ओर राज्य करने के योग्य है, इसी के साथ इस राजकुमारी के 
मगल फेरे फिरवा दो ।' बीरज ने अपने पिता का कहना मान लिया 
ओर वह्द जान (वरात) का आदर सत्कार करने के लिए ढेरे में गया। 
वहां पहुँच कर उसने कहा, “में जो कुछ आप लोगों की आवभगत करू 
उसको स्वीकार करके सुबह आगे प्रस्थान करें !” बहुत आमह करके 
उसने अपना निमन्त्रण स्वीकार कराया और गढ़ में लौट कर 
ज्योतिषियों को बुलबाया । उनकी सलाह से यह स्थिर हुआ कि 'दूसरे 


(१) गले में पहनने का पढिया जैसा एक आम.घण होता है। (२) ट, क, 
आधुनिक टोंक, टोड़ा जयपुर राज्य में एक प्रसिद्ध स्थान है यह जयपुर से 
लगभग य३ मील दक्तिण में है | 


ज़गदेव परमार ] [६ 


दिन सायकाल गोधूलि का लग्न श्रेष्ठ है ।! इसके बाद उसने ओर जो कुछ 
तैयारियां करनी थीं, सव करलीं । दूसरे दिन कुमारी वीरसती को पीठी (१) 
से स्नात कराया गया ओर गणेशजी की स्थापना हुईं । सायकाल तीसरे 
पहर सत्र लोग जीमने के लिए आये। सवने साथ साथ भोजन किया। 
वे लोग जीमन समाप्त करके हाथ धो ही चुके थे कि मुहूर्त की बेला 
आा गई ओर राजकुमार बीरज ने कुलगुरु तथा प्रधान से कहा, 'में 
अपनी बहन राजकुमार जंगदेव को देता हूँ।” यह कह कर उसने 
नारियल भेट किया ओर चार घोडे दिये | फिर कहा 'मालाओं से सजे 
हुये तोरण वाले दरवाजे मे होकर चोरी (विव्ाहमण्डप) पर पथारिये ! 
धार के प्रधान ने सोचा कि वहुत शुभ काम हुआ | तोरण को पार करके 
बर मडप में गया ओर लग्न होते होते प्रात काल हो गया। बर को एक 
हाथी, पचीस घोडे ओर नी दासियां भेट की गई । इसके पश्चात बरा- 
तियों ने आज्ञा मांगी क्योकि उन्हें मुहूते पर गीड़ देश में पहुँ- 
घना था। उन्होंने चाबड़ी वीरमती को वहीं छोड दिया आर कहा 
“लौटते समय इनको लेते जावेंगे ।” अब वरात आगे चली ओर गौड़ 
देश की सीमा मे जा पहुँची। जगदेव के विवाह की बात प्रसिद्ध हो 
चुकी थी। राजा गम्भीर ने जगदेव की सूरत देख कर ओर उसको 
विवाहित जान कर वहुत कुछ मन मसोसा किन्तु, जो कुछ लिखा होता है 
बह टलता नहीं। गीड़ाधिप ने अपत्ती पुत्री का विवाह-सस्कार जिया, 
दोशुनी बर इक्षिणा दी-हाथी दिये, धोडे दिये और ग्यारह दासियां दीं। 
इस प्रकार उसने वरात को विद की | बरात वापस टोडे आई, वहां से 
चावड़ी (बीरमती) को रथ में चिठाऊर अपने साथ लिया ओर घअपने घर 





(१) उच्दन । 


१० ] [ रासमाला 


लौटी । जब बाघेली को विद्त हुआ कि जगदेव का भी विवाह्द हो गया 
तो वह अपने मन मे वहुत कुढ़ी ओर कहने लगी 'अरे ! इस कालियां 
को बिना देखे भाले राजा ने केसे लडकी दे दी? वरात की 
अगवानी की रीति पूरी हुई और गौड़कुमारी तथा चाबढ़ी ने अपनी 
सासों के चरण छुए ओर देवताओं का पूजन किया। एक मद्दीने वाद 
गौड़ और चाबड़ा राजाओं ने बुलावा भेज कर अपनी अपनी पृत्रियों को 
घर बुला लिया | जगढेव को जो सामान चाबड़ी के साथ वर-दक्षिणा में 
मिला था उसमें से पोशाक और गहने तो उसने रख लिए ओर बाकी 
सब वापस भेज दिया ओर कहा 'में इनको अभी नहीं रखूगा।' 


जब जगदेव पढद्रह् वर्ष का हुआ तब उदयाद्त्यि, जो काम उसको 
सौंपा गया था उसको पूरा करके, घर लौटा ) उसके मन में बड़ी आतु- 
रता थी । राजकुमार रणधवल स्वागत करने गया ओर प्रमुख नागरिकों के 
साथ राजा को नमस्कार किया | पूरा द्रवार लगा ओर सबने एक दूसरे 
को प्रणाम किया परन्तु, जगदेव की सूरत कद्दी दिखाई न दी | राजा दरबार 
में गद्दी पर बैठा और आतुर दोकर अपने नोकरों से पूछने लगा 
'राजकुमार जगदेव कहाँ है ?” उन्होंने उत्तर दिया 'बह सोलकिनी 
के पास होगा। एक खबास उसको बुलाने के लिए गया ओर 
जगद़ेव ने अपनी उसी मोदी पोशाक में उपस्थित होकर राजा को 
प्रणाम किया। राजा ने उसे छाती से लगाया, हाथ पकड़ कर पास विठा 
लिया ओर कहा, 'मेरे पुत्र ' क्‍या अब भी तुम्हारी यही पोशाक है ?* 
राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, 'महाराज ! आप जव यहाँ से पधारे 
थे तब मेरे नित्य के खर्चे के लिए कुछ रकस नियत कर गये थे परन्तु, 
मुझे माताजी ( वाघेली ) की आज्ञा के विना कुछ न मिला। जो जैसा 


जगदेव परमार ] [ ११ 


भोजन करता है उसका चैसा ही शरीर होता है--यह आप अच्छी 
तरह जानते हूँं। एक गाव की आमढ़ में नोकर-चाकरों के खर्च के 
अतिरिक्त मेरे कपड़े कहां से झा सकते दूँ १” यह सुनकर राजा ने 
अपना कत्रच, मोतियों का कण्ठा, कमरबन्व, पलेबडा, हाथों के कडे और 
शिरपेच उसको दिये तथा एफ ढाल, तलवार ओर जवाहरात से जड़ी 
मूठ की कटार भी प्रदान की। जगदेव ने ये सब नतमस्तक 
होकर स्वीकार तो कर लिए परन्तु, हाथ जोड़कर यह्‌ प्रार्थना की, 
“महाराज ' आपने प्रसन्न होकर जो कुछ मुझे दिया घह मेने ले लिया 
परन्तु, वाघेली माजी की मुझ पर चहुत कृपा हे इसलिए जब आप उनके 
महल्त में पधारेंगे तत॒ वे इन सबको वापिस मेंगवाने के लिए हृठ 
करेंगी ओर मुझे जो कुछ एक बार सिल चुका है उसको बापस देने की 
यदि आप स्वय भी आजा देंगे तो में कमी न दूगा।” राजा ने कहा, 
“घाेली कुछ भी कहे, परन्तु पुत्र! में तुमको रणघवबल से भी 
अधिक चाहता हूँ और जो कुछ मेने तुमको दिया है बह तुम्हारा 
'अश्वशाला मे एक बढिया घोडा है, वह में तुम्हें देता हूँ, तुम सायकाल 
दरबार मे आना।” यह कहकर राजा ने उसको विदा किया आर 
जगदेव घोडे को अपने साथ लेकर चला गया। घर जाकर उसने सोलकिनी 
फो प्रणाम किया। अपने पुत्र की असाधारण सुन्दरता देखकर 
उसने कहा, 'पुत्र ! जब तक राजा बाघेली के साथ रहते हूँ तथ वक 
क्या तुम्हें इनका विश्वास है?” 


लबासों के मुखिया ने दोडकर बाधेली फो खबर दी, “आज़ तो 
भद्ागत़ ने जो छुछ अपने पास था बह सब जगदेव को दे दिया पीर 
'प्रग्मशाना में जो सबसे अच्छा घोड़ा था वह भी प्रदान कर दिया।” 


१२ ] [ रासमाला 


यह सुनकर उसका कलेजा धधक उठा ओर उसने राजा से कहलबाया 
“महाराज पाकशाला भे पघारें, भोजन तेयार है, वाघेली ने श्रमी 
मुह भी नहीं घोया है, वह महाराज के दशन करके ओर उन्हें सुखी 
देखकर दाँतुन करेंगी ।” यह सुनकर राजा तत्काल ही सवेरे सवेरे उसके 
महल में गये, बाघेली ने प्रणाम किया ओर बिछे हुए सिंहासन पर 
महाराज विराज गये | बाघेली ने कहा, “में आपके स्वरूप पर बारी 
जाती हूँ । (१) श्राप सहज-रुन्दर हैं इसलिए आपने आमभूषणों का मोह 
छोड़ दिया है परन्तु, हे प्रथ्वीनाथ ! आपके बिना आभूषणों की शोभा 
नहीं है ।” राजा ने उत्तर दिया, 'मेरे पास आभृषण ओर जवाहरात तो 
बहुत थे परन्तु, जब मैंने जगदेव को कोरा देखा तो सब उसी को दे 
दिये ।! यह सुनकर रानी ने कद्दा, 'इस कालिया मे ऐसा क्या जादू भरा 
हैं ? जवाहरात का इसको दोहरा भाग मिल गया है।। मैंने उसके पास 
भण्डार से नये नये गहने भेजे थे, वह सब उसने टोडी चावढ़ी को दे 
दिये । महाराज !' आपने बिना बिचारे ह्वी ये' सब उसको दे दिये-- 
आपने मेरे पुत्र रणधवल को कमी कोई वस्तु अदान नहीं की इसलिए 
वे सब चीजें वापस मगवा लीजिये और रणघवल को दे दीजिये।! 
राजा ने उत्तर दिया, “एक गरीब आदमी भी जिस वस्तु को एक वार 
दे चुकता है उसको वापस नहीं लेता, में तो देश का राजा हूँ । रणघवल 
ओर जगदेव--ये दोनों द्वी मेरे लिये समान हैं, में इन चीजों को 
वापस नहीं ले सकता ।” रानी वाघेल्ली ने कहा, “कटार, तलवार और 
खासा (२) घोड़ा-ये तो सब युवराज के होते हैं| जब तक आप इन सबको 
वापस न भगवा लेंगे, में दोतुन नहीं करूँ गी ।” राजा ने सोचा स्त्री का 
हठ छोड़ना कठिन है, कहावत है कि-- 
(१) न्यौछावर होती हैँ । (२) राजा के बैठने का मुख्य घोढा | 


जगदेव परसार ] [ १३ 


अथे अनथे न जानहीं, हुठ पर चढें जो चार ॥(४) 

बालक, सगण ओर नूप, बहुत लाइली नारि॥१॥ 

हिस शीतल, पर वन दहे, जल तहूँ पथर जडाय ।(+) 

रूठी महिला जो करे, विधना सो न कराय॥र॥ 

राजा दण्डे निज प्रजा, महिला सब ससार ।(») 

परिडत की खण्डित करे, तिरिया-वरित अपार ॥श॥ 

इस प्रकार सोच विचार करके राजा ने अपने प्रधान खबास को 

जगदेव के पास भेज कर कहलाया पुत्र ! में तुम्हे दूसरी बहुत अच्छी 
तलवार दूँगा परन्तु, यदि तुम्हें मेरा सुख प्रिय है तो जो तलवार मेने 
तुम्दें दी है वह वापस दे दो। भेरे पुत्र | इसमें हठ मत करना ।” जब 
खबास ने जाकर इस प्रकार प्राथेना की तो जगदेव ने सोचा कि झंगडा 
करने से कुपृत कहलाना पडेगा इसलिये तुरन्त ही तल्तचाए चापिस 
दे दी। फिर, उसले उत्ते जित होकर माता से कट्दा 'में राजपूत का बच्चा 
हैँ; कहीं भी चला जाऊँगा ओर अपनी रोटी पैदा कर लेगा-- 


पान पदारथ, सुघड़ नर, बिन तोले वेचाय | 
ज्यों ज्यों दूरे सचरे, कीमत त्यों बढ़ जाय ॥0॥ 
सिह न देखे चन्द्रमा, ना संपति ना रिद्धि। 
एकाफी साहस भलो, जहेँ साहस तहें सिद्धि ॥श॥ 


वनीन मन« 





(५७) यदि चालक, मांगने चाला मियारी, एल और बहुत प्यारी म्व्ीन्ये 
हंठ पर चट जावे त्तो नुक्सान फप्रायदे की विलदुल नहीं टेखते | 
(+) बर्फ के समान शीतल होऋर भी पूरे बन को जला दे, जद्रा जल हो वहा 
पथर जए्ट दे-स्टी हुई स्त्री लो ुछु कर दे व विधाता भी नहीं कर सकता। 
(५) राजा तो स्पपनी प्रजा वो ही दगइ दे सम्ता है परन्तु स्त्री सारे संसार 
को पीड़ित कर सकती ऐ। उसके नामने परिठतों का भी मान सरगिदत हो जाता 
है। स्प्रीशचरित्र का फोर पार नदी पा रुकता। 


१४ | [ राममाला 


योवन में परदेश जा, जो न कमाया अर्थ । 
जीवन का बह भाग फिर, गया सममिये व्यथ ॥३॥ 
चगा-भला जो घर रहे, तीनों अबगुण द्वोय । 
वस्त्र फटें, कजा बढे, नाम न जाणें कोय ॥॥ 
इसलिए माताजी ! यदि आप आज्ञा दे तो में अपने भाग्य की तलाश 
में कहीं बाहर चला जाऊँ [” उसकी माता ने उत्तर दिया, “कुमार ! 
अभी तू नादान है--अकेला कहाँ जावेगा ! विदेश में अकेला घूमना 
बहुत कठिन काम है ।”जगदेव ने उत्तर दिया, “माताजी ! ईश्वर मेरी 
बढ़ती करेगा, में कहीं जाकर नौकरी कर लूँ गा। ईश्वर ने पहले भी कुलीन 
छुमारों की लाज रखी है, वही अब मेरी भी रख लेगा | माताजी! आपके 
पुण्य से मेरा भाग्योदय होगा ।”उसकी माता ने सोचा कि-- 
ठडा अपने काम में, समरथ पर उपकार। 
साई ताहि न रोकिये, जब छोडे घर द्वार ॥ 
इसलिए उसने कहा “पुत्र ' तुमको जो अच्छा लगे वह्दी करो।” तब 
जगदेव ने अस्तबल में से एक सब से अच्छा घोड़ा लिया और फिर 
खजाना खोल कर दो सोने की मोहरों से भरी थैलियां निकालीं, हथियारों 
में उसने एक धन्लुष और एक बाणों से भरा हुआ तरकश लिया | तरकश 
को कमर मे लठका कर माता को प्रणाम किया और घोड़े पर चढ़ कर 
सीधा टू कटोडा' की ओर रबाना हो गया। 
नगर के बाहर एक बगीची थी-वहीं उसने विश्राम किया, घोडे को एक 
पेड़ से बॉध दिया। वह वह्दीं कजई करता हुआ(१) खड़ा रहा और 
जगदेव भाड़ियों में एक कपड़ा विछाकर बैठ गया। उसने अपनी दात्त 


(१) लगाम को चब्राता हुआ । 


जगदेव परमार ] [ ९५ 


पाप्त में रख क्ञी श्रीर सायकाल होने पर नगर मे जाने का विचार किया । 
उसी समय वीरमती चात्रडी पालकी में वेठकर अपनी 
सह्देलियों के साथ उघर आ निकली । उस समय उनके विवाह को हुए 
3 त्ञीन या चार घपे हो चुके थे । करमर भरमर वर्षा हो रही थी इसलिए 
एक चमेली के मण्डप में गलीचा वरिछा दिया गया ओर वह वहीं बेठ 
गई । एक खबास को दरचाजे पर पहदा देने के लिए विठा दिया। 
राजकुमारी ने दासियों को फल चुनकर लाने की शआज्ञा दी। एक 
दामी ने जब वह फल लेने के लिये निकली तो एक सवार ओर एक 
घोड़े को देखा | घोड़ा कोई चार पाच हजार रुपये की कीमत का होगा । 
» “से पर चहुमूल्य सामान था और पीले रग की काठी थी। फिर, उस 
दढासी ने चुपचाप उस युवक सरदार को देख लिया ओर विचार किया 
कि यह तो राजकुमारी के बर जेसा मालस होता है-इसके नाक की 
नोक 'प्रीर आंखों की ललाई देखकर मुझे विश्वास होता है कि यह राज- 
कुमार ही है। फिर उसने दीड कर राजकुमारी से कहा, “कुमारीजी ! 
बधाई ! वीस विस्त्रा भे उन्नीस बिस्त्रा मुझे विश्वास है कि राजकुमार 
पधघारे हूं ।” चाबड़ी ने कहा, 'में पर-परुप के मुख की ओर नहीं देख 
सकती, परन्तु तू सममद्गार हे इसलिए जा और पकी खबर लेकर आ !' 
» दासी ने फिर जाऊर देखा झलर लीटकर कहा, 'हुमारीजी ! लाख बातों 
को एक बात है,, यह तो राजकुमार ही दें।' तव राजकुमारी ने कहा,डेस्, 
तू समझदार ओर चुद्धिमान्‌ है इसलिए तेरा कददना पर्याप्त है ।' यह 
फह कर उसने चमेली के काउ के परें की आओ: से देगा नो बह 
सचमुच राजकुमार दी था। बह दठुरन्त बाहर आऊर प्रणाम करके 
फटने लगी-- 


१४ ] [ राममाला 


योवन में परदेश जा, जो न कसाया अथ। 
जीवन का बह भाग फिर, गया समभिये व्यथे ॥१॥ 
चगा-भला जो घर रहे, तीनों अवगुण होय । 
वस्त्र फटें, कर्जा बढ़े, नाम न जारणें कोय ॥४॥ 
इसलिए माताजी ! यदि आप आज्ञा दें तो में अपने भाग्य की तलाश 
में कहीं बाहर चला जाऊँ ।” उसकी माता ने उत्तर दिया, “कुमार ! 
अभी तू नादान हे--अकेला कहाँ जावेगा ? विदेश में अकेला घूमता 
बहुत कठिन काम है ।”जगदेव ने उत्तर दिया, “माताजी ' ईश्वर मेरी 
बढ़ती करेगा, में कहीं जाकर नौकरी कर ले गा। ईश्वर ने पहले भी कुलीन 
कुमारों की लाज रखी है, वही अब मेरी भी रख लेगा । माताजी! आपके 
पुण्य से मेरा भाग्योदय होगा ।”डसकी माता ने सोचा कि-- 
ठडा अपने काम में, समरथ पर उपकार | 
साई ताहि न रोकिये, जव छोड़े घर द्वार ॥ 
इसलिए उसने कह्दा “पुत्र ! तुमको जो अच्छा लगे वह्दी करो ।” तब 
जगदेव ने अस्तवल में से एक सब से अच्छा घोड़ा लिया और फिर 
खजाना खोल कर दो सोने की मोहरों से भरी थैलिया निकालीं, दृथियारों 
में उसने एक धनुष ओर एक वाणों से भरा हुआ तरकश लिया | तरकश 
को कमर मे लटका कर माता को प्रणाम किया ओर घोड़े पर चढ़ कर 
सीधा हू कठोडा की ओर रवाना हो गया । 
नगर के बाहर एक वगीची थी-बहीं उसने विश्राम किया, घोड़े को एक 
पेड़ से बाँध दिया | वह वहीं कजई करता हुआ(१) खड़ा रहा और 
जगदेव म्राडियों मे एक कपड़ा विछाकर वेठ गया। उसने अपनी ढाज़् 


(१) लगाम को चबाता हुआ | 


जगदेव परमार |] [ १७ 


आपकी दासी तो अगर निरन्तर आपकी सेवा में ही रहेगी।' जगदेव ने 
कहा, 'तुम सयानी ओर सममद्वार होकर ऐसी बातें करती हो ” जानती 
हो कि विदेश मे स्त्री चन्‍्चन के समान होती है, इसलिए अभी तो 
मु्े अकेला ही जाने ढो, फिर में तुम्हें शीघ्र ही बुला लूगा।” तत्र 
चात्रड़ी ने उसके गले में वाह डालकर कहा 'क्या छाया शरीर से अलग 
रह सकती है ? यदि छाया शरीर के साथ न रहे तो में भी आपसे विलग 
हो सकती हूँ पप्रीर आप मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दे सकते है।” जगदेव ने 
चाब्रड़ो को बहुत कुछ सममाया चुमाया परन्तु उसने एक बात भी न मानी 
ओर साथ जाने का हूठ पकड कर बेठ गई। इसके वाद, दो घोड़ों पर 
जीनें कसी गई', उन्होंने अपने साथ बहुत से बहुमूल्य जड़ाऊ गहने ले 
लिये अर चलने के लिए तेयार हो गये चावड़ी ने अपने मुख पर 
ण्क परदा (बुरका) डाल लिया ओर ब्यों ही जगदेव घोडें पर सवार हुआ 
बह भी तैयार हो गई । मोहरों की ठो थ्ैलियाँ उनके घोड़ों के तोबरों 
(१) में रख दी गई । उनके प्रस्थान की बात मालम होते ही 
राजकुमार वीरज़ तीन सी घोडे ल्लेकर उनको पहुंचाने ( विदा करने ) 
आया | चावडी अपने माता पिता से गले मिली ओर फिर दीड कर 
अपनी सहेलियों से लिपट गई। तब ज़गदेच की सास ने उसको रुपया 
ओर नारियल देकर तिलक किया ओर अपनी पुत्री की सम्हाल 
रखने फे लिए कहा | इसके बाद राजा राज़ को प्रणाम करके ओर उनसे 
आश्षीयांद प्राप्प ररके वे विदा हुए । नगर से थोड़ी दूर जाने पर 
जो सवार उनको पहुँचाने गये थे उन्होंने ने कहा, 'महाराज ! यदि आप 





(४) यहाँ कपदे के उन घेलो से तापये है जो| जीन के नीचे दोनों शोर 
लदशाये जाते ९9। सजम्धानी में ऐसे शैले को साष्टिया अपया शफ़्टानीली 
फ्श्ग ह। 


१६ ] [ राममाला 


“मनित ग्रति काग उड़ावती, कब्च आतें प्रिय नाथ । 

आधी चूढ़ी झड़ गई, आधी मेरे हाथ॥ 

सुख-शय्या, शीतल भवन, साजन मेरे पास | 

पूरी मेरे देवने, सब विधि सन की आस ||” 
चावडी फिर चोली, “धन्य घढ़ी (१) ! धन्य भाग्य ! आज मेरे आनन्द 
का समय आया है कि आप से मेरा मिलन हुआ परन्तु, आप के साथ के 
नौकर चाकर कहाँ हैँ ” आप यहां बगीचे में अकेले, छुपे हुए से, क्यों 
बैठे हैं ? इन सब वातों का अथे क्‍या है ?” तब राजकुमार ने चाबड़ी को 
पूरा हाल कद्द सुनाया और कहा, “इस समय में नौकरी की तलाश में 
आया हूँ, तुन्हें इस बात को अभी प्रकट नहीं करती चाहिए | इसी 
बीच में एक दासी सहल को दौंड गई थी और कह रही थी “बघाई ! 
बधाई |! राजवशी जमाई जी पधारे हैं ।' तुरन्त द्वी अग॒वानी की तैयारियों 
होने लगीं और बधाई देने वाली दासी को पुरस्कार मिला । राजकुसार 
वीरज पैदल ही दौड़ पठा ओर जगदेव से मिला। चावड़ी महल को 
लौट गई, बीरज जगदेव को साथ लाए। वहा आकर जगदेब ने 
राजा राज को प्रणाम किया | पांच दिन ठहर कर जब उसने आगे जाने 
की आज्ञा मागी तो राजा ने कहा “यह राज-मन्दिर आप द्वी का 
है| हम सब की इच्छा यही है कि आप यहीं रहें ।” तब जगदेव ने 
कहा, “आप इस समय हठ न करें, में एक बार अकेला ही विदेश में 
जाऊंगा और अपने भाग्य को टटोलूगा ।” इस प्रकार उनमें बहुत 
हठाहठ हुआ, परन्तु अन्त में, उन्हें जगदेव को जाने के लिए 'हां! कहना 
पडा। इस के बाद, रात को उसने अपना विचार चावड़ी को 
कद्दा और जाने के लिए उससे भी अनुमति चाही । चावड़ी ने कहा 

(१) समय 


जगदेव परमार ] [ १७ 


आपकी दाप्ती तो अश् निरन्तर आपकी सेवा मे ही रहेगी। जगदेव ने 
कहा, 'तुम सयानी ओर समभद्वार होकर ऐसी बातें करती हो ) जानती 
हो कि विदेश से स्त्री चन्चन के समान होती है, इसलिए अभी तो 
मुझे अकेला ही जाने दो, फिर मे तुम्हें शीघ्र ही बुला लेगा।” तब 
चाबड़ी ने उसके गले में वाहें डालकर कहा 'क्या छाया शरीर से अलग 
रह सफती है ? यदि छाया शरीर के साथ न रहे तो में भी आपसे विज्षग 
हो सकती हूँ श्रीर आप मुझे यहां रहने की आज्ञा दे सकते दू।” जगदेव ने 
चाबडी को बहुत कुछ समभाया चुमाया परन्तु उसने एक बात भी न सानी 
ओर साथ जाने का हुठ पकड़ कर चेठ गई। इसके बाद, दो धोड़ों पर 
जीनें कसी गई , उन्होंने अपने साथ बहुत से वहमृल्य जड़ाऊ गहने ले 
लिये और चलने के लिए तेयार हो गये | चात्रढी ने अपने मुख्य पर 
एक पर्‌दा (घुरफा) डाल लिया ओर ज्यों द्वी जगदेव घोडे पर सवार हक्ना 
बह भी तैयार हो गई | मोहरो की टो थेलियों उनके घोड़ों के तोचरों 
(१) मे रख दी गई | उनके प्रस्थान की वात मालूम होते ही 
राजकुमार वीरज़ तीन सी घोडे लेकर उनको पहुँचाने ( विद्या करने ) 
आआया। चाबडी अपने माता पिता से गले मिली ओर फिर दोठ कर 
अपनी सद्देलियां से लिपट गई। तब जगदेव की सास ने उसको रूपया 
अर नारियल देकर तिलक किया ओर अपनी पुत्री की सम्हाल 
रखने के लिए कहा । इसके बाद राजा राज को प्रणाम करके ओर उनसे 
आप्ीयांद आप्त करके वे विदा हुए । नगर से थोड़ी दृर जाने पर 
जो सवार उनको पहुँचाने गये थे उन्होंने ने कहा, महाराज ! यदि आप 
(+) यहा मपदे के उन गैलो से तापर्य है जे। जीम के नीचे टीना शो 
दशा होते ह। ग्र्म्थानी में ऐसे शर्ते वो साहिया प्रिथिया हय्रा-ली 
ज्दमे ए। 


श्ष ] [ रासमात्ा 


घर पधारें तो यह रास्ता है |” तव जगदेव ने अपना विचार स्पष्ट करके 
कहा, “में इस समय सिद्धराज जयसिंद देव सोलकी के यहाँ नौकरी करने 
के लिए पट्टण जा रहा हूँ।” यह कह कर उसने उधर जाने का सीधा 
रास्ता पूछा। सवारों में से एक ने कहा “यहाँ से आगे ठोरड़ी गाव होकर 
रास्ता जाता हे, टोरड़ी बीस सील है और यदि आप पहाड़ियों 
आदि को बचा कर निर्भय रास्ते से जावें तो तीस मील का रास्ता है। 
तब जगदेव ने कहा, 'हम सीधा रास्ता क्‍यों छोडें ? क्‍या घोडों से बेर 
है ?” तब राजपूर्तों के प्रधान ने कहा, “इस सीधे रास्ते को एक बाघ 
ओर बाघनी ने रोक रखा है, इन्होंने गाँव के गॉब ऊजड़ कर दिये हैं। 
बाघ तो एक देव का देव है--कितने ही राजा ओर उमराव अपने अपने 
ढोल नगारे लेकर उनको बश मे करने के लिए चढे परन्तु सफल न हुए। 
इनके डर से कोई भी चौपाया पूरा नद्दीं पनप पाता । यह रास्ता नो वर्षो 
से बन्द है, घास बड़ी बड़ी हो गई हे, पगडडियों टूट गई हूँ, इसलिए 
लम्बे रास्ते होकर द्वी आप टोरड़ी जाइये-बही सरल ओर निर्मेय मांगे 
है।” यह सुन कर जगदेव ने बीरज को प्रणाम करके विदा ली 
अर सीधा बीस मील वाले रास्ते हो लिया । राजकुमार बीरज ने उनको 
बहुत रोका परन्तु उन्होंने एक न झुनी। जगदेव ने कहा 'इन गडक- 
गडकडियों (१) के डर से क्‍यों कोई इतना चक्कर खाने लगा १?” निर्मेय 
होकर उन दोनों ने अपने घोड़े आगे बढ़ाए | जगदेव ने चाबड़ी से कहा 
बाएं हाथ की ओर घास की तरफ निगाह रख कर चलो ।' इस प्रकार 
जब वे छ कोस चले गये तो चाबड़ी ने कहा, 'राजकुमार ! सामने ही 
बाघनी आ गई है | यह सुनकर जगदे व ने एक तीर निकाला और 
अपने घनुष पर चढ़ाकर कहा, 'शेरनी । तू रॉड(२) है मेरा सामना मत 


(१) कुत्ते कुतियों | (२) यह स्त्री के लिये अपमान-सतक शब्द है| 


जगदेव परमार ] [ ९६ 


कर, रास्ता छोड, या तो दांई तरफ चली जा या बांई तरफ चली जा । 
जब शेरती ने ''राड” यह शब्द सुना तो उसने अपनी पू छ उठाई ओर 
अपने सिर को जमीन तक नीचा ले जा कर उस पर छलांग भरी | उसी 
ज्लण जगदेव ने बाण छोड दिया, वह ठीक उसके कपाल में लगा 
आर उसको आरपार चेघ करके दस कदम आगे जा पड़ा | शेरनी ऊपर 
उइछली ओर मुदो होकर गिर पडी | सी एक कदम आगे चलने पर उन्हें 
शेर बैठा हुआ मिला | तव जगदेव ने अपने तरकश से दूसरा तीर 
निकाला ओर उससे कहा, 'इघर उघर हो जा ओर रास्ता छोड़ दे, 
बरना तुझे भी तेरी गडकडी के पास अभी पहुँचा दूगा।! अपनी पूछ 
को फटकारते हुए सिर को जमीन तक नीचा क्ेजाकर शेरने छलांग भरी, 
उधर जगदे व ने अपना तीर छोडा जो इसके माथे को चींच कर आर- 
पार निकल गया ओर वीस कदम दूर जा पड़ा। शेरनी की तरह शेर 
भी ऊपर उछला आर गिर कर मर गया। जगह व ने कहा, 'मेंने इन 
गरीब जानवरों को क्‍यों मारा? मुझे इनकी मारने का दोप लगेगा।' 
चाबी ने कहा, महाराज! यह तो चत्रियों के खेल है ।” इस तरह बात- 
चीत करते हुए वे टोरड़ी गांव के बाहर एक तालाब पर अआये जहाँ बहुत 
से बढ ओर पीपल के पवित्र वृत्त थे और पानी में छोटी छोटी लहरें पड 
रहीं थी | यहां एक बड़ के पेड के नीचे वे अपने अपने घोडों पर से 
उतरे, ध्स्त्र शम्त्र उतार कर रख टिये और गंगाजली (१) में ठडा पानी 


न» जब न्‍् न अत अनन्त अना> 


(१) प्रदास में पानी पीसे छा पाद। ऐसे पाजो में याता जाते समय गगाएल 

मरकर ले जाने थी प्रथा द्िन्दु्षों में प्यय भी है। इसी से रुसपा नाम गगानली 

पा गए है) छोर पर्स ने समनते के सारण अग्रेज्ी मूल में गगानल जैसा 
पारी शशि पर मिज्ञाया' ऐसा निया है । 


२० ] [ राप्तमात्ा 


लाकर घोडों को पिलाया । चाबड़ी ढांतन कुल्ले करके अपना मुह 
धोने ज्ञगी । 


इधर राजकुमार बीरज ने अपने घर लौठ कर राजा राज को 
निवेदन किया कि जगदेश्॒ तो बीस मील वाले सीधे रास्ते ह्वी गये हैं. । 
यह सुनकर राज बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा, श्रपने साथ 
शस्त्रास्‍्त्रों से सुसज्जित दो सौ पचपन सवार ले जाओ और जहां भी 
उनके मत शरीर मिलें वहीं उनका अग्ति-सस्कार करके आओ ओर 
यदि वे जीवित मिल जाते तो उनके कुशल समाचार लेकर आओ |” 


आज्ञा मिलते ह्वी सवार रवाना होगए। जब वे मार्ग मे इधर उधर 
देखते हुए और डरते हुए से जा रहे थे तो उन्होंने शेर और शेरनी को 
रास्ते में मरे हुए पड़े पाया, परन्तु, कोई घोड़ा या सवार बहों नहीं था इस- 
लिए उन्होंने सोचा कि जिनकी तलाश मे वे निकले थे वे सुरक्षित हैं ओर 
कहीं पानी के किनारे विश्राम कर रद्दे होगे । थोडी ही देर भे उनकी 
तलाश में निकले हुये सब सवार इकद॒ठे हुये और उन्होंने आपस मे 
रास राम किया । जान पर खेलकर जो काम अपने सिर पर लिया था 
उसके पूरा हो जाने पर उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी । खुश द्वोते हुए 
ओर उन दोनों वाणों को लिए वे निर्भेय होकर आगे वदे । जब वे 
तालाव पर आकर पहुंचे तो उनकी जगद व बहीं मिले। चाबड़ी ने उनको 
पहचान लिया ओर वोली, 'ये तो अपने राजपूत हैं ।? सवारों ने पास 
आकर नमस्कार किया ओर कहा, राजकुमार ! आपने प्ृथ्ची ओर गायों 
का रक्षण करके बढ़ा धर्मे-कार्य किया है, यह शेर और शेरनी तो मानों 
यमराज के दूत ही थे, कोई भी राजा व्‌ उमराव उनको न मार सका था। 
राजकुसार ! आपके अतिरिक्त संसार की इस आपत्ति को कौन दूर कर 


जगदेव परमार ] (5 


सकता था ? ” ज़गदे व ने इन बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया 
ओर उन राजपूतों को विदा किया । उन्होंने घर आकर शेर ओर शेरनी के 
मारे जाने की पूरी कथा कह सुनाई जिसको सुतकर राज राज आर 
जगदेत्र का साला वीरज बहुत प्रसन्न हुए। 


इचर साभ होते होते जगदे व ओर चात्रड़ी ने नगर में प्रवेश किया 
श्र खाने पीने का सामान जुटाया। कुछ पैसे दे कर उन्होंने अपने घोडों 
की सालिश कराई | एक दिन ओर दो रात वहां ठहरने मे उनके भोजन 
आदि में कुछ रुपये ख्चे हुए। इस प्रकार मज़िल पर मजिल तय करते 
हुए चे लोग पद्टणा पहुचे ओर सिद्धराज के बघाये हुए सहृलिग तालात्र 
की पाल पर एक बड के वृक्ष की छाया में जाफर उतरे। वहीं अपने 
घोडों को बॉध दिया, मीठा जल लाकर उनको पिलाया ओर देख नाल 
की । घोड़े अपनी लगास को चवाते हुए खडे रह आर इतने द्वी मे थोडा 
जलपान करके वे भी तेयार हो गए | उस समय जगढ ब ने चाबड़ी से 
कहा, “तुम तो यहीं घोडों के पास रहो आर मे नगर मे जाकर एक 
किराये का मकान _ तलाश करके 'आता हूँ । इस तरह नद नटी की तरह 
शहर में अपना दोनों का फिरना अच्छा नहीं लगेगा।” चाबड़ी ने 
कद्दा, 'जाइये, में यहीं हूँ ।” इस तरह कटार आर तलवार लेकर जगदेब 
फिराये का मझान तलाश करने के लिए शदर में गया। 

अब आगे का हाल सुनिए । सिद्धराज के मुख्य परगने जा श्रधियारी 
हू गरशी था, जो पट्टण का कोतनबाल था। हूं गरणी के एक लाल कुबर 
नामर लफण्का था जो अपने पूर्ण यावन में मदान्य था प्र किसी फो हद 
ने समझता था। पद्मण जैसे शहर की कोनवाली 'ेर एनने बे परगने 
फा अदिजर प्राल दाने के कारण उस सदान्व होना भी कोर्ट 


२४ ] [ रासमाला 


की लिए एक युवती वैठी है, बह इतनी सुन्दरी है कि इस शह्दर से उसके 
समान कोई नहीं है । वह ठीक बेसी ही स्त्री है जैसी आप चाहती थीं 
ओर जिस प्रकार की सुन्दरी का आप बणुन किया करती हैँ। उसने 
मुझे अपनी जाति, श्यसुर का नाम, अपने पति का नाम ओर अपने 
घर का पता आदि सब वतला दिया है |” यह सुनकर जामोती ने उस 
दासी को बहुमूल्य कपड़े ओर जडाऊ गुजराती गहने पहनाये। एक 
सुन्दर रथ तेयार करवाकर उसमें स्त्रय बेठ गई ओर नोकरों ने रथ के 
लाल पर्दे वन्द कर दिये। उसने दूसरी दासियों को भी झुन्दर सुन्द्रं कपडे 
आर गहने पहनाये, वीस अथवा तीस अच्छी पोशाक पहनी हुई 
दासियों और शस्त्र कसे हुए कुछ नौकरों को अपने साथ लेकर तथा 
एक सजेघजे ख़बास को घोडे पर विठाकर आगे रबाना किया। इस 
प्रकार वह जहाँ चाव्रडी वेंठी थी उस स्थान के लिये रवाना हुई। 
वहाँ पहुँचकर उसने आड़ी कनात लगवा दी और फिर स्वर्य उतरी | 
जो दासी पहले चाबडी से वाते करके गई थी उसने आकर प्रणाम किया 
ओऔर जामोती ने कहा, “बहू ! उठो में तुम्हारा आलिब्लन करूँ, 
में तुम्हारे श्वसर की वहन हूँ । जब इस बडारण ने जाकर 
तुम्हारे आने की सूचना दी तो तुरन्त द्वी रथ तैयार करवा कर 
मद्दाराज की आज्ञा से मैं यहां आई हूँ । जब मेरे भतीजे जगद़ेव का 
विवाह ठोडे हुआ था उस समय मैं न आ सकी थी, परन्तु, में रणघबल 
को जानती हूँ । मेरा भतीजा जगदेव कहां है ? तुमको मेरे घर आकर 
ठहरना चाहिये था, तुम्हारा विवाह उच्चकुल मे हुआ है इसलिए यह 
स्थान तुम्हारे बैठने योग्य नहीं है ।” 

जासमीती की इन भड़कीली वातों और ढग को देखकर चाबड़ी 
चक्कर में पड़ गई ओर सोचने लगी कि कहीं उसको घोखा तो नहीं 


जगदेब परमार ] [२५ 


दिया जा रहा है । इसने सोचा कि सिद्वराज जयसिह देव के साथ किसी 
सम्पस्ध के व्रिपय में जगदेव ने कभी कुछ नहीं कहा | परस्तु, उसने 
फिर सोचा कि राजा से राजा का सम्बन्ध होना सम्भव है, इसलिये उन 
श्राय्रे हुए अनजान लोगों की बातों का विश्वास करके श्रार उतकी पोशाक 
आर गहने आदि की ओर देखकर उसने जामोती को नमस्कार किया, 
ओर उससे मिलनी । जामोती ने उसे आशीप दी ओर रथ में बैठने के 
लिए आप्रह किया । उसने चाबडी से फिर कहा “में यहा एक आउइमी 
छोड दूगी जो लौटने पर जगदेव को दरवार में ले आण्गा ।” यह कह 
कर उसने एक नौकर को बुलाया भी और उसको घोडों की सम्हाल रखने 
को कहा । चातड़ी ले थेलिया अपने पास ले लीं ओर रथ मे बैठ गई । रथ 

रताता होगया | इस प्रकार जामोती उसे अपने घर ले आई । उसका घर 
बहुन विशाल था, दरवाजे से आगे चलकर एक बहुत बडा चौक था, उसी 
चौक मे आऊर रथ ठहर गया। पहले जामोती उत्तरी फिर चावडी | उनका 
स्वागत करने के लिए घर के बहुत से लोग आये। बहुत सुन्दर सुल्दर 
पत्र पहने हुए ओर जबाहरात से सुसज्ित म्त्रियां चावडी से मिलने 
आई फिसीने उसको प्रणाम किया, कितनी ही स्त्रियों ने उसके पैर छुए, 
फितनी ही उसके गे आकर 'जय, खम्मा, खम्मा (१) कहने लगीं और 
आगे आगे चलने लगीं । इस प्रकार स्थागत सत्फार के साथ चायड़ी ने 
उस प्र में प्रवेश किया । 


जामोती ऊरा घर चार संजिल ऊँचा था छोर बहुत ही सुन्दर 
घना एजओ था। चारों ओर से लिपा पुता-जहां माड फानूस '्याटि लटक 
रह थे, सजी एई दीवारों पर सोने चादी के चोखटों मे सदी शुई तस्वीरें 


आििकिलकता आ #॥ॉन भलल अलआ «लत लत ऑअऑनभओल॥-43-3००न-५>०००-+००५० 


> 


] बह शुत्पां पर न पार ह ० 
(3) इसी । या सहप में परदपन रा पार है । 


र् 


२६ ] [ रासमाला 


लगी हुईं थीं ओर खिड़कियों में जाली का काम हो रहा था। नौकरों ने 
लाकर तुरन्त ही एक सुन्दर गालीचा बिछा दिया, उस पर गद्दी, तकिये, 
मसनद ओर गालमसूरियॉ(१) आदि लाकर लगादीं जिनमें सोनेके कसीदे 
निकले हुए थे । चाबड़ी को उस पर बेठने के लिए निवेदन किया गया, वह्‌ 
अपनी दोनों थैलियां रखकर बैठ गई। हाथ पैर घोने के लिए गरम 
जल तैयार हुआ। इतने ह्वी मे जामोती ने एक दासी से कहा," जा, 
महाराज से प्राथेना कर कि परमार रानी का भतीजा कु बर जगदेव यहा 
शआ्राया है, वह आपसे मिलने आयेगा, आप उसका वहुत आदर के साथ 
स्वागत करें। मद्दाराज को यह भी विदित करना कि जगदेब की स्त्री 
चाबड़ी मेरे महत्त मे ठहरी है।' दासी ने यह सुनकर प्रणाम किया और 
चली गई। लगभग आधघ घण्टे के बाद बह लोटी और कहने लगी, : 
“महाराज बहुत प्रसन्न हुए ओर यद्द आजा दी है. कि जगदेव पहले उन 
से मिलें ओर फिर आपके पास आते । 


अब भोजन तैयार हुआ । जासोती ने कद्दा, “बहू ! भोजन करने के 
लिए तैयार हो ।' चाबड़ी ने कद्दा, “मैं पातित्रत धर्म का पालन करती 
हूँ। जब राजकुमार भोजन कर लेंगे तभी में भोजन करने का विचार 
करूगी। अभी तक थे आए ही नद्ीं।” इतने द्वी मे दासी न आकर 
कहा, 'आपके भतीजे जगदेव महाराज से मिल लिए हूँ । महाराज 
उनसे गले मिले ओर उनको अपन पास ब्रिठा लिया, राजकीय रसोबडे 
से थाल वहा पहुच गये हैं ।! जामोती ने कद्दा, “जल्दी करो, जाकर 
जगदेव को वहा भोजन करने से रोक दो ओर महाराज से प्रार्थना करके 
उन्हें यहा अपने साथ ले आओ | आज मुआ और भतीजा साथ साथ 


(?) गालों के नीचे लगाने के छोटे छोटे तकिये । 


जगदेय परमार ] [ २७ 


भोजन फरेंगे; भोजन यहा तयार है |” थोड़ी देर वाद जामोती फिर 
कहने लगी, क्या बात है, मेरा भतीजा जगठेव अभी नहीं आया | उसके 
भोजन किए वित्ना में भी कैसे खा सकती हूँ ? जब उसके भोजन कर लेने 
की खबर मु्के मिल ज्ञायगी तभी में भोजन करने का विचार करूंगी।" 
इनने ही में जो दासी गई थी बह लौट कर आा गई ओर कहने लगी, 
'हारानीजी ! राजऊुमार महाराज के साथ भोजन कर रहे हूं, वे दोनों 
एफ ही बड़े थाल पर बैठे हे। मैन आने स- पहले अपनी आखों से 
उन्हें देग्वा है, परन्तु, आ्रापफे भतीज आपके पास ऋआाने की तथारी कर 
रहे 8। उतका वर्ण श्याम है न।” जामोती ने कहा, “यह तो मेरे 
पीहर बालों फी साधारण निशानी ही हे मेश भाई उदयाठित्य भी 
श्याम घर्गू का ही है, परन्तु मुझे मेरे पीहर के लोगों से श्रधिक सुन्दर 
कोई नहीं जंचता ।" इस प्रकार बातचीत होती रही । बाद में जामोती ने 
भोजन के सुन्दर थात्र मंगवाये आर एक बाल चाबडी के आगे रस्वकर 
फष्ठा 'बह ! ऊुछ सवा लो ।' चावडी ने थोठा बहुत भोजन किया आर फिर 
बानें होने लगीं। जब तीसरे पहर के तीन घज गये तो चावदी ने कहा 
'क्या बात है, राजकुमार अभी तक भी अपनी भुआ से मिलने नहीं 
आये ? जामोती न कहा, 'दासी ! दंड तो, मेरे भतीजे जगदेव को मे 
तो आा।' ऐसा कहकर यह फिर बह के साथ बातें करने लगी 

परन्तु चायड़ी को ज़गदेव की शअनुपस्थिति मे उसकी थातों में कोई रस 
नहीं मिलता था। लगभग आब घगर्टे के बाद दासी लीट फर 
आई अोर कहने लगी, 'गजउमार महाराज से बाने कर रहे हैं, थे 
उन्‍हें उठने ही नहीं देते स्वीर यह कद्ठा है कि राजऊुसमार जय नी बने 
इस महल में साने के लिए पचारिगे तय ही अपनी भुझा से मिलेंगे ।' 
यह सुनरर ज्ञामोती ने डासी पर फोघ परदे कहा, 'जा, महाराज से 


श्द] [ रासमाला 


विनय कर कि जगदेतब् को मुझ से मिले बहुत वर्ष हो गये हें, आप से 
मिलने के लिए तो उसे सुबह बहुत सा समय मिलेगा, कृपा करके अभी 
तो उसे मुझ से मिलने के लिए भेज दीजिए। लगभग आध घण्टे 
आर ठहर कर दासी फिर आई ओर बोली, 'महाराज ने पहले जो उत्तर 
दिया था बद्दी अब दिया है ।' 


जामोती ने इधर लाल कु वर को कहला भेजा कि आज मेरा मुजरा(१) 
मालूम हो, नौ बजते ही सीघे यहां आ जाइये, मेरे हाथ में एक स्त्री है 
उसको यदि आप चाहें तो रखले नहीं तो में अपने घर रख लू गी ।' 


यह सुन कर लालकु वर ने अफीस चढ़ाना शुरू किया और ऊपर 
से कितने छ्वी मसाले पड़ी हुई बहुत जोरदार माजूम जमाई, फिर पुष्पों 
से निकाली हुई मीठी शराब्र पीकर बढ़िया से वढ़िया पोशाक और गहने 
पहने ओर अपने शरीर पर कस्तूरी, अतर, मुश्क आदि का लेप किया ! 
इस प्रकार बन ठन कर एक भाले को टेकता, टेकता डोलता फिरता, हाथ 
में एक शराब की वतक लिए हुए बह आया | उसको देख कर एक दासीं 
ने दौड़ कर चात्रड़ी से कद्दा, 'बहूजी ! मुझे बधाई की इनाम दीजिए, 
राजकुमार आ पहुचे हैँ ।' चात्रडी ने जाना कि सचमुच ही राजकुमार 
आरा गए | उसी क्षण युवक लालकु वर महल के दरवाजे पर आ पहुँचा, 
जहां से वह साफ साफ दिखाई पड़ता था। जब बह अन्दर घुसा तो 
पीछे से दासी ने दरवाजा बन्द कर ढिया और सांकल चढा कर गायब 
हो गई । चावड़ी ने देखा कि यहद्द तो मेरा पति नहीं है, ऐसे समय में 
होशियारी से काम लेना चाहिये, क्योंकि मुझ मे इस पुरुष जितना बल 
तो है नहीं, ओर फिर वह शराव मे चूर है । उसको कहावत याद आई 


(१) नमस्कार पूर्वक आमन्त्रण । 


जगदेब परमार ] [ २६ 


कि ठग के खाथ ठगी का ही व्ययद्वार करना चाहिए | फिर, ऐसे सकट 
के समय में उसे अपने पातित्रत को रा करनी थी इसलिए उसने 
साउचेत रहने का निश्चय किया। इस प्रकार सोच विचार करके वह उठी 
अर बोली, "राजकुमार |! आइये, पल्ग पर चैठिए ।? उसने उत्तर दिया, 
चापड़ी ! तुम भी बैठो ।' उसकी सुन्दरता को देखकर वह गोला (१) 


शरीक गया शोर चावड़ी ने भी उस पर अपने कठाक्ष इस प्रकार चलार 
कि वे उसऊझे कलेजे को पार कर गये । 


“प्षयन रूपी भालों के लगने पर जो परिणाम द्वोता है उसे दो ही 
जानते है. ; एक बह जो घायल हुआ और दूसरा वह जिसने वह भाला 
चलाया है ।”( १) 


स्रय तो वह गोला पिथलकर पानी पानी हो गया ओर चायड़ी 
से उससे सथा सचा हाल कहलवबा लिय[। उसने ऊह्य, 'जामोती 


से भेरे लिए बहुत अच्छा किया हे ।' लाल ने कदा, 'ण चावड़ी ! 
मैंने उससे कहू रखा था कि यदि कोई कुल्लीन, अतुर ओर सुन्दरी 
युवती मिल जावे तो में डसे अपने पास रखूंगा, और में जैसी स्त्री 
चाहता था तुम ठोऊ वैसी ही हो। 'प्रव तुम जैसा ऊद्दोगी में बसा 
ऐी करूगा।' 


श्र, चायदी को सालम हो गया कि इसऊफो अर दस गोल को जपर- 
एस्ती घोसे से एक जगह कर देने वाली जामोती गणशिया दे ' छाल की 
छाई हुई शरात्र की बतक ओर प्यास फो देखहर नथा यह जानकर झि 
बह तो शराय में पहले से हो चूर हे, उसने यह बतऊ अर प्याला लिया 


44 अब ४गव मल ऋग्गिय, विशर गाय रो ५ 
(१) नैन अगर मल अग्गिस, निगर याग रो रपर । 


केउ भायश शरण, फेड भाएगदार ॥ 


३० ] ,. रासमाला 


ओर शराब से लब्रालब भर कर लाल की ओर वढाकर कहा, 'कुँबरजी '! 
मेरे हाथ से एक प्याला पिझो ।' लाल ने कहा, यह बहुत तेज है, मैंने 
पहले द्वी बहुत पी ली है, तुम सुके ओर पिलाठी हो क्या ? नहीं, नहीं, 
हम तुम तो बातें करेंगे ।' तब चात्रडी ने कहा, “बातों मे क्‍या रखा है ? 
मैंने पहले पहल आपको प्याला भर कर दिया है, मेरा हाथ वापिस मत 
करो ; जो कुछ में दूँ उसे आप स्वीकार कर लीजिए । मेरे कहने से इसे 
तो आपको पीना ही पडेगा ।' जब चावडी ने इस प्रकार कहा तो उसने 
प्याला ले लिया ओर उसको पीकर खाली कर दिया, फिर उसने कांपते 
हुए हाथों से दूसरा प्याला भर कर चावडी की ओर बढाया । चाबड़ी ने 
धूं घट की ओट करके उस प्याले को अपनी कचुकी पर ऊँडेल लिया, 
ओर फिर प्याला भर कर देखा कि गोज्ञा पलग पर लेट तो गया है परन्तु 
अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ है इसलिए वह प्याला भी उसको दे दिया 
जिसको पीते पीते तो बह्द दात पीस कर पलग पर चित हो गया जब 
चावड़ी ने देखा कि उसको इतना नशा हो गया हे कि वह कुछ नहीं कर 
सकता तो बह तुरन्त उठी ओर अपनी तलवार लेकर उसकी गद्‌न कांट 
डाली । फिर, पल्चनगपोश लेकर उसमे उसके शव को ल्पेट कर नीचे ही 
राजमार्ग मे खिडकी से फेंक दिया । 

आधीरात वीतने पर चोकीदार गश्त पर निकले। उन्होंने एक गठटर 
पड़ा पाया और सोचा कि किसी वनिये के घर मे चोर घुसे होंगे और 
जाय होने पर इसको पटक कर भाग गये होंगे । फिर, उन्होंने सोचा कि 
कोतवाल साहब के सामने यदि यह माल ले जावेंगे तो इनाम मिलेगी, 
इसलिये उन्होंने उस गट्टर को उठा लिया, जो उनको बहुत भारी मालूम 
हुआ | वे आपस में कहने लगे “हम लोग इसको अभी न खोलें, 
सवेरे ही इसका मालिक चोरों को दृढता हुआ अपने माल की 


जंगदेव परमार ] [ ३१ 


तलाश में आवेगा, इसलिए चलकर इसको कोतवाली के चबूतरे पर रखें 
ओर सुबह होते ही उन्तको (कोतवाल को) सूचना दे । उघर चाबड़ी 
श्रात्मरज्ञा के लिये अपनी शक्ति के अजुसार पूरी तैयार होकर वेठी रही । 

अच जगदेव का हाल सुनिये | एक घर किराये करके ओर सब इच्त- 
जाम करके साम पड़ते पड़ते वह तलात के किनारे लोठा जहाँ वह अपनी 
स्त्री और घोडों को छोड़ कर गया था | बहा उसने घोड़ों श्रीर गाडियों 
के निशान देखे तो तुरन्त समझ गया कि कोई न कोई घोखा देकर 
चात्रड़ी को ले गया। जो कुछ हुआ उसकी सूचना देने के लिए वह 
दरवार में गया। वहाँ द्रवार-भवन के सामने ही अश्वपाल (घोडों का 
रक्षक) बैठा था । जब जगदेव उधर पहुंचा तो अश्वपाल ने अपने सन 
में कहा 'यह तो कोई सच्चा राजवशी है ।' वह खड़ा हुआ ओर उसका 
आलिज्नन करके कहने लगा “आप कहा से आये दे ?? जगदेव ने कहा 
मैं तो यहां अपनी दो रोटी की तलाश में आया हूँ, परमार राजपूत हूँ। 
अश्वपालन ने कहा “यदि तुम इन घोडों की देखभाल कर लिया करो तो 
हम तुम साथ रहा करें ओर तुमको तनखाह व भोजन मिला करेगा ।' 
जगदेव का हृदय और विचार वहां नहीं थे, परन्तु उसने सोचा कि यह 
अधिकारी उसका राजा से परिचय करा सकता है । अश्वपाल ने यह 
आश्वासन दिया कि वह उसको राजा से मिला देगा तो उसने उसके साथ 
रहने को हां कह दी | इस वात से यद्यपि वह सन्‍्तुष्ट नहीं था, परन्तु-- 

'ज्षुण क्षण करके तो चन्द्रमा बढता है और क्षण क्षण करके घटता 
है कभी आधा रह जाता है कभी पूर्ण हो जाता है-विघाता ने चन्द्रमा 
को भी तो ससान दिल नहीं दिये हैं ।१(१) 

(१) खण खीणो खण चडढलो, खण आधो खण लीह | 

दैव न दीघा चन्द ने, संतरे सरीखा दीह || 


३२ ] [ शासमाला 


उसने सोचा काम तो है परन्तु किया भी कया जाय ?' संध्या'होते ही 
उसने घोडों को दाना खिलाया | अश्वपाल अपने घर से भोजन लाया 
परन्तु जगदेव को भूख नद्हीं थी, फिर भी उसने खाने का बह्माना किया और 
थाल लौटा दिया । रात भर वह अपने त्रिस्तर पर करवटें बदलता रहा। 


अन्त मे, दिन उगा और कोतवाल डू गरशी कोतवाली के चबूतरे 
पर आया । चौकीदारों ने नसस्कार करके वह गठ्दर दिखलाया और कहा 
कि रात में भागते हुये चोरों से उन्होंने उसकी छीना था। इस पकड़ से 
कोतवाल प्रसन्‍त हुआ ओर कह्दने लगा, 'इस गट्टर को खोलो ओर देखो 
इसमे क्या है !” नौकर जल्दी जल्दी गटठ्टर खोलने लगे परन्तु जब 
उन्होंने तीसरा पड़त खोला तो उनको खून दिखाई दिया और वे सब 
चौंके | वे फिर उसको जल्दी जल्दी खोलने लगे तब उनको मालूम हुआ 
कि उसमें तो किसी ने मनुष्य को मार कर लपेद दिया है। ड्ूगरशी 
उस शव को पहचान गया और बोला, 'अरे! यह तो लालड़ा(२) है, इसमें 
कोई सन्देद्द नहीं, हाय! वह मुझे कितना प्यारा था, कपडे और गहने पहने 
हुये यह सजीब सा दिखाई देता है” यह कह कर कोतवाल अपनी 
छाती पीठने लगा ओर नोंकरों से कहने लगा, अरे | दौड़ो, जल्दी खबर 
लाओ यह तो तुम्हारे स्वामी लाल का मुख हैं ।' उन्होंने कहा, 'लालजी तो 
घर पर सो रहे हैं । फिर उन्होंने उसके खबास को पुछवाया तो उसने 
जवाब दिया कि बह रात को नी बजे जामोंती गणिका के घर पर गया 
था। तब वे लोग दौड़े और जामोती के घर गये | वहां उसने कद्दा कि वह 
तो आराम से ऊपर के कमरे में सो रहा है । यह सुनकर उन्होंने उसे 
जगाने के लिए कट्दा | तव दासी ने जाकर आवाज दी, 'चावडी ! राज- 


(१) यह लालसिंह का सर्क्चिप्त प्यार का नाम है। 


जगदेव परमार ] [ ३३ 


कुमार को जगाओ ओर यहाँ भेजो / चाबड़ी ने क्रोध में भरकर कहा, 
“कम्बख्त रांड ! वह तेरा चाप जिस समय यहां आया था उसी समय मैंने 
उसको सार डाला और एक गद्ढर मे बांधकर सड़क पर फेंक दिया। तूने 
, चाषडों की लड़की के साथ चालाकी खेलने की हिम्मत की है । अभागिन 
जब मेरे पति राजकुमार को इसका पता चलेगा तब वे तुके इसका मजा 
चखाए गे । दूसरी स्त्रियां चाहे वेश्याबृत्ति करती होंगी परन्तु में तुमे 
शाप देती हूँ कि तेरा सत्यानाश होगा । तूने एक गोले को- जो मेरे 
द्रत्राजे पर बैठने योग्य भी नहीं था, उसको मेरे पास भेजा ! तेरी यह 
हिम्मत कि मेरी ओर आंख उठाए !” यह सुनकर तो बह वेश्या अधमरी 
हो गई । दौड़ कर नौकरों ने कोतवाल को खबर दी कि किसी चावडी 
, राजपुत्तानी ने उनके स्वामी का वध किया है। अब तो कोतवाल दो सौ 
आदमियों को साथ लेकर जामोती के घर पर पहुंचा ओर ऊपर की 
मजिल पर चढ़ गया। जिस कमरे में चाबड़ी थी उसका दरवाजा तो जोर 
से बन्द था परन्तु पीछे की ओर दीवार में एक खिड़की थी जिसमे होकर 
एक चार में एक दी आदसी अन्दर घुस सकता था। सीढ़ी लगाकर एक 
नौकर ऊपर चढ़ा ओर खिडकी में से ज्योंही अन्दर मांका कि चाबड़ी 
ने अपनी तलवार से उसका शिर काट डाला, जो कमरे के अन्दर पड़ 
गया ओर घड़ बाहर की ओर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसने पांच या छः 
आदसियों को तलवार के घाठ उतार दिया परन्तु उसको पकड़ने में कोई 
भी सफल न हुआ ओर वे सच के सव थर थर कांपने लगे। 
यह बात चारों ओर फेल गई और सिद्धराज जयसिंह को भी ज्ञात 
हुआ कि किसी चाबड़ी राजपूतानी को घोखा हुआ हैं और उसने एक 
कोतवाल के लड़के ओर पांच छ दूसरे लोगों को सार डाला है तथा एक 
बन्द कमरे मे वैठी अपनी रक्षा कर रही है। राजा ने आज्ञा दी, 'जाओ 


३१४ ] [ रासमाला 


ओर कह दो कि जब तक में न आऊँ कोई भी उससे कुछ न कहे, में 
अभी वहाँ आता हूँ!” सिद्धराज ने अपना घोड़ा मगवाया ओर उस पर 
सवार हुआ | अश्वपाल और जगदेव ने प्रणाम किया | जगदेव को देख 
कर राजा आकर्षित हुआ | उसने अपने मन में कहा, 'यह तो बडा 
सुन्दर राजपूत है-मेंने पहले इसे यहां कभी नहीं देखा ।' जगदेव घोड़े 
पर चढ़कर राजा के आगे आगे चला ओर राजा भी रास्ते भर जामोती वे 
घर तक उसकी तरफ एकटक देखता गया । सिपाहियों ने भीड़ में रास्ता 
किया ओर वहां पहुच कर राजा ऊपर चढा | अश्वपात्त और जगदेव 
उसके पीछे पीछे चले | ऊपर जाकर जयसिंह ने कहा 'वेटी चाबड़ी ! 
मुझे बताओ, तुम्हारा पीहर कहां है ? तुम्हारा खुसराल कहां है ? ओर 
तुम्द्दारा विवाह किसके साथ हुआ हे ? ' चावड़ी गे देखा और समभ 
गई कि यह तो कोई बड़ा सरदार है, इसलिए उसने कह्दा, 'महाराज ! 
में राजा राज चावड़ा की लडकी ओर बीरज की बहन हूँ । मेरा विवाह 
धार के राजा उद्यादित्य परमार के छोटे पुत्र के साथ हुआ हे ।” तब 
राजा ने पूछा, 'वेटी चात्रड़ी ' तूने मेरे आदमियो को क्‍यों मार डाला ?' 
इस पर चावड़ी ने क्रोधित होकर कहा, “महाराज ! यह गणिका धोखे 
से मुझे यहां ले आई और फिर एक गोला मेरा सतीत्व भ्रष्ट करने आया 
इसलिए मेने उसे मार डाला । मैं राजपूत की लडकी हूँ, मरने से 
पहले कितनों ह्वी को मारू गी ओर अन्तिम दम तक लड़ती रहूँगी। फिर 
जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा होगा | मेरा पति राजकुमार भी यहीं 
कहीं शहर भें हे ।”” उसी समय जगदेव ने आगे आकर कहा, 'चावड़ी ! 
दरवाजा खोल दो, तुमने एक बड़ा भारी संकट मोल ले लिया है । जग- 
देव की आवाज को पहचान कर चाबड़ी ने किवराडइ खोल दिया ओर 
उसकी गोद में आ गिरी । अब, जयसिंह जान गया कि यही जगदेव है | 


जगदेव परमार ] [ ३५४ 


उसने चावडी से कहा 'तुम मेरी घर्म की पुत्री हो ।' यह कद कर उसतने 
अपने नौकरों को चुलाया और कहा, 'एक रथ लाओ ओर दस दासियों 
सहित इनको एक सुन्दर घर में ले जाओ |! 

अच, डू गरीशी कोतवाल आया और राजा से विनय करने लगा, 
“महाराज | आपकी जय हो ' मेरे घरका सत्यनाश करनेवाली के लिए 
आपने क्या आज्ञा दी १” राजा ने कहा, 'इस वेटी चाबडी ने अपने 
पातिब्रत घर्म की रक्षा की है,। जब कोई गोला किसी राजपूत की बहू- 
बेटी का सतीत्व भ्रए करने आवे तो उसे दण्ड सिलना ही चाहिये। क्या 
इस तरह के खोटे काम करने के लिए ही मेंने नगर को तुम्दारे भरोसे पर 
छोड रखा था १” इसके वाद आजा हुई कि, उस मूखे को कोतवाल के पद 
से हटा दिया जावे और वह राज़ाको अपना मुह भी न दिखा सके । यह्‌ 
कह कर उससे डू गरशी के मालमते जायदाद आदि को भी जब्त कर लिया, 
ओर उसको देश निकाला देकर उसका घर लुटवा लिया | इस प्रकार राजा 
ने दूसरों के सामने कोतवाल का उदाहरण स्थापित किया | इसके पश्चात्‌ 
सिद्धराज़ ने सभी वेश्याओं को पकड़वा लिया ओर उनके नाक कटवा 
कटवा कर सबको शीतल्ा के वाहन (गघे) पर विठाकर नगर में फिराया 
अर बाहर निकाल दिया तथा उनके घर वार लुढवा दिये । चाषड़ी 
कफो रथ में विठाकर और दस दासियां उसकी सेवा के लिये देकर 
राजा ने एक हवेली में रख दिया। जयसिंहदेव स्वय उसको वहां तक 
पहुंचाने गया और काम काज देखने के लिए एक खबास (१) उसके तैनात 
कर दिया | उसके घर में इतना खाने पीने का सामान भरवा दिया जो 
एक साल भर चले, ओर घर के उपयुक्त ही साज सासान का मी प्रवन्ध 


(१) राजा का मुख्य सेवक | खास-्मुख्य। खवास खास शब्द का 
बहुवचन है । 


३६ | [ रासमाला 


करवा दिया। उसके घरकी चोकसी के लिए एक पुष्ट चोकीदार भी 
नियुक्त किया गया तथा जो जो बातें उसके लिए आवश्यक थीं उत्त सव 
का प्रवन्ध कर दिया ओर उसने एक वार फिर घोषित क्रिया कि 
वह उसकी घधममपुत्री थी। इसके वाद जगदेव को साथ लेकर वह अपने 
दरवार में गया और वहाँ बैठकर उस से अन्य बातों की पूछताछ 
करने लगा। राजा जगदेव से अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसको 
अपने साथ भोजन कराया । रात को नौ बजे उसने पोशाक, मोतियों 
की माला ओर कण्ठा आदि मेंठ करके उसकी विदा किया | जंगदेव ने 
घर जाकर चावड़ी को गले से लगा लिया और मोतियों का कण्ठा देकर 
कद्दा, तूने जल्दी दी अपना परिचय राजा से करवा दिया नहीं तो दस 
वीस दिन की देर हो जाती और किसी तीसरे मनुष्य द्वारा उसको 
मालूम करवाना पड़ता ।' इस प्रकार वहुत रात तक वे उस दिन की 
घटनाओं के वारे में वातचीत करते रहे । 

चावड़ी पातिब्रत धर्म का पालन करती थी इसलिए उसमे 
उस ढिन कुछ भी न खाया था | वह सचेरे तीन बजे ही उठी 
ओर रसोई तेयार करने लगी--पानी गरम होने को रख विया। 
जव सब कुछ तैयार हो गया तो उसने जगदेव को जगाया । उसने कहद्दा, 
आज इतनी जल्दी क्यो ?? चाबी ने कहा, राजा आपको बुलावेंगे, 
कल उन्होने आपसे वातें की थीं इसलिए आज वे आपके विना एक क्षण 
भी न रहेंगे। मैंने जो नियम ले रखा है वह तो आप जानते ही है। 
इसलिये कल से मेरा उपवास ही चला आ रहा है, अब आप उठिये, स्नान 
कीजिये और आपके भोजन कर लेने पर में भोजन करूँगी !' जगदेव 
मे कहा, ठीक है | वह उठा, स्नान आदि से निवृत्त हुआ आर 
फिर दोनों ने भोजन किया । इतने द्वी में एक आदमी घोड़ा लेकर आया 


जगदेव परमार | [ ३७ 


आर द्रबाजे पर आवाज देने लगा | जगदेव अपनी स्त्री से विदा लेकर 
नीचे आया ओर धोड़े पर चढ़ कर दरबार को चला। 
जब वह दरवार में पहुँचा तो राजाने खडे होकर उसका आदर किया 
ओर फिर वे दोनों वाने करने लगे | राजा ने पूछा, “आप मेरे यहाँ काम 
करेंगे ?' जगदेव ने उत्तर दिया, में तो दो रोटी पैदा करने के लिये ही 
घर से निकला था।? राजा ने फिर पूछा कि आप पट्टा (जमीन) लेंगे या 
नकद तनख्वाह लेते रहेंगे १? जगदेव ने कहा 'महाराज ! नकद तनख्वाह 
लेना सुमे ठीक जचता है, में एक हजार रुपये रोज लेगा और अधिक 
से अधिक जोखिम बाले स्थान पर मुझे भेज दीजिये, यदि पीछे पर रखूँ 
तो असल राजपूत नहीं | तब राजा ने कहा, बहुत ठीक है ।” यह कह 
कर उसने कोपाध्यक्ष को बुल्लाया और आज्ञा दी कि जगदेव को दो 
हजार रूपये प्रतिदिन के द्िसाव से साठ हजार रुपया सहदीना दिया 
करो, इनकी तनख्याह मे कोई अड्चन न पडे।!' इसके बाद 
राजा ने जगदेव को एक शिरोपाव(१) सेंट किया ओर परवाना लिखकर 
उस पर अपनी भोहर करके दे दिया। 
जब जगदेब घर चला गया तो पट्ट्ण के बड़े वडे सरदार आपस में 
कानाफूसी करने लगे, 'राजाने इसको क्यों नौकर रखा है ? सूये उगते दी 
इसको दो हजार रुपये मिल जाते हैं; अस्सी लाख घुड़सवारों की फौज 
आवेगी तब यह अकेला उसको केसे हरा देगा ?” परन्तु राजा उससे 
निरन्तर प्रसन्न रहता, उसको अपने वराबर या सामने बिठाता और कुछ 
न छुछ भेंट किये विन्ा उसको घर न जाने ५ता। इस प्रकार यह क्रम 
एक बे तक चलता रहा । एक वर्ष समाप्त होते होते जगदेव के एक 
'कुँचर उत्पन्न हुआ जिसका नाम जगघवल रखा गया, ओर तीन बे वाद 
(१) सम्मान सूचक वस्तालकार आदि | 


शेप | [ रासमाला 


दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीजघवल पडा | राजा इन छोटे 
छोटे राजकुमारों का वहुत ज्ञाड प्यार करता था । डसे छोटे बच्चों और 
भोले मनुष्यों की भोल्ी बातों पर इनासें देने का बहुत शोक था । दान 
पुण्य में भी वह नित्यप्रति एक हजार रुपये ख्चे करता था। इन बातों का , 
फिर भाट लोग क्यों न उल्लेख करें ? धर्मंगुरुओर घम का भला करने 
वाले का नाम याद करता भी नित्य के छ त्रर्तों में से एक ब्रत है । 


उस समय वडा कुंवर पोंच वर्ष का और छोटा दो वर्ष का हो 
चुका था, भादों का मह्दीना था, बादल छा रहे थे, काली अधियाली रात 
थी, मेह चरम रहा था-मेंढक टर्रा रहे थे, मोर केकारव कर रहे थे, 
पपीहा बोल रहा था ओर बिजली के मपाके हो रहे थे, ऐसी भाद्रपद 
की घनघोर रात्रि थी जिसमे कायरों की छाती तो यों हटी डर के मारे 
धड़क रही थी । ऐसी रात्रि मे राजा ने एक शोर छुना जो ऐसा मालूम 
होता था मानों पूवे दिशा मे चार स्त्रियाँ तो प्रसन्न होकर गीत गा रही 
थीं ओर उससे थोड़ी द्वी दूर पर दूसरी चार स्त्रियां रो रही थीं । राजा ने 
पछा यहां कोई पहरायती जग रहा क्‍या? जगदेव ने उत्तर दिया, 
“परद्दाराज ! पहरायती को क्या आज्ञा है १” राजा वोला, 'जगदेव ! तुम 
अभी घर नहीं गये ? राजकुमार जगदेव ने उत्तर दिया, “महाराज की 
आजा के बिना में घर कैसे जा सकता था ?” राजा ने कहा, तो अच्छा, 
अब घर जाओ / जगदेव ने कहा, महाराज आप पहरायती के लिये 
क्या आज्ञा प्रदान करने वाले थे ? में उस आज्ञा को परी करके ही 
जाऊँगा !' राजा ने पछा, यह हम क्या शोर सुन रहे हूं ?” जगदेव ने 
उत्तर दिया 'कुछ ओररतें गा रही हैं ओर छुछ रो रही हैँ ।' तबराजाने कट्दा 
यह कौन गा रही हैं ओर फोन रो रही हैं, ओर क्यों ? सुके। इसकी खबर 


के 


रः 
जगदेव परमार ] न्‍ 
लाकर दो, सुबह होते ही में इस बात को सुनना चाहता हूँ ।” जगदेव ने 
प्रणाम किया और अपनी ढाल सिर पर रखकर तथा हाथ में तलवार लेकर 
श्रकेला दी चल दिया। राजा ने मन ही सन सोचा, “भादों की रातें 
भयात्रनी होती हैं. जरा देखूँ तो यह जाता है या नहीं | इस प्रकार सोच 
विचार करके एक काला कपडा चारों ओर लपेट कर सिद्धराज भी जगदेच 
के पीछे पीछे चल दिया | कुछ और भी सरदार पहरे पर थे । बेप वदले 
हुए राजा ने उनसे उनके नाम पूछे ओर उन्होंने अपने अपने नास 
घतला दिए | उसने उनसे भी कहा कि पूर्व की ओर छुछ स्त्रियों गा रही 
हैं और कुछ रो रही हैं, राजा उनकी खबर मगवाना चाहते दे ।” एक 
सामन्त ने कहा, “जिसको दो हजार रुपये ग्रतिदित मिलते हे ओर 
जिसको नित्य इनामें मिलती हेँ उसे भेजने दो अब तक तो बह मुफ्त 
की पगार पाता रहा है।” राज! ने यह सब चुपचाप सुन लिया। कुछ 
सरदारों ने कहा, 'हम इसकी खबर ले आए गे ! फिर जब वे अपनी 
अपनी चारपाई मे सोने लगे तो एक दूसरे से कहने लगे, 'ठाकुरो ! उठो ! 
जउठो ! ।” इसके बाद जैसे अपने हथियार ही तैयार कर रहे हों इस तरह 
का शब्द करके ओर अपनी ढालों को खड़खडाते हुए वे ऊँघने लगे | 


इतनी ही देर में जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उधर पते 
की ओर जगदेव रवाना हुआ | सिद्धराज़ भी उसके पीछे पीछे हो लिया । 
जगदेव नगर के दरवाजे पर पहुंचा और द्रबान ने खिड़की खोलकर 
उसे चाहर जाने दिया। सिद्धराज ने कहा, में इस सरदार का खबास हूँ, 
यह कह कर वह भी बाहर सिकला। जिघर स्त्रियों रो रही थीं उघर ही 
जगदेव आगे वढ़ा ओर उनसे कहने जगा, 'तुम कोन हो ? तुम मृत्यु- 
लोक की रहनेवाली हो, देवियां हो, अथवा भूतन्ती या प्रेतती, मिद्धा वा 


इे८ ] [ राससाला 


शिकोतरी (१) द्वो ? इस आधी रात के समय क्यों विलाप कर रही हो, 
मुझे कहो, तुम्हें क्या दुख है ?' वे बोलीं, पुत्र जगदेव ! इधर आओ, 
तुम कहां से आए हो ? उसने कहा, 'में ठुम्दारे विल्ञाप का कारण पूछने 
आया हूँ ।” उन्दोंने उत्तर दिया, “हम पाटण की योगिनिया है, कल दस 
बजते बजते सिद्धराज जयसिद की सृत्यु का समय है और इसीलिए हम 
विलाप कर रही हैं । अब भक्ति, वलिदान और दानएुएय कौन करेगा 
हमे विल्ञाप करना ही चाहिए |? राजा जहाँ छुपकर खडाथा दबहीं से 
उसने यह सव कुछ सुना | जगदेव ने फिर पछा, 'परन्ठु, ये जो गा रहीं 
हूं, वे कोन दें १” योगिनियों ने कहा, 'जाकर तुम्दीं पूछ लो /' जगदेव 
उधर गया और प्रणाम करके वोला, 'तुम वधावे (२) गा रही हो, तुम मे 
प्रधान कौन हे ? ओर, तुमको ऐसी क्या प्रसन्नता हे कि तुम इस प्रकार 
गीत गा रही हो ? वे वोलीं, 'हम दिल्‍ली की इएदेवियाँ हैं ओर सिद्धराज 
जयसिंह देव को लेने के लिए आई हू, बढ देखो विमान मौजूद है । 
यही हमारे गाने का कारण है । जगदेब ने पूछा, 'डसकी मृत्यु कत्र 
होगी ?? वेवियों ने जवाब दिया, प्रात काल सवा पहर दिन चढ़े जब 
वह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के लिए तेयार होगा ओर 
पीताम्थर पहनकर चौकी पर खड़ा होगा उसी समय हम उसे मार देंगी 
ओर वह शरीर छोड देगा।' जगदेव ने फिर पूछा, "आज कल के समय 
में सिद्धराज जैसा कोई राजा नहीं है । कोई पुण्य,दान शपथ (त्रत) अथवा 
अन्‍य कोई ऐसा उपाय हे क्‍या, जिससे कि वह्‌ संकट से वच जाय ?? 
देवियों ले कहा, “इसका केवल एक द्वी उपाय है और बह यह दे कि 


(१) शाकिनी/डाकिनी के छ मेददों में एक मेद है। 
(२) वर्घापन गीत । 


अगदेव परमार ] [ ४१ 


यदि सिद्धराज की वरावरी का कोई सामन्त अपना सस्तक काटकर हसें 
दे दे तो जयसिंह की आयु वढ़ सकती है ।' जगदेव ने कहा, 'क्या मेरे 
मस्तक से काम चल जायगा ? यदि में अपना सिर उतार कर तुम्हें अपेण 
कर दूँ तो क्या सिद्धराज की आयु ओर राज्य बढ़ जाएंगे ? यदि ऐसा 
हो सके तो में तैयार हूँ।' देवियों ने यह बाव मान ली और कहा, जो 
तू अपना सिर दे दे तो सिद्धराज वच सकता है।' उसने कहा, 'झुमेथोड़ी 
देर की छुट्टी दो, में जाकर यह सब वृत्तान्त अपनी स्त्री को सुना आऊं 
क्रौर उसकी अनुमति ले आऊ ।' यह सुनकर देवियां ठह्दाका मारकर 
हमने ल्ञगीं ओर कहने लगीं, 'क्या कोई स्त्री अपने पति के मरण मे 
सहमत होगी ? परन्तु जा और उसे पूछकर जल्दी लौट आ ।' 


अब जगदे व घर की ओर चला | सिद्धराज ने मन में कहा, देखूँ 
अब यह वापस आता है या नहीं ओर चाबड़ी क्या कहती है! यह 
सोचकर बइ भी उसके पीछे पीछे चला । जगदेव घर पहुँचकर ऊपर के 
कमरे में गया ओर उसने चावड़ी का आलिद्नन किया। सिद्धराज जयसिहद 
पत्ति-पत्ती की बातचीत को ध्यान से सुनने लगा । वे नित्य की तरह पास 
पास बैठे | जगदेव बोला, 'चाबड़ी ! एक बहुत गम्भीर मामला हे।? 
चाबडी ने हाथ जोड़कर पूछा, 'नाथ ! कया आज्ञा है ?? तब जगदेव ने 
आदि से लेकर अन्त तक सब क्रथा कह सुनाई ओर फिर कहा 
में तुम्हारी अनुमति लेने आया हूँ ।' चावडी वोली, “आज़ का द्विन 
ओर रात धन्य हे! ऐसे ही अवसर के लिए हस नमक खाते 
हैं। अपना जीवन अर्पित कर दो। इसी के लिए तो वेतन, 
धन ओर जमीनें मिलती हँ। आपने वहुत सुन्दर निश्चय 
किया है, राजपूत का यही धसे है। यदि सिद्धराज जीवित रहें 


४२ ] [ रासमाला 


ओर राज्य करते रहें तो सब कुछ ठीक है, और यदि वे ट्टी न रहें तो 
जीवन का क्‍या मूल्य रह जायगा ! परन्तु, मेरे स्वामी ! एक प्रार्थना है, 
बह यह कि में जीवित रह कर क्या करूँगी ? केवल दो घड़ी जीवित 
रह कर में क्यों यह सकट अपने ऊपर ले (१) में भी अपना जीवन » 
आप ही के साथ समाप्त कर दूंगी ।' जगदेव बोला, “परन्तु बच्चे-उनका 
क्या होगा १” चाबड़ी ने कहां, उनका भी उसी समय बलिदान कर दो । 
फिर जगदेव बोला, 'यदि ऐसी बात हे तो देर मत करो ।' जगदेव अपने 
बड़े बच्चे का द्वाथ पकंडकर नीचे उतरा ओर चावड़ी उसके पीछे पीछे 
घली | सिद्धराज जयर्सिह देव आश्वचयें से भर गये ओर बोले, 'घन्य 
राजपुत्र | घन्य राजपुत्री !! 


इसके बाद वे चारों रवाना हुए ओर राजा भी यह देखने को कि क्या 
होता है उनके पीछे पीछे चला । जगदेव ओर चाबड़ी देवियों के पास 
आकर पहुंचे। वे बोलीं, 'जगदेव ! तुम अपना मस्तक अ्पेण करने को 
तेयार हो ? वह बोला, 'मेरे शिर के बदले में तुम सिद्धराज की कितनी 
आयु बढ़ा दोगी ?' उन्होंने उत्तर दिया, 'इसके वदले में वह बारह बे 
ओर राज्य करेगा |! जगदेव ने फिर कहा, 'चावड़ी और इन दोनों लडकों 
में से प्रत्येक के जीवन का मूल्य भी मे रे जीवन के बराबर ही है इसलिये 
चारों की जिन्दगी के बदले मे सिद्धराज की अड़तालीस वषे की आयु 
ओर राज्य वढा दो, में चारों का जीवन अर्पण करता हूँ।' देवियों ने कह्दा 
'ऐसा ही होगा ।” इसके बाद चाबडी ने अपने बड़े पुत्र को 'आगे किया 


(१) भावार्थ यह है कि उसके पति के मर घुकने के बाद तो वह सदी होगी 
ही फिर, यही अच्छा है कि वह साथ ही साथ अपने प्राण मी समर्पित कर दे । 
दो घड़ी का वियोग भी क्‍यों भोगे ? 


"कै 


जगदेव परमार ] [ ४३ 


ओर जगदेव ने तलवार निकाल कर उसका शिर काद डाला; 
फिर वह अपने दूसरे पुत्र को चढ़ाने लगा, इतने ही में देवियों ने उसको 
रोक दिया और कहा, 'जगदेव ! हमने तुम्हारे, तुम्हारी स्त्री ओर दोनों 
बच्चों के अडतालीस बपे स्वीकार कर लिए ।' यह कह कर उन्होंने जगदेव 
के बड़े पुत्र के शव पर अमृत छिड़का ओर वह तुरन्त जी उठा | फिर, 
देवियों ने हँसकर कहा, 'तुम्दारी और तुम्हारी स्त्री की स्वामिभक्ति से 
हम बहुत प्रसन्न हैं ।' इसके वाद उन्होंने दोनों वच्चों के शिर पर दाथ 
फेरा और उन्हें चावड़ी को सौंप दिया। उन्होंने कद्दा, 'जगदेव ! तुम्हारी 
रवासिभक्ति के कारण हमने सिद्धराज का राज्य अड़तालीस बपे ओऔर 
बढ़ा दिया है ।' यह कह कर उसको बिदा किया, ओर उसने तथा चाबड़ी 
ने नमस्कार करके अपने बच्चों को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। 


जगदेव की स्वामिभक्ति ओर उसकी स्त्री की पतिसक्ति को देखकर 
राजा गद्गद हो गया | वह राजमहल को लौट गया ओर पृर्वेबत्‌ लेट रहा । 
बह लेटे लेटे त्रिचार करने लगा, 'जगदेव ! तू घन्य है ! तूने मेरा राज्य 
ओर आयु अडतालीस वषे ओर वढा दिये /' वह इसी प्रकार विचार 
करता रहा ओर उसे नींद नहीं आई | सुबह के चार बजते द्वी साईस 
जगदेव को बुलाने आ पहु चा। उसने उठकर मुँह हाथ घोये और स्नान 
करके सर्वेशक्तिमान्‌ प्रश्ु की पूजा की। इसके वाद उसने माला जपी, 
ललाट पर तिलक किया ओर पो फटते फठते तो राजा के पास 
उपस्थित होगया। 


जब जगदेव आया तो राजा सिद्धराज दरवार में विराजमान था। 
उसने सिंहासल से उठ कर उसको गले से लगा लिया ओर अपने पास 
ही दूसरा सिंहासन लगवा कर आग्रह फरके उस पर विठाया। इसके 


४४ ] [ रासमाला 


बाद उसने उत्त सामन्तों को बुलाया जिनको रात्रि के समय खबर लाने 
के लिए आज्ञा दी थी।जव वे आए तो उनसे पृछा, 'रात्रि के क्या 
समाचार लाए ? उन्होंने उत्तर दिया, 'ढो गाड़ियों में चार माऊ(?) 
चेठी थीं। एक गाड़ी मे बेठी हुई स्त्री के पुत्र उत्पन्न हुआ था इसलिए 
वे गाती थीं, ओर जो दूसरी मे चैठी थीं उनका पुत्र मर गया था, इसलिए 
वे विलाप कर रही थीं ।' सामन्तों की यद्द वात सुनकर सिद्धराज ने एक 
घृणापूर हँसी हँसी और कह्दा, “तुम एक एक लाख के पटायती(२) हो, 
तुम मेरे राज्य के चडे बडे स्तम्भ हो, यदि तुम्हीं खचर लाकर न ठोगे 
तो कोन देगा ?” ऐसा कह कर उसने जगदेव की ओर देखा ओर 
रात्रि का वृत्तान्त कह सुनाने के लिए कहा | जगदेब ने कहा, “जेंसा 
सामन्तों ने कद्दा है वैसा द्वी हुआ होगा ।' राजा ने फिर कहा, “जों 
कुछ हुआ हो सो सच सच कहो, मैंने सव कुछ देख सुन रखा ढे।” जगदेव 
ने कहा, “मेने कुछ देखा हो तो कहूँ, मुके' कद्दाती वना कर तो कहना 
नहीं आता ।” तव जगदेव की उद्ारता ओर धेये को अशसा करते हुए 
जयसिद्द कहने लगा, “सामन्तो ! साइयो ' ओर सरदारो ! इस कथा को 
सुनो । आज ग्रात काल का पहला पहर सेरे मरण का समय था, परन्तु इत्त 
जगदेव के प्रताप से मुझे अड़तालीस वर्ष का राज्य ओर आयु और मिल 

(१) दुष्काल पडने पर अथवा कोई अन्य सकट पड़ने पर घर्रार छोड 
कर निकलने वाली स्त्रियाँ 'भाऊ' या मऊ कहलाती हैं। मारवाड के वनिये माऊ 
कहलाते हैं। वे रच्छु काठियावाड में आकर बत गये हैं और आज तक 'माऊ 
नाम से पुकारे जाते हूँ । 'माऊ' या मऊ! का त्रर्थ दु खी मठुप्य है। जब मारवाड 
में अक्गल पडता है तव वहाँ के लोग देशान्तरो में जावर निर्वाह करते हैं । 
इसीलिए मविष्याक््लन करते हुए मडडली ने मी कहा है कि यदि ऐसे चिन्द्र 
दृष्टिगोचर हों वो मऊ मालवे जाव ॥! 

(२) एक लाख रुपया वार्षिक आव की जागयीर के उपभोक्ता |: 


ः 


जगदेव परमार ] [४५ 
गये हैं। इन्होंने अपने दोनों पुत्रों सहित अपना और अपनी स्त्री के शिर 
मेरे लिए देवियों को अपण कर दिये थे, ओर बड़े लड़के का शिर तो पत्यक्ष 
ही काट कर चढ़ा दिया था। इस शूरबीर सरदार का साहस ओर 
स्वामिमक्ति देख कर तथा इसकी स्त्री के पति-प्रेम से प्रसन्न होकर 
देवियों ने सब कुछ लोटा दिया और मुझे भी आयु प्रदान की । आज 
से जो में राज्य करूंगा बह राजकुमार जगदेव ही के प्रताप से करूगा। 
तुम लोग अपने किसी लाभ के लिए म्लेंठ बोलते हो, मेंने यह सब कुछ 
अपनी आंखों से देखा है ओर अपने कानों से सुना है । उसको जो 
तनख्वाह मिलती है उसे देखकर तुम लोग कुढते हो परन्तु यदि में लाख 
अथवा करोड़ मुद्रा भी नित्य खर्च करूँ तो सुझे इसके ससान राजपूत 
नहीं मिल सकता ” ऐसा कहकर राजा जयसिदद ने जगढेव को अपनी 
बड़ी पुत्री का नारियल भेट किया ओर साथ ही ठो हजार प्रार्मों का पट्टा 
भी कर दिया | इसके उपरान्त उनके व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसने उन्हें 
पाच सी गांव ओर दिए। इसके पश्चात्‌ कड़े, मोतियों का कठा, 
शिरपेच ओर वहुत से वहूमूल्य जवाहरात भेट करके उनको विदा किया | 
घर लौट कर, जो कुछ हुआ वह सब उसने चावडी को कह झुनाया। 
उसने कहा, “आप राजा हो, आपके अन्त.पुर में दो चार राजकन्याएं तो 
चाहिए ही, आपने चहुत अच्छा किया, सम्बन्ध वहुत ठीक हुआ है ।' 
इसके अलनन्‍्तर शुभ मुहूते देखकर जगदेंब का विवाह सस्कार प्रा हुआ। 
सत्र लोग सिद्धराज जयसिह ओर जगदेव को वरावर सममने लगे। इस 
प्रकार उन्होंने दो तीन बे सुख सम्पत्ति का पूरे उपभोग करते हुए विताए। 
भ्ुजनगर में राजा फूलजी राज करता था। उसके लाखा फूलाणी(१) 


(१) कच्छ में वोज्ाडी ग्राम के समीप अणबोर गढ में राजा फूल 
(८५५ से ८८० ई० तक) की राजवानी थी | डत्राव नदी की एक क्ुद्र घारा के 


४६ | [ रासमाला 


नाम का एक पुत्र था जिसके दो पुत्रियाँ थीं। एक वार उसने विचार किया 
कि ये लड़किया विवाह के योग्य होगई हैँ इसलिए सुयोग्य वरों की 
तलाश करना चाहिए । अपने सन्‍्त्री को बुलाकर उसने सिद्धराज जयसिह 
देव के पास नारियल भेजने की सलाह की ओर अन्त में जाडेजी का « 
नारियल पाटण आ ही तो पहुँचा । जयसिह ने भी वरात तैयार की ओर 
जगदेव तथा अन्य सामन्तों के साथ रचाना होकर भुज नगर ञआ पहुंचा। 
बड़े समारोह के साथ उनका स्वागत करके नगर प्रवेश कराया। 
राजा फूल को जगदेव के कुल की वात पहले ह्वी विदित थी और फिर इस 
अवसर पर उसके प्रधान ने यह कद् कर ओर भी हृढ़ता ला दी कि, 
जगदेंव एक सच्चा राजपुत्र, श्रवीर अर धीर पुरुष है, छोटी राजकुमारी 
इसको देना चाहिए ।' इस कुमारी का नाम फूलमती था इसका नारियल ८ 
जगदेव को दिया गया। राजा फूल के मडप पर सिद्धराज सोलकी ओर 
जगदेव पेंवार के साथ दोनों जाडेजियों का बिचाह हो गया। कुलमर्यादा 
के अनुसार वरदत्षिणा आदि मिलने पर उन्होंने विदा मांगी और पाठण 
आकर सुख से रहने लगे | इस प्रकार वहुत दिन बीत गए। उन्हीं ढिनों 


ठठ पर वोलाडी का कोट अणबोर गढ तथा कतिपय जैन मन्दिरों के खड॒हर 
अत भी विद्यमान हैं। परन्तु यहाँ ऐतिहासिक विसम्वाद है। लाखा फूलाणी तो 
जयसिंह के परढादा मूलराज के हाथो ही मारा जा चुका था | फिर वह इस समय 
कैसे हो सकता था? वास्तव में, यह लाखा जाडाणी था न कि फूलाणी | _ 
लाम लाखा जाडाणी के सात कक्‍्नन्‍यायें थी, उनके लिए योग्य वर न 
मिलने के कारण वे जल मरी थी-यह वात प्रसिद्ध है। परन्तु उनमें से 
दो वंडी क्‍न्‍याओ का लग्न होगया हो ओर वाकी पाँच लल मरी हॉ-यह 
सम्भव है। लाम लाखा जाडाणी की राजगद्दी लखियार वियरा में थी | 
इसलिए सिद्धराज के समय में लाला फूलाणी नही था वचरन्‌ यह लाखा जाडाणी 
था। इसका समय ३०४७ इ० से ११७५४ तक था। 


जगदेव परमार ] [ ४७५ 


चाबड़ी के पीहर से दुत उसे लिवानें आए और वह जगदेव की आज्ञा 
प्राप्त करके दोनों वालकों सहित अपने पीहर चली गई ।(१) 


ह अब, आगे की कथा मनोरू|्जक होने के बदले विस्मय- 
जनक अधिक है। कवि ने वर्णन किया है कि किस तरह जगदेव ने 
उपकारों से अपने स्वामी को वश में कर लिया था। कहते हूँ कि सिद्ध 
राज की जाड़ेजी रानी पर काल-भैरव का असर था। (२) जगदेव ने उस 


(१) इस कथा की ऐतिहासिक उपयोगिता दिखाने के लिए. यह चात 
बताना आवश्यक है कि जो विवाह नहीं हुआ हो अथवा जिन कुलों में आपस 
में सम्बन्ध नहीं हुआ हो उनके विषय में यह लिखना कि सम्बन्ध हुआ था- 

» रैतनी स्वतन्त्रता किसी भाट की नही हो सकती क्यों कि ऐसा करने से वें दोनों 
ही कुल उस पर अग्रसन्न हो जायेंगे । 


(२) इस कथा का प्रसंग इस प्रवार मिलता है--“जाडेजी वहुत 
रूपवती थी। वह मगनयनी पद्मिनी के समान शोभा वाली थी। उसके 
अगराग में नित्य पाच सी रुपये की सुगन्धित सामग्री खर्च होती थी। स्नान के 
समय जब उसके नहाने का जल बहता तो उस प्रवाह पर सुगन्बि के लोमी 
भंवरे मैंडरया करते थे-इससे रानी को वडा दु ख पहुँचा । कोई काल भैरव 
रानी पर आसक्क होगया और नित्य आकर रानी में आविष्ट होने लगा। जब 
सिद्धराज को काल मैख वी वात मालूम हुई तो उसे बहुत दुःख हुआ ओर वह 

» रसी चिन्ता से नित्य सूखने लगा ओर चहुत ही उदास मालूम पडने लगा। 
अब वह कसी भी प्रकार के रागरंग व राज्य कार्य में भाग नहीं लेता था ओर 
न उसका चित्त ही लगता था। 


इस प्रकार पाँच महीने त्रीत गये | जगदेव ने इसका कारण जानने का 
निश्चय किया । एक दिन रात पड़ने पर सभी दरवारी लोग राजा की आशा ले 
लेकर चले गये परन्तु जगदेव नही गया । राजा ने उसे भी जाने के लिए कहा 
तो उसने निवेदन किया, “महाराज | आपके चित्त में कोई गहरी चिन्ता है-आप 


४८ ] [ रासमाला 


कालमभैरब के साथ लड़ाई लड़ी ओर उसको जीत लिया । इसके अतिरिक्त 
यह भी वर्णन मिलता है कि, एक वार चामुण्डा माता एक भाठ स्त्री 


के वेश में दान मांगने के लिए जयसिंह के दरवार में गई और 
जगदेव ने उस को अपना मस्तक अपण करके उद्ारता की प्रतिस्पद्धो 


में अपने स्वामी सिद्दराज को नीचा दिखाया। ऐसा प्रतीत होता हे कि. 


उसे मुझे कहिये ।”” तब सिद्धराज ने कहा, 'कुँवरजी ! मेरे मन के दुःख को 
मेरा मन ही जानता है -- 
हिवडा भीतर दव जले, कोय न जाणे सार | 
के मन जाये आपणो, के जाणे करतार ॥ 

मेरे हृदय में जो अग्नि जल रही है उसके रहस्य को कोई नहीं जानता | 
या तो मेरा मन जानता है या मगवान जानता है। 

कुवरली ! यह बात कहने की नही है, परन्तु कह्टे बिना पार मी नहीं “ 
पडती क्योंकि आप मेरे घर के हो । आज आप डयोढी (रनिवास) में रह कर 
रानी की दशा को देखो तो मेरे मन की सारी वेदना आपके समझ में आरा जावेगी । 

इसके बाद सिद्धसाज तो सो गया और जगदेंव ढाल, तलवार तथा 
शस्त्रासत्र से सुसज्जित होकर अनार और चमेली की वाडी में छुप कर बैठ रहा । 
अरधी रात बीतते बीतते काल भेर्व ने आकर राजा की नीचे पटक दिया, पलग 
का पाया उसके सीने पर रख दिया और रानी में प्रवेश करके उसको 
तरह तरह की यातना देने लगा । यह देखकर जगदेव ने समझ लिया कि 
सिद्धराज के दु'ख का कारण यही हो सकता है और वह इस दुख की किसके 
आगे कहे ? इसके वाद तलवार हाथ में लेकर वह भैरव पर टट पडा और 
भैरव से कहने लगा, “पर-काया में प्रवेश करने वाले चोर | सावधान ! 
बहुत दिनो से तू बच वच कर निकल दाता था-आ्राज जगदेव से तेरा पाला पडा 
है । अव तेरी खैर नही है |” फिर भैख ने अपना बहुत सा चमत्कार दिखलाया 
परन्तु जगदेव ने उसबी एक भी न चलने दी और उसकी इतना तग किया कि 
वह बहुत ही निर्चल पड गया। अत वह कहने लगा, 'मुझे छोडदो आज से 
में कमी इस शरीर में नहीं आऊऊँगा। इसके बाद उसका श्रावेश 


जगदेव परसार ] [४६ 


इस घटना के वाद जयसिंह जगदेव पर रुष्ट हो गया क्योंकि उसमे 
उप्तको पेर्रा तले कुचत्त कर संसार में उसकी कीर्ति को मन्द कर 
दिया था! शायद्‌ , इसी रोप के परिणामस्वरूप जयसिंह ने घार पर 
$ पढ़ाई करने का विचार किया। जब जगदेव को राजा के इस विचार का 


उतारने के लिए. रानी को एक तहखाने में उतारा गया और भैरव को केंद करके 
रानी को बाहर निकाल लिया। दूसरे दिन सवेरे ही जगदेव पस्मार दरबार में 
पहुँचा और वहाँ सिद्धशाज ने उसको दो हजार गाव, क्डे, मोती आदि दिये | 


काला गैर और गोरा खेतरपाल (त्षेत्रपाल) ये दोनों चामुण्डा माता के 

अखाडे के वीर ये | एक बार गोरे खेतरपाल (त्षेत्रपाल) को अकेला देखकर माता 

ने पूछा, काला कहा है ?? तब ज्षेत्रपाल ने उत्तर दिया 'माताजी |) आपसे क्‍या 

» छुपा हुआ है ?! फिर माता ने शानदृष्टि से देखा तो सब वात मालूम हो गई । 

वह बोली, मेंने उसे पहले ही कह दिया था कि जहाँ जगदेव परमार हो वहाँ मत 

जाना परन्तु वह माना नही ।' ऐसा कह कर उसको छुडा लाने के लिए माता ने 
भा्स्त्री का रूप धारण किया | 


माता का रूप इस प्रकार का था-लम्बे लम्बे दाँत, देखने में विकराल, 

माथे के त्राल त्रिखरे हुए और तेल में सने हुए-सफेद शेतर ( ऊँट ) के बालों 

जैसे | कपाल पर सिन्दूर लगा हुआ था, कनन्‍्वों पर काली ओढनी पडी हुई थी 

श्र वह काले ऊन का बना हुआ वस्त्र तथा सिन्दूर में लब्वद हुई काँचली 

( चोली ) पहने हुई थी | ऐसा रूप घार्ण किए हुए हाथ में त्रिशुल लेकर वह 

हा सिद्धराज के दरार में आई । उसने राजा की वाएँ हाथ से आशीर्वाद दिया 

श्र जगदेव को दाहिने दाथ से | साथ ही, लगदेव के सामने जाते ही उसने 
अपना शिर भी दँक लिया | 


इतने ही में जगदेव तो किसी प्रसंगवश अपने डेरे पर चला गया और 
सिद्धराज ने माता से श्रपनी अ्रपेज्ञा और जगदेव के प्रति अधिक सम्मान प्रदर्शित 
फरने का कारण पूछा | उसने उत्तर दिया 'जितना सम्मान मैंने जगदेव के प्रति 
अकद किया है चह उससे भी अधिक के योग्य हैं ।! यह सुनकर शजा के मन में 


४० ] [ रासमाला 


पता चल्ना तो उसने नौकरी छोड़ने का निश्चय किया क्योंकि कहावत 
चली आती है कि -- 


जहेँ पवार तहेँ धार है , धार तहाँ परमार । 
घार बिना परमार नहिं, नहदिं पेंवार बिन धार । 


अतः घर जाकर जगदेव ने अपनी स्त्री जाडेजी से सलाह की, “राजा 
अपने से शत्रुता करने पर तुला हुआ है, अब यहां रहने से कोई लाभ 
नहीं है | यदि वह आम्रह भी करे तो हम यहाँ नहीं रहेगे। हम अपना 


कुछ ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने कहा, जा, तू पहले जगदेव के पास ही जाकर 
जो कुछ मागना हो वह माग ला, वह जो कुछ देगा उससे चौगुना दान मैं तुझे 
दूँगा ।' तब ककाली माटठ्णी ( चारणी ) ने कहा, हें सिद्धराज | इस पृथ्वी पर 
परमार की बराबरी कोई नही कर सकता अत ठुमकी उसकी होड़ नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि--- 
प्रथम बडा परमार, पृथ्वी परमारा तणी | 
एक़ उजेणी धार, बीजु आबू बैसर्णों ॥ 
इस पर सिद्धराज ने कहा, 'अ्रवश्य ही जो कुछ जगदेव तुमे; देगा उससे 
चार गुना तौल कर मैं दूंगा । उसका इतना बखान करती है तो पहले उसी के 
पास जा [? 
तदनुसार ककाली भाटण जगदेव के पास गई ओर दरवार में घटी घटना 
का सम्पूर्ण विवरण उसे सुनाकर दान माँगा | जगदेव ने विचार किया, 'ैं जो 
कोई भी वस्तु इसको दान में दूंगा वही राजा भी दे सकता है। इसलिए कोई 
ऐसी वस्तु देनी चाहिए कि जो राजा दे ही न सके ।' यह सोचकर उसने अपना 
मस्तक दान में देने का निश्चय किया | इस विषय में जब उसने अपनी रानिर्यों 
से सलाह की तो सोलकिनी यानी ने उसे क्या, आप सर्वस्व दे दीनिए परन्तु 
शीश मत दीजिये ।? जाडेजी रानी ने कहा, 'हे स्वामी, एक आप अपना शीश 
दीजिए. और दूसरा मेरा | राजा इन से चार ग़ुने अर्थात्‌ आठ मस्तक कहाँ से 
लावेगा १ !? इस अकार मादणी के कार्य के लिए अन्त पुर में ही बहुत सा 


जगदेव परमार ] [५१ 


भाग्य आजमा चुऊे हैं” रानी ने कहा, “एक राजवशी के समान 
आपकी कीर्ति संसार में व्याप्त हो चुकी है और आपको सभी शोभा 
प्राप्त हो चुकी है, अच आपको घर चल कर साता पिता से सिलना 
चाहिये, में सी अपने सास श्वसुर को नमस्कार करूँगी। आपके 


सम्बन्धी भी कहेंगे कि राजकुमार ने नाम पैदा किया है, इसलिए अब 
शीघ्र ही अच्छा मुहूर्त देख कर चलना चाहिये |” 


इसके याद जगदेब ने ज्यौतिषी को बुल्वाया और शुभ मुहूते 
निकलवा कर शहर के वाहर अपना तम्वू तनवाया। इतने ही मे चावड़ी 
भी अपने पीहर से आ पहुँची ओर अपने पति से मिल्ञकर बहुत प्रसन्न 
हुई | जगदेव ने उसको पूरी वात कह सुनाई और बह भी शीघ्र द्वी 
' चलने को तैयार हो गई। उन्होंने अपना पूरा खजाना डेंटों पर लाद 
लिया ओर अपने हाथी, घोड़े, रथ, पालकी ढोर तथा दास दासी आदि 


बादविवाद करने के पश्चात्‌ जगदेव ने अपना मम्तक काव्कर थाल में रुख कर 
भेट कर दिया ) भाठ्णी भी प्रसन्न होती हुई वह भेंट लेकर राजा के पास गई 
परत चलते समय जगदेव की स्त्री से कहती गई, 'में सिद्धशज्ष के पास जाकर 
आजऊ तब तक इसके घड का सरक्षुण करना और मड्जडल गीत गाती रहना ।' 
दखार में पहुँचकर कंकाली ने राजा से कहा, 'में जगदेव से दान ले 
आई हूँ, लाओ तम अब इससे चार गुना दान दो )' यह कह कर उसने थाल 
*पर से कपडा हटाया | जगदेव का मस्तक देख कर राजा आश्चर्य में भर गया 
ओर बहुत सोच विचार के ब्राद इतना ही कद्द सका, 'में ठुके अपना और अपने 
मुख्य घोडे का सिर दे सकता हैं, परन्‍्ठ, तू ही अपने हाथ से मेरा मिर उतार 
ले।' भाव्णी ने कहा, “में योगिनी तथा मिक्षुणी हू, दाता के हाथ से दिया 
हुआ दान ही लेती हूँ, ब्रिना दिए हुए पदार्थ के हाथ भी नहीं लगाती । यदि 
दान ही देना है तो अपने हाथ से सिर काट कर दे।” परन्तु सिदशज की 
हिम्मत न हुई और वह बंगले काकने लगा | तब माट्सी ने कहा, अपने महल 


४२ | ( रासमात्रा 


पूरे घरबार को साथ लेकर रवाना हुए । जब सब सामान शहर के बाहर 
निकल चुका तो जगदेव अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के दरवार 
में गया। सिद्धराज ने कष्दा, आओ ! यहाँ बैठों !! जगदेव ने उत्तर 
दिया, “मद्दाराज | आपकी सेवा करते हुए मुझे बहुत समय द्वोगया है, $- 
अब मुझे घर जाने की शआाज्ञा मिलनी चाहिए ।” राजा ने उसे अपने 
पास रोकने का बहुत आग्रह किया परन्तु जगदेव न माना । प्रधान ओर 
श्रन्य सामन्तों ने भी बहुत कुछ कहा पर बह घर जाने की आज्ञा मॉगता 
ही रहा | अन्त भें, राजा और समस्त सभा को नमस्कार करके जगदेब 
रवाना हुआ | सिद्धराज की थुत्री भी अपने माता-पिता, बन्धु-बान्धवों, 
सखी सद्देलियों से मिलकर विदा हुई । 


का ७! छः 
इस प्रकार पॉच हजार सबार साथ लेकर जगदेव पाटण से 
रवाना हुआ | आठ हजार पेदल उसके आगे आगे चलने लगे। मजिल 


पर चढकर जोर से धोषणा करो कि जगदेव जीता और तुम हारे, फिर इस थाल 
के नीचे से सात बार निकलो तो तुमकी छोड़ सकती हैँ।' सिद्धराज बडे सकट 
में पड गया परन्तु अन्त में छुटकारा पाने के लिए. उसे ऐसा करना ही पड़ा । 


इसके पश्चात्‌ मस्तक सहित थाल लेकर ककाली वापस जगदेव के डेरे 
पर पहुँची ओर धड से मस्तक जोड कर युनर्जावित करने लगी । तब रानी कहने 
लगी, हैं, हैं, यह क्या करती हो, क्‍या मेरे स्वामी दान में दिए! हुए मस्तक को 
फिर स्वीकार करेंगे ?? यह सुनकर ककाली भी देखती रह गई-परन्तु एक क्षण ५ 
रुक कर उसने भस्तकवाला थाल एक ओर रख दिया ओर रानी की घड़ पर 
से कपडा हटाने को कहा । सबने देखा कि जगदेव के धड पर सिर निकल रहा 
है। पुनर्जीवित जगदेव बैठा हुआ और उसने सुना-जय जगदेव ! जय वीर 

अब, जगदेव ने प्रसन्न होकर भाग्णी से कहा, 'मेरा सौभाग्य ! जो तू 
मांगे सो ही दूं ।! तब्र ककाली ने कह, 'म॒ुके और कुछ नही चाहिए, काल-मैरव 
को छोड़ दे |!” जगदेव ने भैरव को द॒र्त ही तहखाने से मुक्त कर दिया | उसने 


ज्य 


जगदेव परमार ] [ ४३ 


पर मजिल तय करते हुए वे टूक टोडे आकर पहुंचे दूतों ने चाबडा 
राजा को जाकर समाचार सुनाये ओर चधाई का इनाम माँगा | राजकुमार 
वीरज ने उनको पुरस्कार दिया, नौबत तथा अन्य वाद्य बजने लगे, शहर 
सजाया गया और बहुत घूमघास से जगदेव उन लोगों से मिलने गया। 
सब लोग उससे गले मिले और सोतियों की न्‍्योछावर हुई। जगदेत्र 
चहों पर एक महीने तक रहा । वहां के लोगों ने पाटण का हाल सुन 
तो रखा ही था परन्तु चाबड़ी ने आदि से अन्त तक की कथा फिर कद 
सुनाई जिसको छुनकर सभी को बहुत प्रसन्नता हुई । 


एक महदीने वाद विदा लेकर जगदेव धार को रबाना हुआ। 
यद्यपि वहां पर पहले ही खबर पहुँच चुकी थी, तो भी उन्होंने अपनी 
ओर से दूत को आगे भेजा | समाचार सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर उसने दूत को जवाहरात, कड़े और मोती उपहार में ढिये । दो सुख्य 
दूतों ने जाकर सोलकिनी को सूचना दी। जगदेत्र की अगबानी के लिए 
सबारी ( जलूस ) की तैयारिया होने लगीं आर नगर सजाया गया। 
राजा उदयादित्य हाथी घोडे ओर पालकियां साथ लेकर उसका स्वागत 


उसका एक पैर खण्ित कर दिया था इसीलिए तभी से खोडा (लगडा ) 
च्षेत्रगल फहलाने लगा | उसकी साथ लेकर ककाली चली गई । 
दोहय--सवत ग्यारह चहोतर, चेत्र तीज रविवार ! 
शीश क्काली माटठ ने, दिय जगदेव उतार ॥॥ 
इसी आशय वा एक टोहा 'घार राज्य का इतिहास” में पु० ४५४ पर 
दस प्रकार है--- 
सबत ग्यास्थी इम्याचन, जेत सुदि रखिवार। 
जगदेव सीस समर्पियो, धारा नगर पंवार | 


४४ |] [ रासमाला 


करने आगे आया । जगदेव ने अपने पिता के चरण छुए, और अपने 
भाइयों, भतीजों, सरदारों, सामनन्‍्तों, अन्य राजपूर्तों, मन्त्रियों ओर 
सेठ साहूकारों से प्रेमपृ्बवंक अच्छी तरह मिला। राजा बहुत असन्न हुआ 
ओर कविंगण उसकी कीर्ति का गान करने लगे। 

इस प्रकार सब की रास जुद्दार स्व्रीकार करते हुए शस्त्रास्त्रों से 
सुसज्जित हाथियों सिपाहियों व परिकर सहित उन्होंने नगर मे प्रवेश 
किया | जगदेव ने जाकर अपनी माता सोलकिनी के चरणों में प्रणाम 
किया । उसने पहले उसके शिर पर हाथ रखे ओर फिर अपने शिर पर 
रख लिये मानों उसका दु ख ओर शोक अपने ऊपर ले लिया हो ।(१) 
फिर उसकी तीनों बहुओं ने उसके चरण छुए । रानी अपने पुत्र और 
पुत्र-बधुओं को देख कर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि, “में इस 
ससार में बहुत भाग्यशालिनी हूँ जों मेंने अपने पुत्र के बीरतापूर्ण कार्यों 
का वृत्तान्त अपने कानों से सुना ओर आँखों से देखा |” बच्चे अपनी 
ढादी की गोद भे जा बेठे । तव राजा ने पसन्न होकर कहा, “पुत्र ! 
तुमने परमारों की पांच सो शाखाओं को उज्बल कर दिया। वत्स ! 
तुम्द्वारे जेसा कोई नहीं हुआ ओर न होगा । तुमने सिद्धराज को बचाया 
ओर उसके जीवन की रक्षा की तथा भेरव को वश में किया। फिर, 
राजा से अड़कर तुमने उसका मानमदन किया । सोलकिनी ! तुम धन्य 
हो, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और जो इस ससार मे मौजूद है । 
तुम्हारा नाम अमर होगया है ।” 


इसके वाद वाघेली रानी ने आकर राजा के चरण छुए और 
जगदेव का सत्कार करने लगी। तब जगद़ेव ने उसको रोक कर 


(१) इस तरह करने को वारणा लेना? ( बारी जाना ) कहते हैं | 


॥ 


जे 


है. 


जगदेव परमार ) [ धर 


कहा, “माँजी ! मेरी कीर्ति आप ही के प्रताप से हुई है), में अप ही 
का कहलाता हूँ ।” इस प्रकार अच्छे आदमी बुराई में से भी भलाई 
निकाल लेते है:-- 


“किप्तो के अवगुणों की ओर ध्यान न ठो, चाहे वे उनने 
ही क्‍यों न हों जितने कि बवूल मे कॉटे-ठुम तो डसके गुणों को 
द्वी प्रहूण करो-जैसे ( ववृत्त की ) छाया मे काटे नहीं होते ।”(१) 


इस प्रकार त्रिचार करते हुए उसने चावेल्ली के चरणों मे प्रशाम 
किया और रणघवल का आलिद्त किया | चहुओ ने भी उन दोनों का 
उचित सत्कार किया। | 
इसके थोडे ही दिनों बाद उदयादित्य को रोग ने आ घेरा और 
उसके बचने की कोई आशा न रही। उसने अपने सभी सामतों, 
जगदेव तथा रणधवल को अपने पास चुलाया और बहू उन सभी को यों 
कहने लगा, "में जगदेव को राज्य-चिन्ह प्रदान करता हूँ ओर राज्य के 
समस्त अधिकार भी उसी को सॉपता हूँ ।” इसके बाद उसने रणघबल 
को सो गाव ठिये ओर जगदेंच के कहने में चलते रहने को कहा । 
जगदेव को भी रणघबल की रक्षा करते रहने के लिए कहा । इस प्रकार 
| जगदेब को गद्दी पर ब्रिठा कर राजा देवलोक को सिधारा ओर रानी 
चाघेल्ली तथा सोलकिसी उसके साथ सतियाँ हो गई। राजा जगदेव 
राज-काज चलाने लगा। 





(१) अवगुण उर घरिवे नहीं, यदपि बहुत से होथ। 
काटे घने बबूल में, छाबा में उठ चोय ॥ 


४६ ] [ रासम्ाला 


जगदेतर पद्नह वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर निकला था ओर 'उसमे 
अट्वारह वर्ष तक सिद्धराज की नौकरी की, तथा गद्दी पर बेठने के बाद 
उसने ४२ वर्ष तक राज्य किया | इस अकार वह ८५ वे की अ्रवस्था 
तक जीवित रहा। अन्त में, राजकुमार जगधवल को गद्दी पर विठाकर , 
बह स्वगेलोक को गया। चावड़ी, सोलकिनी और जाडेजी रानिया उसके 
साथ हँसती हँसती सतियां होगई' और अपने स्वामी के साथ स्वगे 
सिधारी । 


कवि ने इस कथा को इस प्रकार समाप्त की है, “जगदेव की यह 
घात झुनने से सत्य, अरोप, घैये, शौये, बुद्धिमत्ता और उदारता का पूरों 
उदय होगा । यदि राव राणा इस बात को सुनेंगे तो उनकी कायरता, 
क्पणता ओर अनुदारता नष्ट हो जावेगी, और उन पर कभी सकठ ! 
नहीं पड़ेगा । इस प्रकार विचार करके पाठक इसको पढ़ें गे, कविगण 
इसका गान करेंगे ओर राब, राजा, सामत आदि खुनेंगे । इसके कहने 


[ अग्नेजी मूल में जगदेव द्वार ककाली भाट्य की शीश दान करने की 
कथा की ओर इ गित मात्र किया है । युजयती अनुवाद की टिप्पणी में अवश्य 
ही यह कथा दी हुई है | इसी कथा का अनुश्र्‌ त हिन्दी रूप देश के प्रसिद्धनामा 
विद्वान्‌ डाँ० वाउुदेवशरणजी अग्रवाल निर्मित 'जायसी कृत पद्मावत” की सजीवनी 
व्याख्या के परिशिष्ट में भी प्रकाशित हुआ है जो रान्‍्टकवि श्री मैथिलीशरणजी 
शुप्त द्वारा लिपिचद्ध किया गया है। आरम्म में ही कह्य जा चुका है कि राजस्थानी 
में मूल कथा “राजस्थानी वाता? में निकल चुकी है। इसी की कितनी ही हस्तप्रतियाँ 
हमें पुरातत्व मन्दिर में भी मिली परत वे प्राय. सर्यकरणजी पारीक वाली कथा 
फे ही अनुरूप हैं-कही २ थोड़ा चहुत अन्तर है।ये सब गद्य में हैं। इनके 
अतिरिक्त एक पन्द्रह छुप्पय छुन्दों में निगुम्फित पद्यमयी कथा भी प्राप्त हुई है 
जो परिशिष्ट में म॒द्वित हे । 


जगदेव परमार ] [ ४७ 


तथा सुननेत्रालों को वही आनन्द प्राप्त होगा जो अमरपुरी में वास 
करनेवालों को मिलता है ।” 


इस प्रकार प्रतापी और शूरबीर जगदेब की वात समाप्त होती है | 





उक्त सामग्री के आधार पर ही ऊपर की कथा लिखी गई है। श्री गुप्तजी- 
वाली कथा से ते इस में अन्तर अवश्य है परन्तु राजस्थानी कथा की दशाघधिक 
प्रतियो के अनुसार यह संक्षिप्त रूप परिपूर्ण किया गया है। इनमें जगठेव द्वारा 
मस्तक काट कर दान में देने के सम्बत्‌ अवश्य ही मिन्न हैं। राजस्थानी वाताँ? 
में यह सम्बत्‌ ११६१ दिया है। इसके अन्तिम अश में जयसिंह विषयक कतिपय 
अन्य सूचनायें भी मिलती हैं। जो इस प्रकार हैः-- 


ध्सम्वत्‌ शग्यारह इक्याणवै, चेत तीज रविवार | 
सीस ककाली मठ ने, जगदे दियो उतार ॥” ' 


मिद्वराव जैसिंहनी, खाप सोलखी, तिणनें छिन्नू हजार गाव हुता | 
संवत्‌ ११३३ तपिया, ने चोटी मांहे गगा चहे। महारुद्ररों अवतार हुवो। 
सिद्धरो पिण वर थो, तिश सू सिद्धराव कहाणो | इसो सिद्धशाव हुवी | भीममार्या 
निर्मलदे पुत्र | कर्ण राजा भार्या, मिलणदे पुत्र | सिद्धरव जैसिंध देव हुवी, तिश 
मालवापति, नखर राज़ा नें वाध्यो, मोहचक पावण घणी मदभ्रम राजाने जीत्यी । 
जिणरे ३२ राजकुली सेवा करे । सवत्‌ ११६६ सिद्धराव जैसिंध वैकुण्ठ गया। 
सिद्धराव जेसिंव दे रे प्रधान कुशल मन्‍्त्री साजनदे हुवो ।॥” 





प्रकरण ६ 
रा खंगार 


प्रबन्धचिन्ताम शिकार लिखता है कि सिद्धराज ने व्धेमान (आधु- 
निक बढवाण) के अह्दीर (ग्वाल) राना नवघन के विरुद्ध एक फौज भेजी 
थी जिसने जाकर वद्ध मान व अन्य कितने ही शहरों के घेरा डाला 
परन्तु कई बार पीछे हटना पड़ा । अन्त में, राखेंगार के विरुद्ध स्वय 
सिद्धराज ने प्रस्थान किया और उसके भानजे के कपट-व्यवद्दार की 
सहायता से उसे पकड़ लिया तथा मार डाला | उसकी रानी ने बहुत 
शोक प्रकट किया और राखेंगार के साथ आखत्याग करने का 
अवसर न मिलने पर विलाप करने लगी। 

“राजा के मरने से वर्धभान तो नष्ट हो चुका, मेरे पिता के वश 
में सी कोई नहीं है अब मेरा जीवन उजाड़ है, भोगावह (नदी) मेरा 
उपभोग करे |” 


सोरठा--वाढी तो वढवाण, विसरतां न वीसरइ। 
सोना समा पराण, भोगवह तइ' भोगवीई ।” 


यहाँ नवघन (नॉघण) ओर रा'खँँगार, इन दोनों नामों में गड़- 
ः. बड़ी पड़ती है। वास्तव में ये दो भिन्न भिन्न पुरुषों, पिता और पुत्र के 
नाम हं। ये यदुकुल के राजा थे और गिरिनार अथवा जूनागढ़ में 


| 


रए खँंगार ] [ ५६ 


राज्य करते थे। इनमें से सिद्धराज का विपक्ती जिसको उसने मारा था 
रा खेंगार था ओर वढ़चाणमे जो रानी सती हुई थी वह इसी की स्त्री थी। 


एक भाट का कहना है कि रा'खेंगार (१) के पिता रा' नवघन ने 
माद्दी (माहीकांटा) नदी पर स्थित उमेठा के राजा को दबाकर अपनी 


(१) जूनागढ के यादव ( चूड़ासमा ) राजाओं में चौथा रा! ग्राहरिषु 
( गारित्यो १ ला ) ई० स० ६४० से ध्पर तक था। वह सन्‌ ६७६ ई$० में 
मूलराज से पराजित हुआ | उसके बाद उसका पुत्र राकवाट ( ०वाँरा? ) 
सन्‌ ६८२ से १००३ ई० तक रहा | इसने आबू के आज्ञा राजा को दस वार 
पकड़ कर छोड दिया; परन्तु शिवाल द्वीप के परमार राजा वीस्मदेव ( कोई 
मेघानद्‌ चावड़ा भी कहते हैं ) राजाओं की पकड़ कर लकडी के पीजड़ोँ में 
बन्द कर दिया करता था। उसने यादवों के अतिरिक्त ३६ कुल के राजाओं को 
तो केद कर ही लिया था और सोमनाथ पद्दटण का वाहन (जहाज) बताने के बहाने 
से बुलाकर रा! को भी दगे से पकड़ कर कद कर लिया । वहाँ से रा! ने एक 
चारण के द्वार अपने मामा ऊगा वाला के पास समाचार भेजे और उसने 
आकर उसको छुड़ाया । 


कवाट के त्राद उसका पुत्र ए! दयास (६) उपनाम महीपाल प्रथम 
सन्‌ ११०३ से १११० ६० तक हुआ | सोमनाथ की यात्रा करने आई हुई 
अणहिलिवाडा की रानियों व कुमारियों के साथ शअपमानसूचक व्यवहार करनले 
के कारण दुल॑भसेन सोलकी ने इस पर चढाई की और इसकी राजघानी वामन- 
स्थली को जीत लिया । रा! दयास अपने कुट म्व॒ के साथ जूनागढ के ऊपरकोट 
क्लि में छुपकर ब्रैंठ गया और सोलकी ने उसके घेरा डाल लिया । 


घूड़ासमा राजपूत के भाद का कहना है कि लब रा! दयास को जीतना 
कठिन जान पडा तब एक बीजल नाम के चारण ने दुल॑मसेन से कहा, “यदि 
आप मुझे भारी इनाम देने का वचन दें तो में अकेला ही वह काम करके 
दिखा सकता हैं जो आपका लश्कर नहीं कर सकता।” राजा ने इनाम देना 


६० ] [ शसमाला 


विजय की निशानी में उसकी कन्या लेली | हसराज माहीड़ा नामक उस 
कन्या का भाई था, उसने कहा 'यह मेरे पिता की कायरता थी जो 
उसने इस तरह कन्या देदी, इसके बदले में में किसी न किसी दिन 
नवघन को सार डालूगा, उसने यह धमकी खुल्लमखुल्ला दी थी अत 
नवघत ने सी शपथ ली कि में कभी न कभी हेसराज माहीड़ा का 
वध करूं गा।” 


(स्वीकार कर लिया और चारण, माँगने वाली जाति का होने के कारण बेरोक- 
टेक किले में चला गया ! 


रण? दयास सोरठी रानी से विशेष प्रेम करता था इसलिए, उस रानी का 
राजा पर बहुत प्रभाव था। इस रानी ने रात्रि को ऐसा स्वप्न देखा कि, किसी 
चारण ने राजा से दान में उसका मस्तक माँगा और उसने उसे सह दे दिया | 
इस स्वप्न के सच्चे हो जाने की आशका से उसने राजा की एक कमरे में बन्द 
कर दिया और कोई भी वहाँ पर न जा सके, ऐसा प्रबन्ध कर दिया । 


जब चारण को यह बात मालूम हुई तो वह सदर ( प्रधान ) बुर्ज के 
पास बैठ कर रा? के यश-कंवित्त बोलने लगा | रा” ने ऊपर जिड़की में से देखा 
तो चारण दिखाई पड़ा | उसे ऊपर बुलाने के लिये राजा ने एक रस्से से लकडी 
बाँध कर नीचे लग्का दी और जब चारण लकड़ी पर बैठ गया तो उसे ऊपर 
खीच लिया | इस विषय का एक सोरठा है-- 
चारण चढियो लोढ, मयो गढे मागरों। 
सोरठ रा? दयास, से हशे न कदि कहाडे ॥ 
ऊपर आने पर रा? ने चारण से कहा, 'जो कुछ इच्छा हो वह माँगो ! 
चारण ने उसका शिर माँग लिया | जब वह अपना मस्तक काट कर देने की 
तैयार हुआ तो रा? के सत्र कुटुम्बरी आ गए और रानी ने चारण से कहा-- 
“हे भाई मगनहार, मैं ठके हाथी, घोडे, अपना चन्द्रह्ार और बहुत सी 
वस्तुए, दे दूंगी, द्‌ मेरे सरदार ( पति ) की छोड दे ।? चारण ने उत्तर दिया, 


ए' खँगार ] [६१ 


इस रानी के कारण नवधन को इसी एक झगड़े में पडना पड़ा 
हो यह वात नहीं है! बरन्‌ एक ऐसा ही ओर भी झगड़ा हो चुका था । 
धह् यह है कि जब रानी को लेकर वरात जनागढ़ लौट रही थी व 
जसदन के पास भोंयेरा आम के पास पहुँचने पर वहां के राजा ने 
यह सुनकर कि नवघन रानी लिए जा रहा है, हँसकर कहा मेरा 
गढ़ न होता तो वह उसे ले जाता अब तो रानी को यहीं छोड़ देना 
चाहिए ।” जब नवघन ने यह वात सुनी तो उससे यह प्रतिज्ञा की 
मैं इस गढ़ को नष्ट भ्रष्ट कर दूँगा और इस राजा को मार डालू गा।' 





/हाथी तो बहुत से मिल जावेंगे और घोडों से तवेले भर जावेंगे परन्तु मुझे शिर 
देने वाला कहीं नही मिलेगा।” 


रा की बहन ने यह समझकर कि भाई का सन डिग गया तो अपकीर्ति 
होगी इसलिए बोली-'हे भाई, मगणहार को अ्रपना शिर काटकर दे दो, दानी 
लोग की सी दुग्धधवल कीर्ति अदाताओं के लिए, प्राप्त करना बहुत ही कठिन है ।” 


'. रए की माने इस प्रकार कहा, “हे दयास, यदि तू मगनहार की अपना 
शिर नही देगा तो माट-लोग तेरे बाद में तेरे विषय में क्या कहकर कीर्तिगान 
करेंगे १७ 
अन्त में, रा! दयास ने अपना मस्तक काट कर चारण को दे दिया और 
, वह उसे लेकर जाने लगा तठत्र सोस्ठी रानी ने उसे माँग लिया ओर दामोदर 
कुएड पर उसके साथ सती हो गई | सोलंकी सेना ने जूनागढह पर कब्जा कर 
लिया और वहाँ पर अपनी तरफ का थानेदार नियुक्त करके पायणा की ओर 
अस्थान कर दिया। रा! दयास - की दूसरी रानी अपने पुत्र नवयन को लेकर 
आलिदर वोडीघर के अहीर देवाईत के घर रही | जत्र जूनागढ के थानेदार को 
इसकी खबर हुई तो उसने देवाईत को घुलाकर हाल पूछा । उसने कहा कि यदि 
कु बर मेरे घर पर छुपाया गया होगा तो में लिखता हूं कि वह आपसो सौंप दिया 
जावे | इसके बराठ उसने इस आशय का एक सोस्ठा लिखकर अपने पुत्र ऊगा 


६२ ] [ रासमाला 


एक वार, सिद्धराज सोलंकी और नवघन दोनों नल नामक स्थान 
के पास सोरठ देश की सीमा पर पाआ्य्वाल देश में भिड़ गए। तव नव- 
घन को हृथियार पटककर ओर मुंह में तिनका लेकर जयसिंह की शरण 
लेनी पड़ी । उस समय उसने यह प्रतिज्ञा की कि 'में पाटण के दरवाजेः 
को तोड़ डालेगा ।' उन्हीं दिनों सिद्धााज का एक घरू चारण था, 
जिसने नवघन का उपद्यास करते हुए एक कविता लिखी जिससे रा' बहुत 


के हाथ भेजा “गाड़ी दलदल में फंस गई है, हमें उसे निकालना 
है; हे ऊदा के पुत्र तू इसमें हाथ लगाकर इसे ऊँची कर |” पत्र 
मिला, परन्तु थानेदार की नवश्रन नहीं मिला | इसलिए वह देवाईत को 
साथ लेकर आलीघर बोडीघर आया परन्ठ देवाईत ने नवघण के कपडे 
अपने पुत्र ऊगा को पहनाकर थानेदार को सौंप दिया और उसने उसे तुरन्त+ 
मार डाला । इसके दस वर्ष बाद अर्थात्‌ सन्‌ १०२० में देवाईत ने अपनी जाति 
के लोगों की इकट्ठा किया और उनकी सलाह से अपनी लड़की जेसल का 
विवाह रचाया | उस अवसर पर उसने थानेदारआदि की मी निमन्त्रश देकर जीमने 
बुलाया और उनको मारकर जूनागढ की गद्दी पर रा? नवधण को बिठा दिया । 


सातवें रा! नवघण (प्रथम ) ने १०२० ई० से १०३४ ई० तक राज्य 
किया । इसके समय में दुष्काल पडने के कारण सौराष्ट्र के बहुत से लोग सिन्घ 
और मालवे की तरफ चले गए: थे । इन्हीं लोगों के साथ देवाईत की लड़की 
जेसल ( जसल ) भी, जिसको नवघण ने अपनी धर्म की वहन बना रखी थी, 
अपने पति सस्तिया के साथ सिन्ध चली गई | वहाँ पर सिन्ध के राजा हमीर« 
सुमरा ने उसके रूप को देखकर उसे अपने अन्तःपुर में रखने का यत्न किया | 
जेसल ने अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर श्रत का बहाना करके राजा से 
छः मास का समय मागा ओर उघर अपने धर्म के भाई नवधैण को मदद के 
लिये आने को लिख भेजा, “दे माई, त॒म्हारे न होते हुए जो वात नहीं हो 
सकती थी वह उम्हारे होते हुए हो रही है । इसलिए हे नई सोरठ के स्वामी 
नवधघण ! अपने मन में विचार करो |?” इस पर शा? नवघण ने बड़ी भारी सेना 


रा खँगार ] [ ६३ 


नाराज हुआ ओर फिर प्रतिज्ना कि 'में उस भाट के गाल काद 
डालूगा । 
राव नवघत वीमार पड़ा और वह अपनी भ्रतिज्ञाओं में से एक 
>भी परी न कर पाया था कि मौत आ पहुंची | उसने अपने चारों पुत्रों 
को अपने पास बुलाया और कहा कि उनमें से जो कोई उसके चारों 
कार्मों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करेगा वह्दी गद्दी पर वेंठेया। सबसे बड़ा 
कुमार रायधन था उसने भोँयेरा के गढ़ को नष्ट करने की प्रत्तिज्ञा की । 
राव ने उसे चार परगने दिए, इसकी शाखा के बंशज रायजादा कहलाते 
हैं। दूसरा कुँवर शेरसिंह था| उसने हसराज साहीड़ा का बध करने की 
प्रतिज्ञा की । उसको भी कुछ गांव मिले ओर वह सरवैया राजपूतों की 
>शाखा का आदि-पुरुष हुआ । तीसरा कुमार चन्द्रसिंह अम्बाजी का भक्त 








लेकर सिन्ध पर चढाई कर दी और सुमरा राजपूर्तों को परास्त करके अपनी 
चहन को छुडा लाया । 


इसके बाद नवघण का पुत्र (८5) ए' खैंगार (प्रथम ) हुआ जिसने 

१०४४ से १०६७ तक राज्य किया । उसके पुत्र (६) रा! नवबण (द्वितीय ) 
ने १०६७ से १०६८ ई० तक राज्य किया | इसी ने पाट्ण का दरवाजा तोडमने 
वे चारण के गाल फाड़ने आदि की प्रतिशञ की थी। इसके चार लडके थे 
(१) राययण उपनाम भीम जिसको गाँफ व भडली ग्राम मिले-इसके वशज 
५ रायजादा कहलाए. । (२) शेरसिंह या शत्रुसाल, इसको धघुका मिला ओर इसके 
दशज सरवेया फहलाए | (३) चद्रसिंह उपनाम देववण इसको ओशम चौरासी 
मिली और इसके वशज अपनी पूर्व शाखा चूडासमा के नाम से ही प्रसिद्ध 
रदे थोर (४) रण! खैंगार ( द्वितीय ) हुआ जो सौराष्टर का १० ( वाँ ) यादव 
राजा हुआ । इसने १०६८ ६० से १११४ $० अथवा १६ वर्ष तक राज्य किया 


इसी का चध फरके सिद्धराज ने सज्जन नामक मत्री को जूनागठ का शासक 
नियुक्त किया था। 


६्छ ] [ रासमाला 


था और इसलिए हाथ में उनकी चूड़ी (१) पहनता था। उसने अपने 
भाइयों की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त पट्टण का द्वार तोड़ने की प्रतिज्ञा की 
परन्तु चारण के गाल काटने की बात उसने स्वीकार नहीं की क्‍योंकि 
वह इसको अपकीर्ति करने वाला काम सममता था। उसे भी कुछ गांव८ 
मिले ओर वह चूड़ासमा राजपू्तों का पूर्वज हुआ | सबसे छोटे कुमार 
खँंगार ने चारों काम अकेले ही पूरे करने का भार अपने शिर पर लिया 
इसलिए राव नवघन ने अपने जीवनकाल में ह्वी उसे जूनागढ़ की गद्दी 
पर विठा दिया ओर इसके थोड़े दिन बाद ही वह मर गया। 


राव खेगार ने अपनी पहली ही सांग्रामिक चढाई में भोंयरा के 
किले की तोड़कर बहां के राजा को मार डाला | इसके पश्चात्‌ उसने , 
हसराज माह्दीड़ा का वध किया और तदुपरान्त जब सिद्धराज मालवे 
गया हुआ था तो उसने एक फौज लेकर पट्टणा पर चढाई कर दी और 
पूर्वीय दरवाजे को तोड़ डाला | वापस लौटते समय मागे में कालड़ी के 
देवड़ा राजपूत की पुत्री राणक देवड़ी (देवी) को जिसका विवाह सिद्धराज 
से होने वाला था, हर लाया ओर उससे विवाह कर लिया | जव वह 
इतने पराक्रम कर चुका तो उसी चारण ने उसकी प्रशंसा की | इस 
पर खँगार ने दवीरों और मोतियों से उसके मुँह को इतना भर दिया कि 
सभा के सभी लोग चिल्ला उठे “'चारण के गाल फट गये, फद गए! , 
यह सुन कर खेंगार वोला 'इसके गाल काटने का यही प्रकार है, तलवार 
से ऐसा नहीं किया जा सकता था |? 


(१) देवी का भक्त होने के कारण चूड़ी पहनता था इसलिए वह 
चन्द्रचूड कहलाने लगा और उसके वंशज चूडासमा कहलाए । 


राः खँगार ] [ ६४ 


इसके वाद सिद्धराज ने जनागढ़ पर चढ़ाई की और चारह्‌ वर्ष 

तक लडता रहा परन्तु सफल न हुआ। अन्त में, खँँगार के भानजे 

देमल ओर वीसल दोनों ही खैँगार से नाराज होकर सिद्धराज से जा 

$ मिले और उसको एक गुप्त सार्गे बतला दिया जिपमे होकर वह 

सेना सहित किले में घुस गया । सिद्धराज ने खँंगार को मार डाला ओर 

राणकदेवी को चढ़चान ले गया। वहाँ जाकर रानी सती हो गई और 
सिद्धराज ने देसल और बीसल को उनके नाक काटकर छोड़ दिए। 


जिस समय सिद्धराज़ ने राणक देवी को पकडा तव उसे यह 
वात सालूम नहीं थी कि उसका पति मर चुका है। वह तो यह सममी 
हुई थी कि वह भी सिद्धराज का वन्दी था। वढ़वाने पहुँचने पर सिद्धराज 
? जे उससे कहा तेरा पति सार डाला गया है? तू मेरे साथ विचाह 
ले(१) |” रानी ने उसके अन्तःपुर मे प्रवेश करने से इन्कार किया ओर 
कहा 'मुमे सत चढ़ गया हे-मुमे मेरे पति का शव दे दो, अन्यथा 
में तुम्दे शाप दे देगी।' सिद्दराज डर गया ओर उसने खँँगार का 
शव दिलवा दिया। फिर उससे पूछा “मेंने जो अपराध किया है 
उसका क्या प्रायश्चित्त करूँ ?” राणकदेवी ने कहा, “इस स्थान पर मेरे 
नाम पर एक देवालय बनवा दो-तुम्द्वारा राज्य द॒ृढ हो जावेगा। परन्तु, 
तुमने सेरे बच्चों का बध किया है. इसलिए में शाप देती हूँ कि तुम 
(१) सिद्धराज ने शायद र गलैरड के रिचार्ड के समान इस प्रकार राणक 
देवी से अनुनय की होगी, 'हे बानू | जिसने तुक्के तेरे पति से मुक्त किया है 
उमने तुझे उससे भी अच्छा पति प्राप्त करने में सहायता दी दे ।! “राजा हेनरी 
को मैने मारा है परतु ऐसा करने के लिए मुक्के तेरी सुन्दरता ने उत्साद्ित क्या 
का ज छोटे एडवर्ड के मेने क्र मारी थी परन्तु, मक्कमे यद कार्य 
ऐरे दिव्य मुउमडल ने करवाया है ।”? [ किय रिचार्ड तृतीय (१)-२ ] 


६६ ] [ रासमाला 


निस्सन्‍्तान ही मर जाओगे ओर तुम्हारे बाद गद्दी पर वैठनेव्राल। न 
रहेगा! ऐसा कहकर वह अपने पति के साथ चिता मे जल गई | (१) 
सोरठ के लोग अब भी जूनागढ़ के राबों को बहुत याद करते हैं। 
उनके विषय में वहां एक कहावत भी प्रचलित है जो इस प्रकार है- 
जे साचे सोरठ गह्यो, गढ़ियो राव खेँगार । 
सो सांचो अब टूटियो, जातो रहो लुहार ॥? 
'सोरठ देश और राव खेँगार को जिस साचे से गढ़ा गया था 
बह टूट गया और गढ़नेवाला लोह्दार भी अब नहीं रहा । 
राबों के नगर में नेक त्य कोण से एक मार्ग आता है । यह 
सड़क मीलों तक खेती बाड़ी से हरे भरे और चित्रोप्रम प्रदेश मे होकर 


आती है | इस प्रदेश मे आमों, इसलियों व अन्य कई प्रकार के सघन _ 


ड 


विशाल बृक्ष खड़े हैँ । सामने ही काले पत्थर की पव्त-श्रेणी दिखाई हे 


देती है जो घनी बक्षावली से खूब ढकी हुई है । यह्द पर्वत-श्रे थी उत्तर- 
पूषें की ओर लगभग बारह सील तक चली गई है । पवेत-श्रे णी के मध्य 


(१) मेवाड़ के इतिहास में लिखा है कि, द्वार्क्का के पास कालीबाव 
नामक स्थान के परमार राजा की पुत्री ने चित्तीड के वप्पा से असिल नामक 
एक पुत्र को जन्म दिया | उसने सोरठ में भमि प्राप्त की और वह असिल 
गेहलोत जाति का पूर्वज एवं सस्थापक हुआ | ऐसा कहते हैं कि उसका पुत्र 
विजयपाल सिंगराम डात्री के पास से बलपूर्वक खम्मात को लेने के प्रयल में 


मार गया था | विजयपाल की स्त्रियों में से एक स्‍त्री की अकाल खत्यु हुई। # 


इसी स्त्री के गर्म से असमय में ही सेतू नाम का एक पुत्र हुआ। इस प्रकार 
अकाल मझात्यु होने पर हिन्दू लोगो का विश्वास है कि झ्तक आत्मा खुडैल 
( एक प्रकार की मृत योनि ) हो जाति है, इसीलिए. सेतू से जिस शाखा का 
आरम्म हुआ वह चूडेल जाति कहलाई | असतिल की वारहवी पीढी /में बीज 
हुआ जिसने अपने मामा गिरनार के राव खैंगार से सोमल प्राप्त किया परन्तु 
बाद में वह जयसिंहदेव के हाथ से मारा गया | 


र! खेँगार [६७५ 


भाग मे एक वड़ा नाका है जो 'दुर्गा का प्रवेश द्वार' कहलाता हे । 
इसके आगे ही एक सुन्दर घाटी दिखाई पड़ती है जिसके मुख पर 
नेमीनाथ का पविन्न परत, गिरनार खड़ा है जिसका निम्न भाग दो 
नीची पर्त श्रेणियों से मिला हुआ है । गिरतार परत घादी के इस 
प्रवेशद्धार के सुदृढ़ और स्थूल भाग से वहुत ऊँचा उठा हुआ है 
शआ्रौर इसका उन्नत श्याम शिखर काले पत्थरों के कारण ऐसा दिखाई 
देता है मानों इसका ऊपरी अद्ध भाग वादलों से ह्वी ढका हुआ है । 


इस घाटी के मुखभाग पर ही प्राचोन नगर जूनागढ़ वसा हुआ 
है । इसके कोद की नीची दीवारें आस पास के घने जगलों से ढक सी 
» गई हैं। उत्तर पूले के कोने में राजपूतों का पुराना गद “ऊपरकोट' खड़ा 
है जो कभी राव खेंगार और उसकी मन्दभागिनी रानी का नित्रासस्थान 
था। इसकी बुर्जों के नीचे होकर बहने वाली सोनरेखा नदी पर 
किले की छाया निरंतर पड़ती रहती है। यह किला इस देश की किले- 
बनन्‍्दी का एक उत्तम नमूना है ।(१) प्राचीन होने के कारण आदरणीय 
अर अपनो विशेष स्थिति के कारण यह अद्भुत दुर्ग, अपनी गहरी 
खुदी हुई खाई, 'अनेक वडी बड़ी चुर्जों और रन्प्रयु्त श्राकारों से, जो 
इसकी हृढता एवं महानता के सूचक हैँ, अवश्य ही दशेक फो प्रभावित 
किये बिना नहीं रहता यदि श्रीकृष्ण की छाया के समान आज तक 
वर्तमान यदुकुल की उस रहस्वमयी महिमा की कल्पता मे वह न खो 
जाय जो इस किले से सम्बन्धित है | 





(१) यद्द कोट ग्राहरिपु ने, ( ग्राह्द अरिसिंह उपनाम गारित्यों ) जिसकी 
मूलणाज के साथ शआदफोट के पास लड़ाई हुई थी, बनवाया था | 


ईै८ ] [ रासमाला 


खेंगार के नगर के द्रवाजे से ही यात्रियों के पदचिह्ों से वनी 
हुई एक पगडडी सोनरेखा नदी के किनारे किनारे, उसके उद्गम स्थान, 
गिरनार के शिखर तक चली गई है। इसी पर्बेत की तलहटी मे बड़ी 
बड़ी चट्टानों में होकर न्‍्यायी और उदार अशोक ने भी एक सागे बनवाया 
था। यहां यात्रियों को इसी मार्ग से अवेश करना पड़ता है । इसके आगे 
लगमसग एक मील तक एक ठेढ़ामेढ़ा चकरदार सागे पबेत के पश्चिसी 
ढाल स्कघ के अन्त तक चला गया है। इसी मार्ग से चलते चलते 
यात्री एक पहाड़ी की तलहटी में आ पहुँचता है । इस पर्वबेत की वाकी 
चढ़ाई में खुले हुए काले विशाल और कठोर प्रधानिट पत्थर 
की चद्टाने दिखाई पड़ती हैं, जो अपने ढग की निराली ही शकल की 
हैं । इसके शिखर पर पहुँच कर एक समतल भूभाग आता है जिसके 
चारों ओर कोट खींचकर एक दुगे सा बना लिया गया है । यह पहाड़ी के 
बिलकुल किनारे पर ही स्थित है और यद्दां पर जैन तीथंझूरों के चेत्य 
बने हुए हैं । इस मेदान से गिरनार के शिखर पर चढ़ने का भाड़ियों 
में होकर एक बवीहड़ सागे उस स्थान तक चला गया है जद्दा अम्बादेबी 
का सन्दिर है। इस पवत की छः अलग अलग चोटिया हैं जिनमे 
सबसे ऊँची चोटी गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध है ओर दूसरी कालिका 
के नाम से। कालिकादेवी के शिखर पर वड़ी बड़ी घोर तांत्रिक 
क्रियाये होती हैं और यदि यह सत्य है कि कालिका मनुष्य का 
भक्षण करने वाले अधोरियों से प्रसन्न रहती है तो, इसीलिए वह 
अधोरेश्वरी माता कहलाती है | इस मेदान से केवल चार ही शिखर 
स्पष्ट दिखाई पडते हैँ | ये शिखर गोरखनाथ के देवालय से देखने पर 
तो अलग अलग दिखाई पड़ते है परन्तु थोड़ी ही दूरी पर से ये 
गिरतार के, शंकु के से आकार वाले, शिखर मे त्रिल्लीन हुए से देख पड़ते 


रा! खेंगार ] [ ६६ 


है। मैदान में वने हुए नेमीनाथ के सन्दिरों की वचनावट के विपय में 
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इतना द्वी कहदना पर्याप्त 
होगा कि इस घर्म के साननेवालों ने, शत्रुज्षय के समान ही 
इस स्थान पर भी सन्दिर वनवाकर, इसको भारतवपे से अपने घसे का 
परम महिंसामय स्थान वनाने के लिए धन ख्े करने मे कोई कसर 
नहीं रखी | (१) 


राणक देवी का निम्नलिखित वृत्तान्त तूरी नामक घुमन्तू 
गायऊों से प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार उच्चवरण के हिन्दुओं के साथ 
प्रसिद्ध भाठट चारणों आदि का सम्बन्ध हे उसी प्रकार ढेढ आदि तीच 
बरण के हिन्दुओं के साथ इन त्री लोगों का सम्बन्ध होता है । यजमानों 
>से प्राप्त भिक्ता पर ही इन लोगों का निर्वाह होता है ओर इसके बढले 
में ये आधी गद्य ओर आधी पद्यमय लोक-कथाएं सारगी पर गा गा 
कर सुनाते हँ। इस प्रकार मनोविनोद करते हुए ये लोग देश भर मे 
घूमते रहते हूँ. । 


सिन्व देश में पावर लोगों का राज्य है । (२) बहां का शेर पावर 
नासक राजा था । उसके मूलनक्षत्र मे एक पुत्री उत्पन्न हुई। ब्योतिपियों 
ने राजा से कद्दा कि इस नक्षत्र में पेदा होने वाली लड़की का जिसके 


(१) देजिये बगाल एशियाटिक सोसायटी जल ७, पू० ८४४, | 

(२) पावर कन्लु में है । शेर पावर ( शेर पैंचार ) उस समय थोडे 
मे गाँवों का ग्रासिया ( नखार ) था । जब लाज़ा ज्ाठाणी ने लाजियार वियगे 
फो खघपनी राजधानी बनाया उस समय झ्लेर पावर चहाँ का राजा कहलाता हो, 
ऐसा सम्भव हैं। अग्रेजी मूल में रोर' लिया £ैं यट शी को 'रो' पढने फी 
भुल के हारण हुआ है । 


७० ] ह॒ [ रासमाला 


साथ विवाह होता है वह अपना राज्य खो देता है। यह वात सुनकर 
राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी लड़की को जगल में भिजवा 
दिया | वहां से हसमतिया नामक कुम्दार उसको ले गया ओर उसका 
पालन पोषण किया । वह लड़की इतनी सुन्द्री थी कि लाखाफूलाणी(१) 
ने भी उसके साथ विवाह करने का सन्देश भेजा | कुम्हार ने उत्तर 
दिया, “इस विवाह्द से पूबे अपने जाति के लोगों से पूछ लेना मेरे लिए 
आवश्यक है ।”? इस पर लाखाने उसको बहुत डराया धमकाया तब वह 
बह्ां से भाग कर सोरठ देश में मजेबड़ी चला गया तथा वहीं अपने 
कुटुम्ब सहित रहने लगा । 

एक समय पट्टण के राजा सिद्धराज जयसिह् के चार द्रवारी 
भाद, लाला भाट, भगड भाद, चच्च भाट और डगल भाट विदेश- 
अमण करते हुए मजेवड़ी जा पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने हएमतिया 
कुम्हार की सुन्दर पुत्री को देखा। जिस मागे से वद्द निकल जाती थी 
वहीं उसके गुलाबी चरण-चिह्द अकित द्वो जाते थे। भाटों ने 
सोचा 'यह रमणी तो सिद्धराज के अन्त पुर की शोभा बढ़ाने योग्य 
है, ओर इस शुभ समाचार को लेकर हम लोग जब पहट्टण पहुंचेंगे तो 
अवश्य द्वी पुरस्कार मिलेगा ।' इस प्रकार विचार करके वे लोग पट्टरा 
पहुंचे ओर सिद्धराज जयर्सिद्द ने सम्मान पूवेक उनका स्वागत किया। 
उस समय उसके सोलह रानियों थीं । उसने उन्त साठों को सोलह दिन तक 
अलग अलग रानियों के महत्त में अपने साथ भोजन करने को निम- 
न्त्रित किया | ज्योंही भादठ लोग भोजन करके उठते प्रतिदिन वे एक 
दूसरे की ओर देख कर गदन हिला देते । राजा ने इसका कारण पूछा 
तो भाटों ने उत्तर दिया, “सहाराज ! हमने आपकी सोलहों रानियों 

(१) सम्मवतः लाखा जाड़ाणी | 


रा खेंगार | [७९ 


फो देख लिया परन्तु उनमे से एक में भी पद्मिनी (१) स्त्री के सम्पूर्ण 
लक्षण नहीं मिले ।' राजा ने कहा, 'ठुम लोग मेरे घरू भाठ हो, देश 
देश भे भ्रमण करते हो इसलिए मेरे लिए ऐसी स्त्री तलाश करो 
»जो पद्चिनी के पूर्ण लक्षणों से युक्त हो ओर ज्योंद्दी तुमको ऐसी स्त्री 
मिले लग्न निश्चित करके विवाह पक्का कर दो |? 


भाट लोग पद्निनी स्त्री की खोज मे निकले, वहुत से देशों मे 

घूमे फिरे परन्तु सफल न हुए । अन्त में उन्होंने सोरठ मे मजेबडी जाने 
का ही निश्चय किया। उघर, जब से ये लोग पहले मजेबड़ी आकर 
गये थे तब से दहृणमतिया अपने मन में सशक द्वो रहा था कि सिद्धराज 
के भादों ने इस लड़की को देख लिया हे इसलिए कोई न कोई आपत्ति 
आने वाली है। अत बह उस लड़की को एक तहखाने मे छुपा कर 
रखने लगा। भार्टों ने समजेबड़ी पहुचते ही कुम्हार से कहा, अपनी 
पुत्री की सगाई पट्टण के राजा से कर दो ।” कुम्हार ने उत्तर दिया “मेरे 
तो कोई लड़की ही नहीं है ।” भाटों ने फिर कहा, "हमने उसे अपनी 
आखों देख लिया है, तुम उसकी सगाई न करोगे तो भी सिद्धराज़ उसे 
न छोड़ेगा। फिर, तुम्हारा ऐसा भाग्य कह्य कि तुम एक साधारण कुम्हार 
होकर पदट्टण के महाराजा सिद्धराज के श्वसुर वनों ।” इस प्रकार कुछ 
घमऊी ओर कुछ लालच देकर उन्होंने कुम्हार को सगाई करने के लिए 

” राजी कर लिया और दो तीन महीने बाद का ही लग्न निश्चित किया । 
इसके पश्चात वे पट्टण पहुंचे और राजा को प्रा वृत्तान्त कहदू सुनाया। 
राजा ने कहा “में चुम्दार की लड़की से शादी नहीं करूँगा क्‍योंकि 


(४) स्तियाँ चार जाति की द्वोती है -पद्मिनी, खित्रिसी, हम्तिनी और 
शयिनी । इनमें पद्चिनी उसे उत्तम दोती है | 


७२ ] [ रासमाला 


ऐसा करने से मेरे कुल्न की प्रतिष्ठा भग हो जायगी ।” साें ने 
उत्तर दिया-- 


“आंगण आंबो मोरियो, साख पड़ी घर वार । 
देवे उपाई देवड़ी, नहीं जाते बुम्हार॥” 


एक सनुष्य के घर आम का पेड़ लगा हुआ है और उसका फल 
दूसरे के घर जा पड़ा । इसी प्रकार देवड़ी परमात्मा की पैदा की हुई हे 
वह कुम्हार की लड़की नहीं हो सकती ।' 


यह वात समभकर तथा उनके मुद्द से देवडी के रूप एव गुणों की 
प्रशसा सनकर राजा विवाह करने को तैयार हो गया ओर मडप रचा 
कर उसने गणेशजी को निमन्त्रित कर दिया। 


इसी समय, जब यह सव कुछ ह्वो रद्या था, जूनागढ़ में चूडासमा 
वश का राव खेँगार राज्य करता था जिसकी वहन का विबाह सिद्धराज 
के किसी निकट सम्बन्धी से हुआ था। उस समय र/' खँगार की वहन 
अपने दोनों पुत्रों देसल ओर वीसल सहित जूनागढ़ में ह्वी रहती थी। 
एक दिन देवल ने अपने मासा से कहा, “अपने राज्य में मजेबड़ी नाम 
का एक नया गांव चसा है, में उसे देखने जाता हूँ ।” इस ग्रकार आज्ञा 
प्राप्त करके अपने भाई वीसल को साथ लेकर वह मजेबड़ी गया। « 
वहां कुम्हार की लड़की को सुन्दरता का द्वाल खुनकर वे चापस जूनागढ़ 
आये और राव खेँगार से पूरा चृत्तान्त कद खुनाया। उन्होंने कह्दा, 
' अपने प्रान्त मे एक कुम्दार के ऐसी सुन्दर लड़की हे जो आपके 
दरबार को शोमित करने लायक है । सिद्धाज के घरू भाट उसको 
देखने के लिए वहाँ आये थे ओर राजा के साथ उसकी शादी का 


र खेंगार ] [ ७३ 


दिन नियत कर गये हैँ | यदि पटटण का राजा अपने देश में से ऐसी 
सुन्दरी को ले जावेगा तो तुम्हारी क्‍या शोभा रहेगी ?” यह झुन कर 
चूडासमा ने देवल से कहा, “मेरा खांडा ले जाओ आर उस सुन्दरी को 
» यहां मेरे दरवार में ले आशओ ।” देवल तलवार लेकर गया ओर कुम्दार 
से कद्दा, “अपनी लड़की की शादी राव खेँगार के खांडे से कर दो ।' 
कुम्द्दार ने कहा, 'लड़की की सगाई तो पट्टण के राजा सिद्धराज जयसिंह 
से हो चुकी है, थोडे दिन वाद ही वहा से वरात आने वाली है । यदि 
में अपनी लड़की राव खँगार को व्याह्‌ दे' तो बह (सिद्धराज ) मुमे 
अवश्य ही मार डालेगा ।' देवल ने उत्तर दिया, “में उस लड़की को 
जबरदस्ती ले जाऊँगा-तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा ।” कुम्हार ने फिर 
» कहा, 'यदि तुम ऐसा करोगे तो पट्टण का राजा गिरनार को जड़मूल से 
उखाड देगा ओर इसका एक एक पत्थर विखेर देगा, इसलिए जिस कन्या 
की सगाई सिद्धराज से हो चुकी है उसके विपय में हस्तक्षेप करना 
उचित नहीं । 
क्या तुम उस जयसिंह को नहीं जानते हो जिससे घार नगर 
को हिला दिया था--जो चीज़ उसकी हो चुकी है उस पर खेँगार को 
हाथ नहीं डालना चाहिये ।' 
यह सुन कर देसल ने नाक चढ़ा कर उत्तर दिया 
सोरठ के अ्रधिपति ने गढ गिरनार में यावन हज़ार घोड़े 
इकटठे कर रखे हैँ । उस सोरठ के घनी को किसका डर है? रा' खेँंगार 
के पास अत्ताहिणी(१) दल है 7? 
(१) चावन हजार बाँघिया, घोटा गढ़ गिरनार । 
क्यम द॒ृठे ठोखघणी, बेहण दल सँगार ॥ 


(फ) अचीहिणी सेना में २१,८७० हाथी, इतने ही रथ, ६५,६१० 
घोड़े और २,०६,३५० पैदल होते हूँ । 


७४ ] [ रासमाला 


अन्त में यही हुआ कि देवल उस लड़की को जबरदस्ती राव 
खँगार के पास ले गया। जूनागढ़ पहुँच कर जब राणक देवी रथ से 
उतरी और पहले पहल पोलि ( दरवाजे ) मे घुसी तो अचानक उसके 
पैर के एक पत्थर की ठोकर लगी ओर खून की धार बहने लगी |; 
उसने निःश्वास डालकर कह, भाई, यह तो अच्छा शकुन नहीं हुआ, 
इससे किसी घोर आपत्ति के आ जाने की सम्भावना है |! 


“पहले पहल पोलि में प्रवेश करते ही ठोकर लग गई | या तो 
राणकदेवी को रेंडापा मिलेगा अथवा सोरठ देश ऊजड़ हो जायेगा।(२) 


इसके पश्चात्‌ वड़ी धूमधाम से राव खँँगार ने उसके साथ त्रिवाह 
कर लिया और तीन दिन तक लगातार गिरनार नगर के नित्रासियों को ; 
भोजन कराया । उसी समय पट्टण के सो वागरेक भी मिट्टी के वरतन 
बेचने के लिए वहा आये हुए थे ओर नगर के उत्तरी दरवाजे के बाहर 
ठहरे हुए थे। आये हुए अन्य ओर लोगों के साथ उनको भी जीमन 
के लिए निमन्त्रित किया गया। उन्होंने पूछा, 'आज राजा के यहां क्‍या 
बात है जो हमको निमन्त्रित किया गया है ?” नोकरों ने उत्तर दिया-- 


“सोरठ लिंहलद्वीप की, सुकुमारी परमार । 
बेटी राजा शेर की, परण्धो रात्र खेगार ॥” 


(४) प्रथम पोली पेसतां, थयो ठवकों नें ठेस । 
रडापो राणक देवी ने, (के) सतो सोरठ देश ॥ 


#चागरिया, एक जाति विशेष जो जगलों में हरिय आदि मार कर निर्वाह 
फरते है| 


रा! खेंगार ] [ ७५ 


इसीलिए अआज तीन दिन से ढेढों (अन्त्यजों) सहित समस्त नगर के 
लोगों को राजा भोजन करा रहा है | हमको तुम्हें चुलाने भेजा है, चलो ।” 
बागरियों ने सोचा-इस कन्या की सगाई तो अपने राजा सिद्धराज के साथ 
» हुई थी। राब खेँगार ने इसके साथ वलपूर्वक विवाह कर लिया है । 
सिद्धराज सोलंकी है श्रीर हम लोग भी सोलंकी कहलाते हें. इसलिए 
हमको ऐसी दात्रत में शामिल नहीं होना चाहिए जो उस कन्या के 
विवाह की खुशी में मनाई जा रही है जिसकी सगाई एक सोलकी के 
साथ हो चुकी थी ओर जिसको यह राव हर लाया है।' यह सोचकर 
उन्होंने तुरन्त पट्टण पहुँच कर पूरा समाचार कह खुनाने का निश्चय 
किया । इस प्रकार मनसूवा करके वे लोग भूखे प्यासे ही वहां से रवाना 
+ दो गये ओर पाटणवाड़ा मे बघेल ग्राम की सीमा में आकर दम लिया । 
घहां उन्होंने शिकार पकड़ने के लिए जाल फैलाया । उसी समय राजा 
के चारों दरचारी भाट भी घोड़ों पर चढ़े हुए उघर आ निकले । उनको 
देखकर उन्त चागरियों का पकड़ा हुआ एक रोक भाग गया। बागरियों ने 
उनसे कहा, “महाराज आपने यह क्‍या किया-हम रात दिन चलते 
हुए जूनागढ से आ रहे हैं। आज़ हमारा सातवां उपबास है। आपने 
हमारे रो को क्यों भगा दिया ?” भाटों ने पूछा, ' क्‍यों यह, क्या बात 
है-तुम सात दिल से भूखे क्‍यों हो?” उन्होंने उत्तर दिया, “हमारे 
» राजा से जिस कन्या की सगाई हुई थी उसको राव खेँगार जबरदस्ती 
पकड़ कर ले गया /' यह सुन कर भाट लोग वहुत दुखी हुए अर तुरन्त 
घोडों पर सवार होकर राजा के पास्र पद्टण पहुँचे। वहां पहुंच कर 
सिशराज से कद्दा-- 


'हुम अनाथ ओर बिना घरवार के हैं आर गरीब भाट कहलाते 


कद | [ रासमाला 


हैं। हमने राणक देवी को खोज निकाला था। अब, उसको राघव खेँगार 
हर ले गया |! 


यह सुनकर सिद्धराज ने अपनी सद्दायता के लिए बाबरा भूत(१) 
को बुलाया । यह भूत बहुत काल से उसकी सहायता करता आया था ।(" 
जब वह आया तो सिद्धराज ने उसे अपने साथ राव खेँगार से लड़ने के 
लिए जूनागढ चलने को कद्दा । इसके बाद राजा तैयार होकर वाघेल 
पहुँचा और वहीं पर पॉच हजार दो सो भूतों को साथ लेकर वाबरा 
भूत उसको सिला। सिद्धराज की आज्ञा से उन भूतों ने एक द्वी रात में 
यहां पर एक तालाब तैयार किया ।|(२) बाघेल से क्ूच करके सेना 


(१) वाबरियावाड़ में रहने वाले लोगों का मालिक इसलिए, बातरा 

कहलाता था | ६, 

(२) शुजरात में कोई मी तालाब अथवा धार्मिक इमारत हो वह यदि 
हिन्दू धर्म से सम्बन्धित दो वो सिद्धरान जयसिंह ( उसके लोक प्रसिद्ध नाम 
सिधराजेसिंग ) की बनवाई हुई वतलाई जाती है और यदि वह मुसलमानी 
धर्म॑ से सम्बन्धित हो तो सुलतान महमूद वेगडा की वनवाई हुई बतलाई जाती है 
और यह्द कह्या जाता है कि ये इमारतें उन्होंने भूर्तों तथा जिन्‍्नों की मदद से 
बनवाई थी । दूसरे देशों के प्रसिद्ध वीर पुरुषों के विषय में भी ऐसी ही 
बहुत सी बातें प्रचिलित हैं;-- 

फ्रास और इ गर्लेंड दोनों ही नगरों में जितनी प्राचीन इमारतें हैं ओर 
निनके विषय में ठीक २ यह नहीं कह्दा जा सकता कि कत्र की वनी हुई हैं उनके 
विषय में मी सामान्य रीति से यही कह दिया जाता है कि ये प्रसिद्ध योद्धा सीजर' 
की वनवाई हुई हैं जिसकी परयक्रमपूर्ण कथाओं से इ गलेर्ड का पूर्व इतिहास 
भरा पडा है । लन्दन के प्रसिद्ध टावर के विषय में मी साधारणतया यही कहा 
जाता है कि इसको मी इसी पराक्रमी वीर ने चनवाया था । शेक्सपीयर के नाठ्क 
में रिचार्ड द्वितीय की अभागिनी रानी कहती है “जूलियस सीनर के अशुम 
टावर का यही मार्ग है ।” 


श! खेगार ] [ ७७ 


मुजपुर पहुँची और वहां से जिज्जूबाढ़ा,(१) जहां उन्हे ग्वालों का प्रधान 
धोंधू मिला जो अपने जाति के लोगों के साथ मॉपड़ों में रहता था। 
वहा उन्होंने एक किला और एक तालाव बनवाया और आगे चलकर 
» वीरमगांव पहुँचे जहां उन्होंने मानसर नामक तालाव वनवाया। वहां से 
बढ़्वाण पहुँचकर वहां भी एक दुर्ग वधाया; फिर सायले मे पहुँच 
कर एक किला ओर एक तालाव का निर्साण करवाया | इसके कुछ दिन 
बाद वे जूनागढ पहुँचे जहां बारह वर्ष तक लड़ाई लड़ते रहे परन्तु राव 


“विंडसर कैंसिल ( किले ) के नीचे के मोहल्ले का बैल-टावर ( घण्दा- 
धर ) भी जूलियस सीजर का ही टावर है” परन्तु इतिहास-विषयक शअ्द्भुत- 
फथाओ में विश्वास करने वाले इस टावर फी इस सेमन विजेता का बनवाया 

४ हुआ कभी नहीं मान सकते । 


/इसी प्रकार फ्राँस देश में भी जो कोई प्राचीन चमत्कारिक वस्तु होती 
है उसका आरम्भिक सम्बन्ध कसी परी, मृत, श्रथवा सीजर से स्थापित कर 
दिया जाता है ।” ( पैरिस के इतिहास के आधार पर ) 


(१) चह॒र्वेदी मोट ब्राह्मणों के चारहठ की चही में लिखा है कि, 'सर- 
सेज में रहने वाले मोढ त्राक्मणा उपाध्याय भाण ने अपने पिता भुडा के नाम 
पर सबत्‌ ११४६ ( सन्‌ १०६३ $० ) में सोलकी राजा कर्ण के आखिरी दिनों 
में किकृवाडा गांव बसाया था और उसके साथ ही ओह, मोलाड, आ्रादरियाँण, 
जाडियाण, पाडीवाला, रोजीयूँ, सुरेल, पतहपुर, नगवाड़ा, धामाद और भलगांव 

१ नामक ११ गाँव और बसाये-टस प्रदार कुल १२ गाँव बसाये | 


“सोलंकी तिद्धराज जयसिंद ने सवत्‌ ११६५ ( सन्‌ ११०६ ६० ) मिती 
माट छुदि ४ रविवार को मिमसेयाड़े का गठ चैंधवाने वा मुहर्त निश्चित किया। 
उसने यह काम उपाध्याय माश के पुत्र विम्वेश्चर बोटस को सोपा और गढ के 
कार्य में ठह्यायक ऐने के निमिद्ध माता श्री राजबाई दी स्थापना गठ के मध्य 
फोठ में फी ।! 


७८ ] [ रासमाला 


खँगार के महलों तक न पहुँच सके । मीनलदेवी ने, जो अपने पुत्र के 
साथ वहीं मौजूद थी, बहुत से मन्त्र जाप आदि करके अनेक युक्तिया कीं 
परन्तु एक भी सफल न हुई ।((२) अन्त में, ऐसा हुआ कि शव खेँगार 
अपने भानजे देसल से ईर्ष्या करने लगा ओर उस पर राणक देबी से 


इसके अतिरिक्त इस बही में यह भी लिखा है कि, 'सवत्‌ ११५४ 
(सन्‌ १२६८ ६० ) में पौस खुदी २१ (११) सोमवार को दिल्‍ली के बादशाह 
अलाउद्दीन खूनी खिलजी ने मिंकृत्राडा जीत लिया |? 

(२) दरी गायकों की ब्रात इस प्रकार है कि, किसी कारीगर ने एक 
लकड़ी की एक साडनी (ऊँटनी) बनाकर दी उस पर बैठकर सिद्धराण और 
मयशणल्ल देवी राणक देवी के महल पर गए.। वहाँ पर उन्हें किवाड़ बन्द मिले । 
जब उन्होने दरवाजा खब्खठाया तो राणक देवी बोली-- 

सो०-कवण खटकावे केंवाड, मेडी १ छे राणक देवनी | 
जाणशे रण खैंगार, त्राटक कानजर२ तोडशे ॥ 
मयणल्ल देवी ने कहा-- 
म्हारो मेढोर लाडको, ओखो४ गढ गिरनार । 
मारी ण! खँगार, उतारवी राणक देव ने ॥ 
इस पर राणक देवी ने उत्तर दिया -- 
आ मारा गढ़ हेठ५, केणे तम्बू ताणिया। 
सघरो६ म्होरो शेठ, बीजा वर्त्ताअ७ बाणिया ॥| 
यह सुनकर मयणल देवी ने कहा-- 
राणा सन्‍्वे वाणिया, जेसलु बड़डुँह सेठ । 
काहु बडिजड मडीयउ, अम्मीणा गढ़ देठ ॥ 
वाणियाना वेपार, जाते दाह्डेण जाणशो। 
मारशु रण”? खँगार, उतारशु राणक देव ने ॥ 
इस प्रकार विवाद होने के बाद वे उतर आए | 


१. ऊपर के खड का मकान | २. ताठ क (गहने) सद्दित कान तोड़ देगा | 
३. लड़का | ४. अ्रधर। ५ नीचे। ६. छन्दर ७. काम चलाऊ। ८. प्रत्यक्ष में । 


रा! खंगार ] [ ७६ 


घनि० गुप्त सम्बन्ध होने का दोप लगाया ।|(१) उसकी माता ने इस 
बात की सूचना उसको दी । उसने उत्तर दिया-- 


ज्ञा में घोड़ा सारिया, ना लूटयो भंडार ! 
/ भोगी न राणक देवड़ी, क्‍यों रूठ खेगार ?! 


“मैंने खेंगार के घोड़े नहीं मारे, न भडार द्वी लूटा ओर 
राणकदेवी से भी कोई सम्बन्ध नहीं किया, फिर वह मुझसे क्‍यों 
अग्रसन्न है ?? 


(१) इस विषय में तुरी की बात इस प्रकार है कि, एक बार रा' सँगार 
में शरात्र पी और अपने मानजे की भी पिलाई तथा राणक देवी को पिलाने 
के लिए देंसल को शीशी लेकर भेजा | देसल ने कहा कि, में शरात्र पिए हुए 
हूँ, में नहीं जाता, परन्तु रा! ने इस उचित वात को भी न मान कर उसे आग्रह 
करके भेज दिया | उसने जाकर शगव्र का पात्र अपनी मामी को दे दिया और 
उसने अपने भानजे को हिण्डोले पर त्रिठाकर शराव पिलाई व खुद ने भी पी । 
शागणक देवी की तो बहुत पीने के कारण शरात्र चढ गई इसलिए बहू तो अ्रपने 
पलग पर सो गई ओर बेहोग देसल जत्र चलने की तेयार हुआ तो अनजान में 
राणक देवड़ी की साट पर ही सो रहा | इस प्रवार जब वे दोनो निर्दोष पवस्था 
में बेहोश होकर गहरी नीद में सो रहे थे तो बहुत देर हो जाने के कास्ण या! 
सैंगार स्वय देसल को देखने आया ओर दोनों फो एक पलग पर सोने देखकर 
प्रोध में भर गया | उसने तलयार निजराल कर वार किया ओर दोनो को एक 
३ दी बार में प्तम कर देना चाद्या पर्तु तलवार पलग की साफल पर पड़ी और 
उन दोनों फी जरा भी चोट नहीं प्रा इसलिए उसने सोचा कि वे निर्दोष थे। 
दिर श्रौर जाँच करने के लिए. अपना जमिया ( फ्टार ) रानी झे ब्रोये हुए 
चम्पा पर मार परन्तु यद लगा नरी । इसके बाद तलवार को '्यान में रुपकर 
प्रपने योदने या यस्प्र दोनों को उद्बाकर ओर टठेसन या उस्त्र स्तप्र लेग्र चला 
पयाया। परन्तु इतना होने पर सी उसके मन झा सन्‍्टेद् इना दी रहा इसलिए 
उसने प्यपनी शटन से कहा फि, तेस पुत्र मेरें घर पी और ताफता है 


ऋ० ] [_ रासमाता 


!' माने उत्तर दिया, “ बेटा, राणक देवी की सगाई तुम्दारे पिता 
के बश में हुई थी, उसको लाकर तुमने उसका विवाह अपने मामा से 
करा दिया तुम्दारी इन सेवाओं को भूलकर बह तुमसे नाराज द्वो गया 
है, अब तुम्हे इस देश में नहीं रहना चाहिए |” इसके कुछ दिन बाद; 
स्वय खेगार ने भी उसे वहा से चले जाने को कट्ठा | इस पर, देसल 
अपने भाई बीसल को साथ लेकर रातों राव भाग गया। जब वे किले के 
दरवाजे पर आये तो दूदा और दृ॒मीर नाम के राजपूतों ने, जो पहरे पर थे, 
उनसे पूछा “तुम कह्दां जा रहे हो ?” उन्होंने कहा, “महाराज ने भालवा 
से अफीम की गाडिया मगवाई हैं, हम उन्हें आगे लेने जा रहे हैं! जत्र 
आधीरात को थे गाडियाँ 'शआें तो तुरन्त दरवाजा खोल देना। ऐसा 
कहकर, दोनों भाई बाहर आए और सिद्धराज के पास जाकर बोले 
* महाराज ! पहले हमें यह मालूम नहीं था कि आप हमारे काका हैं 
इसीलिए हमने राणक देवी को लाकर अपने मामा से उसका व्याह करा 
दिया | अब वह हम पर मूठे दोष लगाता है इसलिए हस आप के पास 
आए हैँ यदि आप हमारे साथ चलें तो हम राव खँँगार को मार कर 
राणक देवी को आपके आधीन कर दें।” 


इसके पश्चात्‌ एक सी चालीस (१४०) योद्धाओं की बैल गाडियों 
में छुपाकर वे रवाना हुए । दरवाजे पर आकर दुदा और हमीर से दरवाजा 
खुलवाया और अन्दर आकर सबसे पहले उन दोनों को ठिकाने लगा 
दिया फिर राव खँँगार के महलों की ओर आगे बढ़कर रखसिंगा बजाया 
खँगार भी तुरन्त द्वी लड़ने के लिये निकल आया। 


भापो भांग्यों वेढ़ पड़ी भेड़यो गढ़ गिरनार। 
दूदो हुमीर मारिया सोरठ ना सिणयार ॥ 


'शा खँंगार ] [ ८१ 


कफ 
4 


“उन्होंने गढ़ के दरवाजे को तोड़ दिया और गिरनार गढ़ को 
लूट लिया। ददा और हमीर को मार डाला जो सोरठ के ः गार थे । 


इस अवसर पर दोनों ही ओर के कितने ही वीर मारे गये 
४ ओर अन्त में स्व॒य राव खेंगार भी काम आया। 


इसके बाद देसल सिद्धराज को साथ लेकर राणक देवी के महल 
पर पहुंचा ओर कहने लगा “मामी, हम ढोनों भाई ओर मामा खँगार 
आये हैं, दरवाजा खोलो ।”उसने दरवाजा खोल दिया। राणक देवी के 
दो पुत्र थे। बड़े का नाम माणेरा था ओर उसकी आयु २१ वर्ष की थी । 
दुसरा डगायन्यो था, वह पांच वर्ष का था। सिद्दराज ने छोटे वचचे को 
+४ रोणक देवी से छीन लिया ओर वहीं उसका वध कर दिया | जब माणेरा 
-को मारने का प्रयत्न करने लगा तो वह उससे हाथ छुडा कर अपनी 
मा के पीछे छुप गया, ओर हे मां, छे मां, कहकर रोने लगा।तव 
रशाणशक देवी ने कहा -- 


“माणेरा मत रोच, मत-कर राता नेण न, 
कुल में लागे खोय, मरतां माँ न सभालिये ॥” 


'हे साणेरा, मत रो, रो रोकर लाल आखें मत कर । मरते समय 
?» मां को याद करने से तेरे कुल को कलझू लगेगा ।* 


सिद्धरात ने आज्ञा दी कि इस कुवर को न मारा जाय, यदि 
शणफ देवी पट्टण चलने में आनाऊनी फरेगी तो इरूका बध करदिया 
जायेगा । चास्तव में, एस कुचर को भी मार दिया गया था परन्तु कस 
घ्थान पर उसका बच किया गया, यह ज्ञात नहीं है । 


८२ | [ रासमात्र। 


इसके बाद राणक देवी को किले के वाहर लाए । जब उसने राव 
खेँगार के धोड़े को देखा तो शोकाठुर होकर घोली-- 


“घोडांरा सिरदार, अजू न फाटधो कालजो ? 
मरतां राव खगार, जासी तू गुजरात नें” 


“हे श्रेष्ठ अश्ब | अच्र तक भी तेरा कलेजा नहीं फठा? रात्र 
खँंगार की मृत्यु हो गई है ओर अब तू गुजरात ले जाया जावेगा।”? 


फिर राव खंगार के हरिण को देख कर उसने कहा-- 
कर रे कुरंग विचार, इक दिन खुल्लो घृमतो, 
मरतां राव खेँगार, भवनां में बघरण बध्यो। 


'अरे दरिण ! विचार कर, कभी तू स्वतत्र घूमता था। अ 
रात खँँगार के मरते पर तू मकान में बांध कर रखा जायगा !' 


फिर सोर को बोलते हुए सुनकर कद्दने लगी - 


क्यू” गरजे रे मोर, खोलां में गिरनार की, 
कटी कालजे कोर, लखंपतियो सुरगां गयो। (१) 


'हे मोर ! गिरनार की खोहों में क्‍यों गरज रहा है ? मेरा हृदय 
भरन द्वो चुका, मेरा लखपतिया तो स्व॒गे सिधार गया | | 


(३१) मोर की वाणी का यह शकुन माना जाता है कि प्रिय का मिलन 
हो, इसलिए कहती है कि, हे मोर, गिरनार की चोटियों पर चडकर क्‍यों गरनता 
है ? मेरे कलेजे की कोर कट गई, झव प्रिय-मिल्न की क्या आशा दे 


रा' खेंगार [८३ 
इसके वाद राणक देवी उस स्थान पर आई जहां खँगार की 
लाश पड़ी हुई थी, उसको देखकर उसने कहा-- 
स्वामी । ऊठो सैन्य ले, खडग(१) धरो खेगार, 
छत्तर(२) सो छायो भलो, जूनों(३) गढ़ गिरनार । 
जैसे जैसे बह घाटी से नीचे उतरती गई वैसे द्वी अपने दामोदर 
फुड,(४) चगीचे ओर चम्पा के वृक्ष से त्रिदा लेती गई | उसने पर्वत की 
ओर देखकर कहां-- 
ऊचो गढ़ गिरमार, बादल स्‌ वबातां करे, 
मरतां राव खगार, रडापो (५) राणक देवडी। 





(१) खड़ग-तलवार । (२) छत्न । (३) जीर्ण-पुराना | 


(४) ठुरी की बात में इतना और है-- 
दामोद्र कु ड पर आकर राणक बोली-- 
उतरयाँ गद गिरनार, तनइ श्राव्यु तलारिए्ट, 
वलता वीजी चार, दामों कुड नथी देखवों। 
(गिरिनार गठ से उतर कर तलहटी में श्रा गई हूँ। अत्र लौव्कर 
दामोदर छुएड को देखना न होगा ।! 
द धारगर बावटी फे पास झाजर कशाू-- 
चरप्पा | तु का मोरियों, थड भेलु अगार, 
मोदोरे कलियु माठतो, मारो ण! गार। 
हे चम्पा | तू अब कया फूली है? ठुक पर खद्बारे घना ( ऐसी मन 
में "पाती हैं ) तेरी एक एक फ्ली ग्स मोहरों ( स्वणे मद्ायों ) से सम्मान 
फणा था व राद सेगार मारा गए !! 
(४.) बेधव्य 


८४. । [ णसमाला, 
॥ हर 
कुछ मील चलकर उसने फिर गिरनार की ओर मुड़कर देखा तो 
ऐसा मालूम हुआ कि सातों वह प्बेत उसके पीछे पीछे बुलाने-आ रहा है 
तब उसने कहा-- । 


“पापी गढ़ गिरनार ! सत बैरधां को मान कर, 
सरता राव खगार, तू भी मिलतो धूल में ।” (१) 


“हे पापी .गिरनार ढुगे तू शत्रुओं का मान मत कर, ( तेरा 
स्वामी ) राव खेंगार सर गया है। उसके साथ ही तुमे भी मिट्टी में 
मिल जाना चाहिए था ।” 


जब और भी आगे बढ़ी तो उसे बह पर्वत ज्षिंतिज के उस 
पार गिरता हुआ सा दिखाई पडा । यह देख कर वह कहने लगी-- 


मत ड्रबे आधार! कुण रे चढासी कांगरा ? 
गया चढदावणहार, जीता करसी जातरा” 


। 


'हे डूबती फे सहारे गिरनार | अब आंखों से ओमल मत हो | 
तेरे केंगूरे अब कौन चढ़ावेगा ? जो चढ़ाते थे वे (राव खेंगार) स्व॒गे चले 
गए | अब जो जीवित रहेंगे वे तेरी यात्रा करेंगे। ( उनके लिए तू तीथे- 
स्थान हो गया है । ) 


हू 





(१) पह गरुआ गिरनार, काहू मणि मच्छुर धरिक | 
मारीता खँगार, एक्कसिहरू न ढालिक ॥ 
'हे गर्बीले गिरनार ! तने मन में क्‍यों मत्सर धास्ण किया है ? राव 
गार की झत्यु हो जाने पर वूने अपना एक शिखर भी नही गिराया ।” 


राखेँगार, [ ८5४ 


'ठेसल और बीसल ने पहले ह्वी सिद्धराज से यद्ध तय कर लिया 
था कि राव खेँगार को मार कर वह जूनागढ की गद्दी देसल को दे देगा 
इसलिए जब वह ( सिद्धराज ) घर को रवाना हुआ तो उन्होंने इस बात 

की याद दिलाई । सिद्धराज ने पहले तो उनसे कह्दा, 'ले त्तो' परन्तु उसने 

फिर सोचा कि जिस तरह इन्होंने अपने मामा के साथ धोखे का 
व्यवहार किया है उसी प्रकार किसी न किसी दिन ये मुमे! भी घोखा 
देंगे, इसलिए उसने उन ढोनों को वहीं कत्ल कर दिया । 


पट्टणवाडा पहुंच कर सिद्धराज ने राणकदेवी को शांति पहुँचाने 
के लिए कितने ही स्थान दिखलाए-परन्तु बह बोली-- 


। , “बालूँ पाटण देश, विन पाणी ढाँढा मरे, 
सुन्दर सोरठ देश, घाप धाप कर जल पिबे ।” 


उस पदट्ण देश के आग लगे, जहां पानी के बिना ढोर प्यासे 
मरते हूं। मेरा सोरठ देश बड़ सुन्दर हे जद्टा सत्र लोग पानी पीकर 
तठृप्त हो जाते हैँ ।' 


अन्त मे, वे लोग पट्टण नगर के बाहर आकर पहुँचे ओर 
फोट के नीचे ही पडाव डाला। राजा ने नगर के बाहर ही शहर के 
ग्सोगों को निमन्त्रित करके जीमने बुलाया। सभी लोग तडक भड़क 
की पोशाके पहन कर बहुत यड़ी सस्या में वहाँ आ पहुचे। उन्हें देख 
फर राणुकदेवी को कोई प्रसन्नता न हुई, उसने कहा-- 


“बालू! पद्टण देश, 'तओदी 'आोदी ओदणी, 
सुन्दर सोरठ देश, पूरी ओदे ओडदणी”' 


८६ ] [ रासमाला 


यह पट्टण देश जल जाय, जद्दां स्त्रियां छोदी छोटी ओढ़नी 
ओढ़तो हैं । सोरठ देश बड़ा सुन्दर है जहा मह्विलाए लम्बी पूरी 
लूगड़ियां ओढ़ती हैं ।” 


है 
एक गुजराती स्त्री ने उसके पास आकर कहा, “तुम्हारे तो 


सिद्धराज जैसा समथथे पति है !” तब उसने कहा, “मेरे पति को तो में 
इस स्थिति में छोडकर आई हे -- 


“धीमी फरके मू छडी, उज्जल चमके दन्त, 
ओछी आओढणवालियों ', एड़ो देख्यो कन्त | 
'हे छोटी ओढ़नी ओढ़नेवाली (पाटणीं) स्त्रियो ! में अपने पति 


को ऐसी अग्रस्था में देखकर आई हूँ कि उसकी मू छें धीरे धीरे फरक" 
रही है और उजले उजले दात चमक रहे हैं ।' 


फिर उस स्त्री ने पूछा, 'तुम्हारी आंखों का आंसू नहीं सूखता, 
यह किस अकार बन्द हो ?” उसने उत्तर दिया-- 


“मेरे आंसुओं की धारा से कुण क्‍यों न भर जावें-माणेरा की 
मृत्यु से मेरे शरीर मे आंसखुओं की नदियां उसड़ी पढ़ रही हैं ।”(१) 


इस गअकार राणकदेवी को किसी भी वात से शान्ति न हुई | 
सिद्धराज ने उसके साथ वहुत आदरपूरणे व्यवहार किया ओर उससे 
पूछा कि उसका सन कहां रहने का था ? इस पर उसने वढ़वाण जाता 


(१) पावणने पडते, कोहो तो कृआ भराविए | 
माणेरों मरते, थरीरमा सरणा बहे ॥ 


रा खेंगार ] [ ८७ 


चाहा। सिद्धराज स्थय उसको पहुँचाने गया । भोगावा(१) नदी के किनारे 
पर एक चिता पैयार कराई गई ओर राणकदेवी ले उस पर अपना आसन 
जमाया । सिद्दराज ने उसको जीवित रखने का अन्तिम प्रयत्न करते 
हुए कहा “यदि तुम सच्ची सती हो तो विना आग लगाए ही चिता 
जल उठेगी ।” यह सुनकर राणकदेवी घुटने टेक कर बैंठ गई ओर सूये 
की प्राथना करने लगी-फिर उठकर बोली -- 


“विद्या नगर बढ़वाण, भोगावा सरिता वहे, 
भोगी राव खेगार, अब भोगे भोगावा नदी ।! (२) 


(१) जेसल मोडि म वाह, वलि वलि विरूप भावइह । 
नई जिम नवा प्रवाह, नयत्रण ब्िणु आावश नहिं ॥ 


इसका भावार्थ यह है कि, ऐ नदि, जिस प्रकार में अपना देश छोड़कर 
स्वामी के बिना विरुप हो गई हूँ उसी प्रकार तू भी नवीन मेयर के बिना दुर्बल द्वोती 
जा रही है श्रीर उसके त्रिना अच्छी नहीं लगती। मिस प्रकार बने तेरे पर्वत 
प्री स्थान का त्याग क्या है उसी प्रकार मेंने भी फिया है इसलिए अपने 
दोनों दी दशा समान है । 

गुलराती अनुवाद में उक्त प्य का भावार्थ ऊपर दिया है परन्तु स्पष्ट 
श्र्थ इस प्र कार है-- 

“बरे जेसल ! मेरी बाह मत मरोड़। में पति वियोग में विरूप हो गई 
हूं। नवयन ( नये बादल ख्रथया राप नवथन ) के ब्रिना न्‍्छी में प्रयाद 
नही था उच्ता ।! 

(२) यही माप प्रवन्ध विन्तामणि नामक नसम्झत अन्च में भी हे 

१३०१५ ई० में रद गया था। पर प्रन्थ बाद में वन मडार में रेस व्िया 
गे था इसलिए यद रूमय नही प्रसौत होता हि ये नरी' जमे लोगों झे राथ 
लगा हे परनु शिर भी सुरी लोगों में एफ से समफर दूसरे मे एसवी सयाउति 
दी है इसलिए यट उन्सेएनीय है । देरिए एस परम का पहला गोग्टा | 


'ंघ ] | [ शंसमालल 


! जहां सोगावा नदी बहती है. उसे बढवाश नगेर से अब विद 
जिती हूँ । मेरे शरीर का उपभोग या तो राव खेँगार ने किया अथवा 


३ 


अ्रत्र भोगावा नदी करे । । 


॥ + ८ 
फिर उस समय इतनी गरम हवा चली कि चिता अपने आपर 
जल उठी । तत्र रणक देवी ने कह्दा-- 


/7 के 


घन धन [ ताती वाय, चात़नी, माटी परजलै, 
ऊभो पट्टणराय, सोरठणीरो सत लखे। 


मैं धन्य हूँ कि गरम हवा चलने जग गई और इससे मिट्टी 
( रेत अथवा मृत शरीर ) भ्रज्वलित हो गई। पट्रण का राजा खड़ा 
खड़ा सोरठनी के सत्ीत्व की परीक्षा कर रहा है' ) 4) 


_. उस समय सिद्धराज ने अपनी पणगड़ी राखणकदेवी पर फेंक 
दी परन्तु उसने वापस लीठा दी और कहा, “यदि दूसरे जन्म में तुम 
मेरे पति होना चाहते हो तो मेरे साथ जल मरो।” परन्तु सिद्धराज 
'की हिम्मत न सड़ी । 


जिस स्थान पर राणकदेवी सती हुई थी उसी स्थान पर सिद्धराज 
ने एक देवालय वनवाया | सम्पूर्ण सोरठ उसके अधिकार में आ गया 
परन्तु सती राणकदेवी के चरणों के चिन्ह तो गिरनार पर बने हुए राव» 
खेँगार के महलों' ही को आप्त हुए थे | 


“ बद्ध सानपुर अथवा वढकाण आजकल भाला राजपू्तों का भुख्य 
स्थान है। यद्द नगर सोरठ ही मे हे परन्तु सीमा से अधिक दूर नहीं है. 
ओर कपास उपजने वे/लि सपाठ अदेश में बसा हुआ हे । इतिहासकारों 


रण खँंगार ) [ ८६ 


ने इसको बहुत प्राचीन नगर लिखा है ओर यह सिद्ध हो चुका हे कि 
यह चनराज़ की राजधानी से पहले का वसा हुआ हे- 
ध्वल्दे ओ! बढ्वाण, पाछे पाटणपुर वस्यो ! 

». भोगाबा नदी की उत्तरी शाखा नगर की बुर्जों के नीचे होकर 
बहती है। बह कर समुद्र मे जा सिलना तो दूर रहा, यह शाखा वर्षा 
ऋतु के सिवाय लीमडी के पास होकर वहने बाली दक्तिण शाखा में 
भी नहीं मिल पाती ओर बीच ही मे सावरमती के मुख भाग पर ख़ारी 
सपाट में विज्ञीन हो जाती हैं। बढ़चाण के पुराने कोट मे अब भी कुछ 
समफोश चुजें खड़ी दे । ये बुर्ज ही अब उस प्राचीन कोट के यचे 
खुचे चिन्ह हैँ। आज़ कल इसके चारो ओर चस्ती खत बढ़ गई है 

»ओर राणकदेची सनी का स्थान जो पहले कहीं भोगावा नदी के किनारे 
पर रहा होगा, अब कोट फे अन्दर आ गया है। इस सन्दिर का अब तो 
शिखर मात्र चच रहा है जिस पर चहुत सजावट का काये हो रहा है, 
अ्रीर इसकी बनावट सोढेरा के सन्दिर की त्नावट से बहुत मिलती हुई 
है। आसपास के गुम्बजदार सडप बिलकुल नष्ट हो चुके छ ? खेंगार 
की दु:खिनी स्त्री की एक टूटी फूटी मूर्ति अब भी निज्न मन्दिर में 
विथमान है ओर बार त्यीहार के दिन, वढ़चाण दरवार की उत्त रानियाँ 
के साथ, जो मालावश के राजाओं के साथ सती होरर स्वर्ग को चली 
गई हू ओर अपने पातिन्नत को असर कर गई हे तथा जिनके 
मन्दिर भी पास ही में चने हुए ६, उसकी भी पृजा होती छ; नृतिं को 
सोभाग्य फी पोशाऊ पहनाई जाती है, झुऊुठ धारण कराया जाता है, 
घृद्ट़ी उदाई जाती है तीर इसका सभी प्रकार का राजोचित झत्नार 
छिआ्ा जाना है । 


रस 


प्रकरण १० 
सिद्धराज 


राव खेंगार की सत्यु के बाद सिद्धराज ने सोरठ का कार्येमार 
सज्जन नामक सुभट पर छोड दिया था। यह सज्जन वनराज के सखा 
जाम्बा अथवा चम्पा का वंशज था। मेरुतुग ने लिखा है कि इस, 
कर्मचारी ने राज्य की तीन वषे की आय गिरनार पर बने हुये 
नेमीनाथ के मन्दिर के पुनर्निर्माण में खर्च कर दी। जब सिद्धराज 
ने हिसाब मांगा तो उसने इतना सन्तोषपूर्ण उत्तर दिया कि राजा ने 
प्रसन्न होकर उसको उसी स्थान पर नियत रक्खा ओर मुख्यतया 
शत्रुज्लय और उद्नयन्त के पवित्र स्थानों को भी उसी के आधीन कर 
दिया। (१) इसके थोड़े द्वी दिनों बाद देवपट्टण के श्रीसोमेश्वर भगवान्‌ 


(१) कुमारपालप्रवन्ध में लिखा है कि कर्णदेव ने सौराष्ट्र मण्डल को, 
अपने आधीन करके वामनस्थली (वनस्थली ) जाकर सज्जन को वहाँ का 
दर्डनायक नियुक्त किया और उसी की आजा से सज्जन ने सौयप्ट की तीन 
वर्ष की आय श्रीनेमीनाथ देवालय के जीर्णोद्धार में खर्च की थी। विजय- 
यात्रा करते करते सिद्धराज जब सौराष्ट्र पहुँचा तो उस समय सज्जन का पुत्र 
परशुराम यहाँ का दण्डाघिप था | जब्र सिद्धराज ने उससे तीन वर्ष की आय माँगी 
तो वह राजा को रेबताचल पर्वत पर ले गया और वहाँ कर्ण॑विद्वार को दिखा 


सिद्धराज ] [६१ 


की यात्रा करके लौटते हुए सिद्धराज ने इन दोनों पवित्र पेतों की भी 

यात्रा की और ऋषमसदेव की पृजा आदि के खच्े के लिए बारह गांव 

प्रदान किए । उस समय यद्यपि ईप्यालु ब्राह्मणों ने उसे मना किया 
; "रन्‍्तु उसने उत्तकी बात न मानी । 


सिद्दराज़ के राज्यकाल में धार्मिक सतभेद आर वित्राद बहुत 
चलते थे । यह विवाद त्राह्मणों और जेनघर्मावलम्त्रियोँ मे ही चलता 
हो, ऐसी बात नहीं हे-बरन्‌ बिशपतया जेनघम के अन्तगेत ही 
दिगम्बर ओर :श्वेताम्बर नामक प्रतिस्पद्दी पत्तों मे भी बहुत मतभेद 
रहता धा। इससे से पहले पक्ष के अनुयायी साधु, नग्नावस्था में 
रहते हैं ओर दिशाओं रूपी वस्त्र ही घारण करते है अतणव दिगम्धर 
श कहलाते हूँ ओर दूसरे पत्ष के लोग श्वेत वस्त्र पहनते हे. इसलिए 
श्वेताम्पर कहलाते है । 


दिगम्बर सत का कुमुदचन्द्र लामक एक साधु था। बष्ठ चौरासी 
सभाओं में अपने प्रतिपक्तियों को पराजित करके कर्णांट देश से 
घार्मिफ दिग्वितय करने एव कीर्ति प्राप्त करने के लिए गुजरात आया 


पर वृहा-"ट्स प्रासाद को बंघगाने में ही मेरे पिता ने सोगष्र की आय रा 
/ ही ऐ। यदि ख्यापफों इल्‍का पुर्य लेना है सो पह रयापरे समक्ष है डी खीर 
पदि ग्याप घन ही चाहते है ते। चलिए प्यभी साहूमारों से चूरती रम्म दिलया 
देता हैं ९ झरह सुनवर सा छत प्रभार हु सैर झैला, “माज्न मे बहुत 
पण्डा काम किया ऐैं-लुम हुगते पूर्ण रगे ।” शाञ्न ने थी नेम शभपर प्ग चैत्प 
है महीने में तैयार फ्गया भा घर ८द पलश नाउाने पाला शी गा # चपेट 
शुस्ता ५ पो उसके शिर में थो फोर का दा राघा। घरहारेटाा रपादि या 


फापमार ग्शुगम सच वा फर वाट ट्नि जद रु म्दर्म फ़्न्द श्र गया 
वद्ार परशुगग बर छत एर चाट इन जद हा रह मरझभ हझार गया । 


ध्र] [ रासमाला 


था। अपने नाना का घर्ंगुरु जानकर सिद्धराज ने उसका बहुत आदर 
सत्कार किया ओर मयणल्ल देवी भी उससे बहुत प्रभावित हुई। 
कणोवती का विद्वान्‌ साधु देवसूरि(१) और द्वेमाचाये भी श्वेताम्बरों 
की ओर से कुमुदचन्द्र से विवाद करने के लिए सन्नद्ध हुए। विवाद का 
दिन निश्चित हुआ। नियत समय पर सिद्धराज आकर राजगद्दी 
पर विराजमान हो गया और उसके आसपास धर्म के मर्स को 
जानने वाले विद्वानों ने आसन अहरण किए । इसके पश्चात्‌ कुसुदचन्द्र 
पालकी में बैठकर दरबार में आया। उसके ऊपर श्वेतच्छन्न था, आगे 
आगे निशान ओर दिग्विजय का डका वजता चलता था। उधर 
देवसूरि और द्वेमाचाये भी आ पहुंचे और अपने विपक्षी के सामने 
ही गद्दी पर बैठ गए। दोनों ग्रतिपक्षियों के मत पहले दिन द्वी लिख 
लिये गये थे । वह पत्र इस प्रकार सभा में पढ़कर सुनाया गया--- 


“कुमुदचन्द्र का पक्त यह है. कि केवली त्रिकालदर्शी हैँ, और 
जो कैबल्य अथवा मोक्ष प्राप्त करने के मागे पर हैं वह आहार नहीं 
करता है, जो मनुष्य वस्त्र धारण करते हैं उनका मोक्ष नहीं होता और 
न स्त्रियों का मोक्ष होता है ।” 


देवसूरि का कहना है कि फेवली आहार कर सकता दे ओर 
वस्त्र पहनने वाले मनुष्यों एव स्त्रियों का मोक्ष हो सकता हे |" 


(१) देवसूरि का जन्‍म सवत्‌ ११३४ ( सन्‌ १०७८ ) में हा, सवत्‌ 
११५४२ ( सन्‌ १०६६ ) में दीक्षा ग्रहण की, सवत्‌ ११७४ (सन्‌ १११८) में 
सूरि पदवी प्राप्त की ओर सवत्‌ १२२६ ( सच्र्‌ ११७० ) में श्रावण बदि में 
गुरुवार को उन्होने निर्वाण लाभ किया | 


सिद्धराज ] [६३ 


कुमुदचन्द्र की आधी पार तो पहले ही दिन हो गई । उसके सत- 
प्रतिपाइन के प्रकार से उसके चुद्धिमान्‌ विपक्तियों ने लाभ उठाया आर 
राजमाता से जो सद्दायता उसको प्राप्त होती उससे बचित कर ढिया। 
“पहले तो मयणल्ल देवी से, इस विचार से कि उसके पीहर के बिद्यन 
फी त्रिजय हो, अपने आसपास वालों को छुमुद्चन्द्र की सहायता करने 
के लिए आदेश दिया। परन्तु जब देसाचाये को यह वात ज्ञात हुई तो 
घष्ट राजमाता से मिलने गया ओर उसको सममाया कि दिगस्बर्रों का 
अभिप्राय तो यह है कि स्त्रियों तो किसी प्रकार का धार्मिक कर्म कर ही 
नहीं सकतीं | इसी का खण्डन करने के लिए श्वेताम्बर खड़े हुए देँ। 
जब राजसाता की समझ मे यह वात आ गई तो उसने सानव-चरित्र 
»('भाचरण ) से अनभिनज्न दिगस्वरों की सद्दायता करना बंद 
कर दिया । 
दोनों पत्तों ने राजा ओर चालुक्य वश की स्तुति करके विय्ाद 
आरम्भ फ़िया आर अपने अपने पक्त का समर्थन करने लगे । कुमुदचन्द्र 
फा भाषण सक्तिप्त श्र कबूतर की सी लड़खडाती हुई भाषा में हुआ, 
परन्तु, देवसूरि के भाषण की छठा ससार का प्रलय कर डेने वाले एव 
समुद्र की लह॒रों को आन्दोलित कर देने वाल यायु के प्रवाह फे समान 
घी। अन्त मे, कर्णाट देश के साथु को मान लेना पड़ा कि बह 
”देयसरि आचाये से पराजित दी गया। पराजित होने के कारण इसरा 
यहाँ रएना अपशबुनत समझा गया पर वह तुरन्त ही नगर के अशुभ 
श्र से बाहर नियाल दिया गया ((?२) उचर श्वेतास्पर पत्न के समर्थयों 


कक >+ल- +न+ज कल >4क लत जलन >++क- “००७०० 





(१) ररपर् के हिख में शुन चीर पशुन होते है नागता एस 
देय में ः 
देश में म। मिलती है। दरिमीटेज़र ने निशा है छ, “नगर के परणुन पार 


६४ ] [ रासमाला 


का सिद्धराज ने वहुत सम्मात किया और हाथ पकड़कर स्वय उनको 
महावीर स्त्रामी का दर्शन कराने के लिए ले गया । उस समय चेंवर, 
छत्र, सूयेमुखी पखे आदि राज चिन्द्र उनकी सवारी के साथ थे भ्रोर 
उनकी विजय का शब्लनाद रणविजय के शखनाद के समान गृज& 
रद्दा था । उसी समय राजा ने सूरि को परातीज और देह्॒म्राम के बीच 
के: चाला आम एव ग्यारह दूसरे गाव भेठ किये | सूरि ने उन गाँवों को 
लेने मे बहुत आनाकानी की परन्तु अन्त में उन्हें स्वीकार करना पढ़ा। 


उस समय यद्यपि जेन ल्ञोगों मे वहुत से अन्तरद्ठ झगड़े चल 
रहे थे परन्तु अन्य धर्मों के प्रति अपने डादर भाव प्रकट करने की 
रीति उन्होंने अपना रक्खी थी | कहते हैं कि, सिद्धराज ने मिन्न भिन्न 
देशों मे से मिन्न भिन्न मतों के आचार्यों को बुलाकर पूछा कि सब से 
उत्तम देवता कौन है ? सब से उत्तम शास्त्र अथवा ज्ञान का भण्डार 
कौन सा है? ओर सब से उत्तम सत कौन सा हे जो आसानी से 
पाला जा सके ?” अत्येक घर्माचाये ने अपने सत की अशसा ओर अन्य 
मर्तों की निन्‍द्रा की । इस से राजा के मन को सन्तोप न हुआ ओर 
डसके चित्त की दशा अनिश्चय एवं सदेह में दोलायमान रही | अन्त 
मे, उसे सन्तोषग्रद उत्तर हेमाचाये से मिल्रा । इस साधु ने राजा से एक 
कहानी कही, “एक मनुप्य को वश मे करने के लिये उसकी स्त्री ने उसे 
एक श्रकार का रस पिलाया जिससे वह बैल बन गया। परन्तु, सयोग* 


से वही लोग निकाले जाते हैं जो कुकर्मी होते हैं और जिनकी फाँसी आदि का 
दण्ड दिया जाता है | ऐसे दरवाजों को, जिनसे पवित्र और निर्मेल चरित्र वाले 
मनुष्य बाहर नहीं जाते, प्लूटार्क ने जिशासु और सदसदवार्ता जानने वाले लोगो 
के कर्रासन्धों के सदश बताया है | 


सिद्दराज ] [ ६५ 


से चरता चरता वह एक ऐसी जड़ी चर गया जिसमे दुगां के प्रभाव से 
मनु यत्ष प्रदात करने की शक्ति आ गई थी, इससे वह फिर मनुप्य हो 
गया ।' देसाचाये ने कहा कि जिस प्रकार उस जड़ी के ज्ञाभ को न 
शजानते हुए भी बह बैल उसको चर गया और उसको अभीए लाभ 
हुआ इसी प्रकार इस कलियुग मे धर्म की महिमा को न जानते हुए मी 


यदि स्वर्माचरण करे तो मनुष्य को मोक्ष मिल सकता हैं । यह बात 
सर्ववा सत्य है ।” 


किसी भी धर्म की निन्‍्द्रा न करना एवं उसमे बाधा न देना, 
श्सी नीति से, जिसको वह राजनैतिक कारणों से भी मानता था, प्रेरित 


होकर सिद्धराज ने इस उत्तर पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की । 
ड़ 


इस परिपय में सल्देह नहीं है कि अणहिलवाडा की स्थापना से 
लेझर उसके लाश तक के समय मे शेव मत एवं जैन मत दोलों ही 
साथ साथ प्रचलित रहे । कभी एफ मत ज्ञोर पकड़ता था तो कभी दूसरा | 
सिद्धराज्ञ की सोमेश्बर यात्रा व उसके बनवाए हुए श्रीस्थल के सन्दिरों 
के जीणेद्धार का आधार लेकर कितने दी लोग कहते हैं क्रि बह प्राचीन 
शी मत का 'अलुयावी था परन्तु उसके विपय मे जो और आर बाते 
भपलित हैं. इनसे सिद्ध द्वोता है कि बह घर्मान्ध नहीं था। परन्तु, 
श “सके विपरीत प्रवन्धचिस्तामशिकार एक आर ही कहानी लिस्ता है 
जिसको चह्ां लिखने की प्रायश्यद्धता नहीं है ग्रौर एसी के ऋाचार 
पर मिद्ध करता हे फ़ि, 'डउसी दिन से सिउराज पृ्र॑जन्म के पाप पुरय 
मे विश्वास फरने लगा।' यह हिन्द धर्म करा एक बहुन प्राचीन और 
सुस्य सिद्धान्त है, परन्तु उपयु क्र पात से पता चलता दे कि हाप्र समय 
के लिये सिदरात इसमे परिरावों बिचार रचने लगा होगा ॥ 


६६ | [ रासमाला 


मूलराज सोलकी ने सिद्दपुर अथवा सीहोर नगर ओदीच्य 
ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, यह वात पहले लिखी जा चुकी हे | 
सिद्धराज ने इसी दान का नया लेख करके दिया और वालाक तथा 
भाल देश मे त्राह्मणों को एक सौ(१) गाव और दिए | थोड़े द्वी समय , 
वाद सीहोर तथा उसके आसपास के प्रदेशों को भयकर जगली 
जानवरों की बहुतायत के कारण भयानक सममभकर त्राह्मणों ने उस 
देश को छोड़ दिया और गुजरात मे आकर वसने के लिए सिद्धराज 
से आज्ञा सागी | सिद्धराज ने उनको सह आज्ञा देदी और सावरमती 
के किनारे आशावली(२) नामक गाव भी उनको प्रदान कर दिया | 
इसके अतिरिक्त उसने वह जकात (कर) भी माफ कर दी जो सीहोर से 
बाहर जाने वाले अनाज पर ली जाती थी | 


शत 
जैन श्रन्थकारों ने लिखा हे कि एक वार सिद्धराज के दरवार 

में यबनों के कार्यकर्ता आए थे | उनके सामने दरवार भे एक चमत्कारी 

अमभिनय(३) हुआ जिसमें यह दिखाया गया कि लका के राजा 


(१) मेरुतु ग ने गाँवों की सख्या १०१ लिखी है । 

(२) आसाम्बली | 

(३) दल्याश्रय में लिखा है कि सिद्धसव ने केढार का मार्म बँघवाया, 
सिद्धपुर में रुद्रमहालय अथवा रुद्रमाल की स्थापना की और जैन चैत्य मी 
बनवाया । उसने सोमेश्वर की पेंदल यात्रा की, वहाँ पर जब ध्यान लगाकर / 
बैठा तो स्वयं शिवजी ने उसे दर्शान दिए. और छुवर्ण-सिद्धि तथा सिद्ध-पद प्रदान 
किए. | उसने उसी समय पुत्र के लिए भी याचना की परन्तु शिवजी ने कहा 
कि, तिरा भतीना कुमारपाल तेरा क्रमानुयायी होगा | इसके वाद वह मिरनार 
गया | देमचन्द्राचार्य के कथनाठुसार गिरनार के मार्ग में कल्पजीवी विमीषण के 
साथ उसकी मेंठ हुई और वह मी उसके साथ गिरनार गया था। 


सिद्धराज ] [ ६७ 


विभीषण के प्रतिनिधि, सोलफी वंश के रू गार, सिद्धराज़ से उस प्रशार 

प्राथेना कर रह है 'ग्राप राम के अबतार हूँ ओर हसारे स्पामी हूँ । 

इस अभिनय से ययन प्रतिनिधि डर गये आर अन्त में, उन लोगों को 
» उचित शिरोपाब चआयादि देकर राजा ने विदा ऊिया। 


ध्ष्] कं [ रासमाला 


जैसलमेर के इतिहास में लिखा है कि वहाँ के राजा लॉना 
विजयराय को, जब वह राजा नहीं हुआ था तब ही, सिद्धराज सोलकी 
ने अपनी लड़की ज्याह दी थी |(१) विदा के समय उसकी सास 
ने तिलक करके कहा, “पुत्र, जिस राजा की सत्ता आजकल बलबवती 
होती जा रही हे उसके राज्य और हमारे राज्य की उत्तरी सीमा के 
बीच में तुम प्रतिहार होना ।” 


इन सब घटनाओं के सन्‌ सबत्‌ के विपय में केबल इतना दी 
लेख मिलता है कि'लांजा विजयराय का पिता दुसाज सबत्‌ ११०० अथवा 
सन्‌ १०४४ ई० में गद्दी पर बेठा था। यह समय सिद्धराज के राज्यभिपेक 


उसने नेमिनाथ की पूजा करके विभीषण को तो विदा कर दिया और स्वय पद- 
यात्रा करता हुआ शत्रु जय पव॑त पर गया, जहाँ ऋषमभदेव की पूजा करके नीचे 
आया | नीचे आकर उसने वब्राक्षणों को दान दिया, सिंहयुर श्रथया सीहोंर की 
स्थापना करके उन्हें दे दिया तथा उसके साथ ही उनके गुजारे के लिए दूसरे 
गाँव भी प्रदान किए; | इसके बाद अणहिलपुर आकर उसने सहदलिह्न तालाब 
बनवाया जिसके किनारे पर एक सौ आठ शिवालय, शक्ति के मन्दिर तथा 
सत्रशालाए या मठ श्रादि बनवाए और दश अवतारों की प्रतिमाए. बनवाकर 
“टशावतारी' की स्थापना की | 


(१) कीर्तिकोमुदी में लिखा हे कि शाकम्भरी के राजा अर्णोरयज के 
साथ हुई लडाई के बाद में सिद्धराज ने अपनी लड़की का विवाह उस के 
साथ कर दिया था; परत, ऐसा म्रतीत होता है कि यह भूल है, क्योकि अर्योराज 
के साथ तो कुमारपाल की वहन देवल देवी व्याही गई थी। यह इत्तान्त 
चतुर्वि शति प्रबन्ध में विस्तार सहित लिखा है। सिद्धराज के कोई कूवरी हुई 
होगी तो उसका लाजा विजयराज के साथ विवाह होना अधिक समव है ( देखिए 
गुबराती चत॒र्वि शति प्रतन्ध ० धफ ) 


सिद्धराज ] [ ६६ 


से ४० वर्ष पहले का था । विजयराय(१) का जन्म उसके पिता की बृद्धा- 
वस्था में हुआ बताते हैं. इसलिए सिद्धराज की कन्या और व्रिजयराय का 
समकाज्ञीन होता हम सान्य करते हैं । 


ययपि सिद्धराज के राज्यकाल मे मुसलमानों ने गुजरात पर 
कोई आक्रमण नहीं किया परन्तु उनकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि 
उन्तके राजदूत उसके द्रवार मे आते थे | अणहिलवाड़ा की रानी ने 
उनके विरूद्ध उत्तर की ओर जैसलमेर की भाटी रियासत कायस करने 
की जो उत्सुकता प्रकट की उसका कारण भी और क्या हो सकता है ? 
फरिश्ता ने लिखा है कि सुल्तान मसाऊद तृतीय ( १०६८ ई० से १११८ 
ई० तक) के समय में दाजिव तोघान तुगीन नामक उसका एक 
सरदार, जो,लाहोर का अध्यक्ष ( गवनेर ) था, एक सेना लेकर गगा 
के पार चला आया ओर इतना बढ़ा चला गया कि उस समय तक 
महमूद के अतिरिक्त कोई मुसलमान आक्रमणकारी इतना न बढ़ 
सका था। घन-सम्पन्न नगरों ओर मन्दिरों में से सम्पत्ति लूटकर वह 


(१) नीचे की टिप्पणी से विदित होता है कि दुसाज सवत्‌ ११२४ 
($० स० १०६६ ) में गद्दी पर बैठा और सिद्धरान १०६४ ई० में । 
इसलिए, ये दोनों समकालीन प्रमाणित होते हैं परन्तु मि० फार्तस ने जो 
सम्बत्‌ ११०० ऊपर दिया हैं उसके अनुसार ५४ वर्ष का अन्तर पड़ता है। 

श्री आदिनारायण से ५४४ वाँ पुरुष श्रीकृष्णचन्द्र हुए और १३५ वाँ 
देवेन्द्र हुआ जिसका तीसरा पुत्र नरपत कच्छु के जाडेज़ों का पूर्वज था और 
चौथा पुत्र मूपत जैसलमेर के आधुनिक राजवश का मूल पुरुष । इन्हीं में से 
भाटी नामक एक कुंवर ने लाहोर में राज्य स्थापित किया और महापराक्रमी 
होने के कारण उसके वशज माटी राजपूत कहलाए | कुछ पीडियों बाद राव 
तरु जी हुआ जिसने सवत्‌ झ८७ वि० में तणोट का कोट चैँधवावा और वही पर 


१०० ] [ रासमाला 


विजयोल्लास में लाहोर लोटा। उस समय तक गजनी के राजवश 
के हाथ से ईरान और तूरान का चहुत सा भाग निकल चुका था 
इसलिए यह नगर ( लाहोर ) ह्वी एक प्रकार से राजधानी बन गया 
था, क्योंकि ये लोग अब इधर ही आकर बस गये थे । सन्‌ १११८ ६० 
में लाहोर मोहम्मद भिलीम के अधिकार मे था। खुलतान अरसलान 
ने इस नगर को जीत कर अपने कब्जे मे लिया था, और 
सिल्लीम को यहा का अधिकारी नियुक्त किया था। इस झुलतान की 
मृत्यु के बाद उसके भाई वैरस का सामना करके इसने नगर पर कब्जा 
कर लिया, परन्तु अन्त में बैरस ने उसको दबा दिया और फिर 
उसी (सिलीस) को उसके पद्‌ पर नियुक्त करके वह गजनी लौट गया। 
मोहम्मद भिलीम ने शिवालिक प्राल्त मे नागौर के किले को खूब दृढ़ , 
कर लिया और सेना इकट्टी करके वहीं से हिन्दुस्थान के दूसरे राजाओं 
को नष्ट करने लगा। अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर उसने 
राजगद्दी पर भी हाथ मारना चाह्दा परन्तु, सुलतान के स्थान पर सुल्तान 
वैरमने उसको हराकर विद्रोह को दवा दिया। 


मालवा को वल-पूवेक अपने अधिकार में लेकर सिद्धराज ने वहां 
की बहुत सी यात्राए की | इस विपय मे भेरुतु ग ने कितनी द्वी कथाए 


अपनी राजधानी कायम की | तण जी के वश में ही महारावल श्री सिद्ध देवराज | 
हुआ जिसने पृथक परथक्‌ नव गढ जीते और इसलिए 'नवगढ नरेश” कहलाया | 
एक बार तणोट के सेठ जशर्कर्ण को धारा नगर के राजा ने कैद करके उसका 
बड़ा अपमान किया, इसलिए, देवराजजी ने सेना लेकर धार नगर पर चढाई 
की और उसको लूट लिया । वहाँ से लोग्ते समय मार्ग मैं लोद्वा के राजा 
जशमान को जीत लिया। तदनन्तर, इन्होने सवत्‌ €०६ की माघ सुद्रि ५ 


सिद्धराज ] [ १०१ 


लिखी हैं । एक वार जच सिद्धराज मालवे गया तो उसके साथ एक 
विशाल रथ था। यह रथ इतना वड़ा था कि मालवा के पहाड़ी सागे 
में बह नहीं जा सकता था, इसलिए बीच में वाराही नामक गांब में 
उस रथ को छोड़ दिया। सिद्धराज के आगे चले जाने पर गांव के 
पट्टलिक (पटेल) ने गांव के एक एक आदमी को बुलाकर उस राजरथ 
की जिम्मेदारी लेने को कहा परन्तु किसी ने मी अकेले में सम्दाल 
करना स्वीकार नहीं किया। इस पर पटेल ने उस रथ को तोड़ कर 


सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र में अपने नाम पर देवगढ श्रथवा देवरावल की 
स्थापना की | इसके बाद सवत्‌ १०३० में मघजी, १११३ में बाछुजी और 
हो ४. में महारावल श्री दुसाज हुए,। दुसाज के जेसल नामक एक ऊुँवर हुआ । 
* अपनी इद्धवस्था में मेचाड के राणा के कुटुम्त्र में उन्होंने फिर विवाह किया । 
उस स्त्रो से इनके लाँजा विजयरणाव नामक पुत्र हुआ । दुसाज की खुत्यु हो जाने 
पर राज्य के भाई वन्धुओं व कर्मचारियों ने मिलकर लाॉँजा को वाल्यावस्था में ही 
लोदरे की गद्दी पर (सवत्‌ ११७६ में) विठा दिया ओर बड़ा लड़का जेसल गद्दी 
न मिलने के कारण रुष्ट होकर सिन्ध में नगर ठट्े के बादशाह शाहबुद्दीन गोरी 
की शरण में चला गया। लॉजा विजयराव से सिद्धराज की पुत्री के भोजदेव 
नामक पुत्र हुआ जिसकी रक्षा के लिए. ५०० सोलकियों का पहस रहता था। 


पहले तो लोदवे की गद्दी लेने के लिए. जेसल की हिम्मत न पडी 
परन्तु, बाद में ठठा के लश्कर को पाटण पर चढा कर वहाँ से ५०० सोलकियो 
की हटाने की तरकीत्र सोची | मुसलमानों की मठ से उसने लोद्रवे को घेर लिया 
ओर लड़ाई में भोजदेव काम आया | इसके वाद उसने प्रजा को लोद्रवे से 
अपना सामान हथ ले जाने के लिए दो दिन की मोहलत दी, फिर तीसरे टिन 
करीमखा के लश्कर को लोढ़वा लूट लेने की छूट मिली | 


सोर्ठा --गोरी शाहबुद्दीन, मिड़िया रवल भोज दें 
नाम उमर रुख लीन, बारहसे नव रुद्रपुर (१२०६) 


१०२ | [ रासमाला 


उसके भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न मजुष्यों के सुपुरें कर दिये। जब 
राजा वापस आया ओर रथ के लिए पूछा तो उसे सब हाल मालूम 
हुआ | रथ का नाश होने से दुख तो बहुत हुआ परन्तु उसने गांव 
के पट्टलिकों को बूच(१) अथवा अज्ञानी का उपनाम देकर ही सन्तोष 
किया । यह उपनाम बहुत समय तक वाराह्दी के पट्टलिकों के नाम के 
साथ चलता रहा । 


दूसरी वार, मलवा से लौटते समय सिद्धराज ने अणहिलवाड़ा 
पद्णु के पास ऊँम्ता नामक गांव में पड़ाव डाला। मेरुतुग ने लिखा 
है कि इस गांव के मुखिया का ओर सिद्धराज के मामा का अवर्टंक 
एक द्वी था। विवाह से पूत्र मयणल्ल देवी ऊँफा के मुखिया, हिमालू 
के सरक्षण में उसी के घर रही थी। यही किम्बदन्ती मेरुठु गे! 
की ऊपयुक्त वात का आधार जान पड़ती है । जिस प्रकार सिद्धराज के 
समय में यह गांव गुजरात के उन्नतिशील गाबों में गिना जाता था 
उसी प्रकार अब भी गिना जाता है । ञआ्राज कल यह कुडबा कुनवी 


इसी स्थान (लोद्रवा) से पूर्व दिशा में चार कोस के फासले पर गोरहरा 
नामक स्थान पर सवत्‌ १२१२ के श्रावण सुदि १२ रविवार को जैसलमेर का 
तोस्ण बैंधवाया । ( देखिए, जैसलमेर का इतिहास ) 

(१) राजस्थानी में वूच' मूर्ख या भोले मनुष्य को कहते हैं। जिसका- 
कान कठा हुआ होता है उसे मी 'बूचा? कहते हैं | उन पट्टलिकों ने पालकी या 
रथ को भग्न कर दिया था इसलिए उनको बच! या 'ब्रच! की उपाधि दी 
गई थी | 

ऐसा जान पडता है कि यह शब्द अबोध” अथवा अबुद्ध” से बिगड़ 
कर बूच! या बुज्म! रह गया है। “वष्टि भागुरिरललोप ” के अनुसार अर! का 
लोप हो गया है | 


सेद्धराज ] [ १०३ 


न्ाति के किसानों का सुख्य स्थान हे । रात्रि के समय सिद्धराज, 
परह्चाराट्र से आए हुए सोमनाथ के यात्री का वेष बनाकर, गांव वालों 
की दृथाई (१) पर पहुँचा और उन्तकी बातचीत में सम्मिज्तित हुआ। 
प्रह्ट॑ं उसने अपने विषय में सभी सदूगुणों, विद्याप्र म, सेवकों 
के साथ दयामय बर्ताव, और नीतिकुशलतापूर्ण राज्य-संचालन की 
प्रशंसा सुनी । ऊँमा के किसानों ने अपने राजा में एक दी कमी 
पाई ओर वह यह थी कि “हमारे राजा के कोई पुत्र उसके वाद गद्दी 
पर बेठने बाला नहीं है, यही हमारा दुभोग्य है ।” दूसरे दिन प्रातःकाल 
गांव के मुख्य लोग राजा से सेंट करने के लिए उसके डेरे पर 
गए । राजा के वाहर आने में असी देरी थी इसलिए पटेल लोग द्रवार 
करे करम्मचारियों के मना करते रहने पर भी राजगद्दी का विना 
विचार किए नरम नरस गदों (२) पर आराम के साथ इस 
तरह बैठ गए मानों अपने घर पर द्वी बैंठे हों | उच्चकुल के राजपूत 
में जो साधारण सादगी होती है अथवा जिस सादगी को दिखाने का 
चह प्रयत्न करता है, सिद्धराज में उससे भी अधिक स्वाभाविक सादगी 
थी। इसके अतिरिक्त रात की बातचीत सुन चुकने के वाद तो ओर भी 
अधिक शिषप्टाचार दिखाना इस अवसर पर उसके लिये उपयुक्त था, 
इसलिए उसने उत्त भामीणों को उसी जगह बेंठे रहने दिया जहां वे 
जैठ गए थे | इस राजोचित मर्य्यादा के भंग से द्रवारियों को बहुत 
विस्मय हुआ । 





(१) गाँव बालो के इकठे होने का स्थान | 


(२) प्रचन्धचिन्तामणि मूल में लय? शब्द लिखा है जिसका 
अर्थ पलग होता है। 


१०४ ] [ रासमाला 


एक बार मालबा से लौटते समय मार्ग में सिद्धराज को भीलों ने 
रोक लिया, जिनका सामना कोई नहीं कर सकता था| उसी समय उसका 
मन्त्री सांतू गुजरात से सेना लेकर उसकी अगवानी करने आ पहुँचा 
इसलिए उसी ने उस समय अपने राजा के लिए सा को निर्विध्न: 
कर दिया। 

गुजरात के इस महाराजा के विषय में अधिक लिखने के लिए 
हमारे पास अब कोई साधन नहीं है इसलिए इसके प्रति लिखे हुए 
कुछ लेखकों के स्वस्तिवाचन मात्र यहां उद्धृत करते हैं:-- 

गाथा-सो जयउ कूडच्छरडो(१) तिहुयण, मज्मम्मि जेसल नरिन्दों ॥(२) 
छित्त ण॒ रायवस, इक्क छत्त' कय्य जेण )। १॥ 

“जिसने समस्त राजवश को नष्ट करके संसार को एक छत्र 
के नीचे ला दिया, ( ऐसे ) तीनों भुवरनों के शूरवीरों में मुख्य जयसिंह 
नरेन्द्र की जय हो ॥॥१॥ 

महालयो महायात्रा, महास्थान मद्दासरः 
यत्‌ कृत सिद्धराजेन, क्रियते तन्न केनचित्‌ (३) ॥ २॥ 

“बड़े बड़े श्रासाद, सस्थान, जलाशय आदि, जेसे सिद्धराज ने 
बनवाए वैसे किसी ने नहीं बनवाये और जैसी यात्राए' उसने की बेसी 
इस प्रथ्वी पर कोन करेगा ? ५ 


जज 


(१) वॉर्सो की ओोकरी आदि बनाने वाले । इस पद्च में श्लेघालक्लार है 
जयसिंह और वरुड़ का एक ही प्रकार का काम बताया गया है। 
(२) स जयतु कूट्वरुड. त्रिभ्ु॒ुवनमध्ये जयर्सिहनरेन्द्र- 
छित्वा राजवंश एकच्छुत्र कुंत येन । 
(३) 'धरिण्या तत्करोतु के? ऐसा भी पाठ है| 


सिद्धराज ] - [ १०४५ 


मात्रयाप्यर्धिक किब्नन्न सहन्ते जिगीषव- 
इतीव त्व॑ं धरानाथ ! धारानाथमपाकृथा ॥२॥(१) 


“विजय की इच्छा रखने वाले लोग दूसरे के पास एक मात्रा 
अतक की अधिकता को भी नहीं सह सकते, इसीलिए द्वे धरानाथ |! आपने 
घारानाथ को नष्ट कर दिया |”! 


मान मुय् सरस्वति ! त्रिपथगे ! सोभाग्यभद्डी त्यज, 
रे कालिंदि |! तवाफला कुटिलता रेवे ! रयस्त्यज्यताम्‌ | 
श्रीसिद्धे शक्ृपाणपाटितरिपुस्कधोच्छुलच्छो णित- 
स्रोतोजातनदी-नवीनवनितारक्तास्बुधिवतेते ॥ ४ ॥ 


“हे सरस्वती ! अपने सान को छोड़ दे, हे गगे! अपने 
सौभाग्य के गये को त्याग, यमुने ! तुम्हारी कुटिल॒ता ( टेढ़ापन ) 
निष्फल हो गई, रेवा | अपनी गति की शीघ्रता को छोड़ दे-क्योंकि 
तुम्हारा प्रियतम समुद्र तो अच श्रीसिद्धराज नरेश की तलवार से 
से जिन शत्रुओं के स्कघ कटे हैं उनमे से निकले हुये खून की नदी 
रूपी नव-बनिता में रक्त ( आसक्त ) है ।” 


सिद्धराज के शरीर की बनावट के विपय मे ऋष्णाजी ने निम्न- 
अलिखित बृत्तान्‍्त लिखा है-- 


“उसका रंग गोरा, शरीर दुवला 'परन्तु सुगठित था; उसके 
बाज्‌ पोंहचों तक काले थे ।” 


(१) यह सिद्ध है कि यह प्रशस्ति का पद्य है । 


१०६ ] [_ रासमाला 


उसके आचरण के विषय में मेरुतुग ने लिखा है. कि “वह 
सभी सदूगुणों का भरंडार था, जिस प्रकार युद्ध मे शूरवीर था उसी 
प्रकार दयावान्‌ भी था, वह अपने सेवर्कों के लिए कल्पतरु था-- 


“सका उदार हाथ सभी के लिए खुला हुआ था, अपने मित्रो 
के लिए सेघ के समान था और शत्रुओं के लिए वह रणत्षेत्र में सिंह के 
सददश था।! 


उसी अन्थकता ने उसकी कामुकता के विषय में उस पर दोष 
भी लगाया है ओर पवित्र ब्राह्मण जाति की स्त्रियों के साथ विषयासक्ति 
के लिए भला बुरा भी लिखा है । धार्मिक विषयों में उसकी पक्तपात- 
रहितता के लिए पहले लिखा जा चुका है। ऐसा अतीत होता है कि 
बह खुशमिजाज था और अपने घरेलू जीवन में भी आलस्य नहीं 
करता था। ये बाते उसके वेश वदल कर रात्रि के समय घूमने, नाटक 
खेल तमाशों आदि में सम्मिलित होने की कथाओं से प्रतीत होती हैं । 
उसमें एक विशेष बात यह थी कि वह कीर्ति का लोभी वहुत था । यह 
वात उसके युद्ध में अशसनीय पराक्रम दिखाकर यश प्राप्त करने के 
सतत प्रयत्नों से द्वी सिद्ध नहीं होती, वरन्‌ कवियों पर कृपा - 
रखने एव अपने कुल को चिरस्मरणीय वनाने की अवल उत्कण्ठा से 
भी बिदित होती है । कृष्णाजी ने लिखा है कि “उसको पुत्र प्राप्ति की 
बड़ी अमिलापा थी और महाकवि बनने की भी अबल उत्कण्ठा 
थी परन्तु उसकी ये दोनों ही इच्छाए' कभी पूर्ण नद्दीं हुईं। फिर 
भी उसने अपने वंश का एक इतिद्दास लिखबाया ।' उसका नाम 
अन्येरे में न रह जाय इसी इच्छा से प्रेरित होकर उसने गुजरात और 
सोरठ पर उदारता का द्वाथ रक्खा ओर ऐसे भव्य देवालय तथा सरोवर 


सिद्धराज ] [ १०७ 


वेंधाए(१) कि उनके खंडहरों को देख कर आज भी साधारण चुद्धि 
के मनुष्य चकिन हो जाते हैं ओर इतिहास के विद्यार्थी भी विस्मय 
में भर जाते हैं ।(२) 


9 सिद्धपुज के आचरण में कितने ही दोप क्‍्योंलन हों परन्तु 
निस्सन्देह वह हिन्दू राजाओं में एक उच्चकोटि का राजा दो 
गया है। वह परम साहसिक, शूरवीर एवं वीयेबान था इसी लिए 
इतिहासलेखक उसके विपय मे लिखते हेँ कि वह 'शुजर देश 
का शृद्धार तथा चालुक्यवश का दीपक था? । उसके राज्य के 
विस्तार का अनुमान मात्र ही लगाया जा सकता हे, सीमा का 
वबणुन ठीक ठीक नहीं किया जा सकता | शुज़रात प्रधान एवं उसके 
आस पास का श्रदेश जो उसको बनराज के उत्तराधिकारी पद्‌ पर 


(१) राव साहत्र महीपतराम रूपराम ने सिद्धराज जयर्सिह के प्रसिद्ध 
कार्यो के विषय में लिखा है कि डमोई का किला और उससे चार चार मील 
के फासले पर धर्मशालाए, कपडवज का कु ड, धोलका का मालव्य सरोवर, 
रुद्रमहालय व अन्य देवस्थान; रानी की त्रावडी, सहश्ललिंग सरोवर, सीहोर 
का कुड, सायला का किला, दश हजार मन्दिरों वाला दशासहस्त्र, वीस्मगाँव 
का मुन तालाब, दाधरपुर, बंढवाण, अनन्तपुर और चुत्रारी का गढ़, सरधर 
तालाब, जिंजूबाडा, वीरपुर, भदुला, वेसिंगपुर और थान का गढ, कडोला और 
सेलकपुर के महल, देदाद्र का कीर्तिस्तम्म, जैतपुर और अनन्तपुर के कुड, 
ये सब सिद्राज ने वनवाए ये । 


(२) लार्ड बेंकन लिखता है कि सन्तानहीन मनुष्यों ने जो अच्छे 
अच्छे काम किए हैं ग्रथवा शुभ कार्या की नींच डाली है इसका कारण यह है 
कि जब वे अपने शरीर की प्रतिमूर्ति प्राप्त करने में असफल होते हैं तो अपने 
मनोगत भावों को मूत्त रुप देने का प्रयत्न करते हैं । 


श्व्ष ] [ रासमाला 


प्राप्त हुआ था उस पर उसने अपना अधिकार हृढ़ कर लिया था। 
अचलगढ़ ओर चन्द्रावती के किले, जो उसके अधीनस्थ पॉवारों के 
हाथ मे थे, अणहिलबाड़ा की उत्तरी सीमा के किले थे, मोढेरा ओर 
जिजूबाड़ा पर््चिम में थे, चापानेर तथा डमोई के किले पूर्व में थे 
इनके अतिरिक्त दूसरे ढुगें जिन पर सिद्धराज की ध्वजा फहराती 
थी तथा जिन में उसके दुर्गपाल रहते थे, वे ओर उनके मध्य की 
उपजाऊ भूमि उस विजयी सिंह (जयसिद् ) की पराक्रमपूर्ण धाड़ 
(हमले) के ही फलस्वरूप प्राप्त हुए थे । मूलराज अथवा भीमदेव प्रथम 
के हाथ भे जितना राज्य था, वह जयसिंह के अधिकार में किसी प्रकार 
कम न हुआ था, अपितु उसके राज्य की सीमा आवबू के उस पार 
जालोर तक आगे चली गई थी | कच्छ(१) भी इसी राज्य के अन्त्गेढू- 
था | दम देख ही चुके ढेँ कि सोरठ और मालवा उसके अधिकार में 


(१) मूलराज के ह्ार्थो लाखा फूलाणी को र॒त्यु के बाद कच्छ चालुक्यों 
के अधिकार में आ गया | कार्तिक शुक्ला १४५ सवत्‌ १०८६ के एक ताम्रपटट 
से प्रमाणित होता है कि भीमदेव के समय तक वह उन्ही के अधिकार में रहा 
था | इस ताम्रपट्ट से यह भी विदित होता है कि भीमदेव ने कच्छु-मण्डल के 
वाणासीक ग्राम से आए. हुए आचार्य मगलशिव के पुत्र अजयपाल की मस्रा 
नामक आम दिया था | इस मसूरा आम का अब ठीक ठीक स्थान मालूम नहीं 
होता | सिद्धराज के समय में भी यह उसके अधीनस्थ प्रदेश था, इसका प्रमाण 
भद्वेसर के एक शिलालेख से मिलता हे जो सन्‌ ११३६ (सवत्‌ ११६४० 
आपषाद बुदि १० ) का है । इस लेख से पता चलता है कि उस समय सिद्धराज 
का प्रधान दादांक था और कच्छु भद्गेश्वर का स्थानिक-शासनकर्ता बडे राजा 
आसपाल का पुत्र कुमारपाल था क्योकि इस शिलालेख की जो ५-६ पक्तियाँ 
पढी जा सकी हैं उनसे यही ज्ञाव होता है कि राजा ने यह लेख राजा आसपाल 
के कवर कुमारपाल के बनवाए हुए कुमारपालेश्वर के नए मदिर में और 


सिद्धराज ] [ ९०६ 


थे अर दक्षिण दिशा में उसका राज्य सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 
मेरुतुग लिखता है कि वहां उसने कोल्हापुर(१) के राजा को भयभीत 
कर दिया था। चन्द वरदाई का अनुमान है कि कन्नौज के राजा के 
» साथ उसका युद्ध हुआ था जहां 'डसने अपनी तलवार गड्जा नदी के 
जल मे धोई थी।” यह भी लिखा है कि उसकी सावेभोम विजय 


ऊदलेश्वर के प्राचीन मन्दिर में ओरोदीच्य ब्राह्मणों को पूजा करने का अधिकार 
देने के लिए लिखवाया था | 


(१) शिलार ( शिलाहार ) अथवा कोल्हापुर के महामण्डलेश्वर, 
कल्याण के सोलकियों के वशपरपणागत जमीदार थे | ( देखिए रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी जर्नल ५०!. प्रा, पृ० ४, ३३ और ट्रान्जैकशन्स्‌ आफ दी 

“जाम्वे लिटररी सोसाइटी, पुस्तक तीसरी प्ृ० २६४, नवीन आइत्ति प्रृ० ४१३ 
दक्षिण का प्राचीन इतिहास ४० १२१-१२५ ) 


उस समय कोल्हापुर में पन्हाला शाखा का राजा भोज (द्वितीय) था जिसके 
वश का सक्तिप्त छचान्त इस प्रकार है। “विद्याघर के राजा जीमूतकेतु के पुत्र 
जीमूतवाहन ने शखचूड नामक नाग के प्राण बचाए थे | उसके वशज शिलार 
अथवा शिलाहार नाम के महामण्डलेश्वर कहलाए। ये ही लोग तगरपुर के 
अधघीश्वर भी कहलाते थे। 'शिलाहाराख्यवशोड्य तगरेश्वरभूभ्रताम! | इन 
शिलाहारो के तीन वंश हुए, जिनमें से तीसरे वश के राजा, कोल्हापुर, मिरजे, 
ओर करहांड़ पर राज्य करते थे | कुछ समय बाद उन्होंने दक्षिण में कोंकण तक 
ह अपना राज्य बढा लिया | इनकी वशावली इस प्रकार है--(१) जतिग, 
(२) नाइम्म, (३) चन्द्रादित्य (चन्द्रराज), (८) जतिग (दूसरा), (४) गीौचारक, 
( गूबल प्रथम, कीर्तिगज और चद्रादित्य ये तीन भाई ये ), (६) मारसिह, इसके 
पुत्र गूबल दूसरा, भोज पहला, वेललाल और (७) गडराठित्य, इसका पुत्र 
(८) विजयार्क और (६) भोज दूसरा था | इसके लेख शक सवत्‌ ११०९ से 
११२७ तक मिलते हैँ | जादव सीधण ने लगभग शक सबत्‌ ११३६ (ई० स॒० 
१२१४ ) में शिल्ाहर वश के राजाओ का राज्य छीन लिया। 


११२ ] [ रासमाला 


में केवल विक्रम सबत्‌ ही अकित मिलता है। यह देखकर, निश्चय नही होता 
कि सिंह सवत्तर सिद्धराज जयसिंह के नाम पर ही प्रचलित हुआ था अथवा 
किसी दूसरे के नाम पर | सिंह नाम के किसी दूसरे राजा का तलाश करने पर 
पोखनदर के एक लेख में वहा के मडलेश्वर सिंह का नाम मिलता है और कद्दते 
हैं कि उसके परक्रमपूर्ण कार्यों के कारण ही सिंह सवत्‌ चला था | परन्त, 
सवत्‌ ११७० में सिद्धशज ने सौयप्टर को अपने आधीन कर लिया था और 
उसके होते हुए कोई दूसरा अपने नाम पर सिंह सवत्सर चला सका हो, यह 
समव प्रतीत नही होता है | सिद्धराज ने ही ब्राह्मणों को दान देने के लिए. एक 
ग्राम का नाम सिंहपुह सख्वा था इसलिए यह बात औ्रौर भी श्रधिक सगत प्रतीत 


होती है कि उसीने नए, सवत्‌ का नाम सिंह सवत्‌ रखा होगा । 
हश 


प्रकरण ११ 
कुमार॒पाल 


सिद्धराज के कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसके बाद उसका राज्य 
भीमदेव के पुत्र क्षेमराज के वश में चला गया । यह क्षेमराज बकुला 
देवी(१) के पेट से उत्पन्न हुआ था और राजा कर्ण सोलकी का सौतेला 
ज्साई था। क्षेमराज़ के पोत्र ओर देवप्रसाद के पुत्र त्रिज्ुवनपाल के 


(१) एक पुस्तक में 'चाकुला' ऐसा नाम लिखा है, शायद्‌ वह बरकुला 
का अपभ्र श है। मेरतुग ने उसका नाम चउला देवी लिखा है, यह शायद 
ञब और च के पढने में हेरफेर होने के कारण हो गया है। चउला देवी नाम 
की एक वेश्या पदट्टण में रहती थी; वह वेश्या होने पर भी बहु गुशवती थी और 
धर्म की मर्यादा का पालन करती थी। उसकी शीलमर्याग कुलवधुओ से भी 
अधिक मानी जाती थी | मीमराज ने जब उसके गुर्णों की प्रशसा सनी तो अपनी 

५ पिता बनाने के अभिप्राय से उसने सवा लाख रुपये की एक क्ठारी अपने नोकरो 
के हाथ भेजी | बकुला ने उनको घर में रख लिया | इसके दूसरे ही दिन मूलराज को 
मालवा-विज्य करने के लिए जाना पड़ा और वहाँ दो वर्ष रुकना पडा | उसकी 
अनुपस्थिति में भी वह उसी प्रकार नियमयूर्वक रही, जेसी उनकी प्रशसा 
थी, श्सलिए. राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसको अंत पुर में रत 


लिया । इनी चउला देवी के हरिपाल नामक पुत्र हुआ और हरिपाल के 
क्षेमणज हुआ | 


११४ ] [ रासमाला 


तीन पुत्र व दो पुत्रियां थीं। पुत्रों के नाम मह्िपाल, कीर्तिपाल और 
कुमारपाल थे तथा पुत्रियों के नाम प्रेमलदेवी व देवलदेवी थे। » मलदेवी 
का विवाह जयसिंह के प्रधान सेनापति कान्हद्ेव के साथ हुआ था 
ओर उसकी बहन देवलदेवी कश्मीर के राजा (१) को व्याह्ी थी।.. ५६ 


मेरुतुग ने लिखा हे कि सामुद्रिकशास्त्रवेत्ताओं ने सिद्धराज 
को पहले ही कह दिया था कि उसके बाइ कुमारपाल राजा होगा। 
सिद्धराज ने इस बात पर विश्वास तो नहीं किया क्योंकि कुमारपाल 
निम्न कुल मे उत्पन्न हुआ था परन्तु फिर भी बह उसको समाप्त कर 
देने के अ्यत्न में निरन्तर लगा रहता था। कुमारपाल भी उसके 
डर से भाग गया ओर साधु का वेष बनाकर कितने द्वी वर्षा तक 
देश विदेश में घूमता रद्ा। फिर, अणहिलवाडा लौट कर वह 
श्री आदिनाथ के उपाश्रय मे निवास करने लगा। एक वार सिद्धराज 
ने अपने पिता कण के श्राद्ध के अवसर पर अध्ये पूजा आदि करने 
के लिये सभी तपस्वियों को निमत्रित किया और एक एक के चरण 





(१) स्लमाला के कर्ता कृष्णाजी ने लिखा है :-- 
( दरिगीतिका के दो चरण ) 
इक पुत्री श्रेमल नाम सो, जयसिंह सेनापति बरी । यू 
काश्मीर देशाधिप के कर पुत्री देसल कु घरी ॥ 
यहाँ इन पक्तियो के आधार पर ही यह लिखा गया है कि देवलदेवी 
का विवाह काश्मीर के राजा के साथ हुआ था | परन्तु सच्ची बात यह है कि 
वह त्रिमुवनपाल की काश्मीर वाली रानी की लडकी थी और मूल से ऐसा लिखा 
गया है, क्योकि देवलदेवी का विवाह तो शाकम्मरी के आज्न अथवा 
अर्णोराज के साथ हुआ था जिसका इत्तान्त आगे आवेगा। 


कुमारपाल ] [११४ 


घोने लगा । ज्योंह्ठी उसके हाथ साधु कुमारपाल के कमल के समान 
चरणों पर पडे त्योंही ऊध्चे रेखा एवं अन्य राजोचित लक्षणों को देख 
कर बह जान गया कि इस मनुष्य के भाग्य में राज्य लिखा है। उसके 
>मुख के भात्र से कुमारपाल भी ताड़ गया कि राजा ने उसे पहचान लिया 
है, इसलिए वह तुरन्त ही वेप बदल कर अपने गांव देथली ( देवस्थली ) 
को चला गया । राजा करे ने जो गाब उसके दादा देबप्रसाद को दिया 
था यह वही गांव था। उसके पीछे पीछे बहुत्त से सिपाही भ्री उसकी 
खोज मे वहीं जा पहुंचे, परन्तु आलिंग ( अथवा साजन ) नामक एक 
कुम्हार ने उसको अपने बर्तन पकाने की भट्टी सें छुपा लिया | अवसर 
पाते ही कुमारपाल बहां से भाग निकला परन्तु सिपाही वराचर उसका 
१पीछा करते रहे ओर एक वार तो उसे पकड़ ही लेते यदि एक किसान। १) 
जो अपने खेत की रखबाली कर रहा था, उसे खेत की वाड़ बनाने 
के लिए एकत्रित की हुई कांटेदार माड़ियों मे न छुपा लेता। उसके 
पद्चिन्हों को देखते हुए राजा के आदमी उस खेत में भी आ पहुँचे 
जहां वह छुपा हुआ था ओर अच्छी तरह देख भाल करने लगे यहा 
तक कि वाड़ के ढेर में भी तलवार गड़ाकर उन्होंने खोज करली परन्तु 
कुमारपाल का पता न चला। जब इस प्रकार अपने शिकार को प्राप्त 
करने में विफल हुए तो वे वापस लौट गये | दूसरे दिन, किसान ने 
>कुमारपाल को चाड़ में से वाहर निकाला ओर चह आगे भाग गया। 
कुछ दूर चल कर जब बह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बेठा तो 
उसने देखा कि एक चूहा अपने बिल से बाहर आया ओर एक एक 


(१) इस क्सिन का नाम भीमतिंह था। कुमारपाल ने उसे ममय आने 
पर उसके उपकार का बदला छुकाने का वचन दिया। 


११६ ] [ रासमाला 


करके बीस चांदी की मुद्राए ला कर वह्दां रख दीं। इस प्रकार वह अपने 
पूरे खजाने को वाहर ले आया और फिर उसको वापस विल भे रखने 
लगा ।((१) जो कुछ बचा उसको कुमारपाल ने ले लिया और इस 
देवग्रदत्त सद्दायता को प्राप्त कर वह आगे बढ़ा । कुछ दूर चलन कर उसने<' 
देखा कि एक बेश्य स्त्री(२) अपने दास, दासी, रथ, घोडे आदि को साथ 
ल्षेकर खुसराल से पीहर जा रद्दी थी ओर रास्ते के किनारे द्वी एक 
स्थान पर भोजन विश्राम आदि करने के लिए ठद्दरी हुई थी। 
कुमारपाल को तीन दिन से भोजन नहीं मिला था ओर वह भूखा ही 
यात्रा कर रहा था इसलिए उसने भी भोजन में सम्मिलित 
होने की प्राथंना की । उसकी यह प्रार्थना बहुत ही सहृदयता के साथ 
स्वीकार कर ली गई । ५ 


दूर दूर के देशों में यात्रा करता हुआ अन्त सें, बह स्तम्भ तीथे 
ख्थवा खम्भात पहुँचा(३२) और वहां भोजन मागने के लिए उदयन 





(१) प्रवन्धचिन्तामणि में लिखा है “कि वह चूहा इक्क्रीस रजत 
मुद्राए निकाल कर लाया | फिर वह उन्हें वापस बिल में ले जाने लगा | तब 
एक तो ले गया परन्तु शेष पर कुमारपाल ने अधिकार कर लिया। जब चूहा 
विल के वाहर आया तो अपनी मुद्राओं को व देखकर दु ख के मारे वही पछाड़, 
खाकर मर गया | 

(२) यह उद॒म्बर आम की रहने वाली थी। इसका नाम देव श्री 
( श्री देवी ) था। इसने कुमारपाल के साथ भाई का सा व्यवहार किया था। 
उसने भी इसको बहन मानने का वचन दिया ! 

(३) मार्ग में कुमारपाल की वोसरी नामक मित्र मिला, वह भी उसके 
साथ हो लिया; गाँवों में से भिक्ता ला लाकर वह उसको खिलाता था। इस 


कुमारपाल ] [ ११७ 


मेहता (मंत्री) के घर गया | जब यह्‌ मालूम हुआ कि मंत्री तो चेत्यालय 
में गया है तो कुमारपाल भी वहीं पहुँच गया ओर उदयन को हेमाचाये 
के पास बैठा हुआ देखा । आचाये ने उसे देखते ही समस्त भू-मण्डल 
+का राजा कह कर सम्बोधित किया । कुमारपाल ने अपनी तात्कालिक 
गरीबी को देखकर उस भविष्यवाणी को सत्य मानने में सकोच किया, 
परन्तु जब हेमाचाये ने उसे फिर विश्वास दिलाया तो उसने उसी 
समय प्रतिज्ञा की 'यदि यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई तो में जेनमत 
का अवल्म्बन करूगा ।(१) इसके वाद उदयन सन्‍्त्री से घन एवं 
अन्य आवश्यक बस्तुए प्राप्त करके कुमारपाल मालवे गया,(२) बहां 


प्रकार दोनों मित्र खम्भात ( स्तम तीर्थ ) पहुँचे वोसरी शैंव ब्राह्मण था। 
( प्रभावक चरित्र-प्रभाचन्द्रकृव ) पे 


(१) जब कुमारपाल ने देमचन्द्राचार्य के कथन की सत्यता पर सन्देह 
प्रकट किया तो आचार्य ने लिखकर प्रतिशा की-- 


“११६६ वर्ष कार्तिक वदि २ खो हस्तनक्षुत्रे यदि भवतः पद्टाभिषेकों 
न भत्रति तदात- पर निमित्तावलोकसन्यास ॥! 


यदि कार्तिक कृष्णा २ रविवार को हस्तनक्षत्र में आपका पट्टाभिपेक न 
हुआ तो इसके आगे से में कोई भविष्यवाणी नहीं करू गा । 


हु इसके अनन्तर कुमारपाल ने भी भविष्यवाणी के सत्य सिद्ध होने की 
दशा में जैनघर्म स्वीकार करने की प्रतिशा की । 


(२) जत्र कुमारपाल सम्मात ही में था तो सिद्धरान के आदमी उसको 
पकड़ने आ पहुँचे | वह वापस ही भागकर हेमाचार्य के पास आया ओर उन्होंने 
उसको एक तहखाने में छुपा कर ऊपर पेड़ के लकडे आदि डाल दिये। 
प्रभावक चरित्र में लिखा है कि ताडपत्र फैला दिए. और कुमारपालचरित्र में 
लिखा है कि पाइलिपियाँ उतके ऊपर डाल दो। राजा के आदमियों ने बहुत कुछ 


फल ऋषि 77 पक 


११८ ] [ राससाला 


श्रीकुड्गेश्वर के प्रासाद में निम्नलिखित लेख पढ़कर वह बहुत 
विस्मित हुआ-- 


पुरणे बास सहस्से सयम्मिवरिसाण नवनच॒इ कलिये 
होह्दी कुमार नरिन्दो तुह विक्रमराय सारिच्छो। . ६ 


“पवित्र ११६६ वें बषे के समाप्त होने पर हे विक्रमराय !' कुमार 
(पाल) नामक राजा तुम्हारे ही समान होगा ।” 


मालवे में ही कुमारपाल को समाचार मितल्रा कि सिद्धराज का 
स्वरगवास द्वो गया तो उसने गुजरात जाने का निश्चय किया, परन्तु 
उसके पास तो पेट पालने का भी पूरा साधन नहीं था इसलिये 
अखद्विलवाड़ा पहुँचने मे उसे वहुत सी कठिनाइया मेलनी पढ़ीं। 





तलाश किया परनन्‍्ठ कुमारपाल न मिला ओर वे निराश होकर लौट गये | वहाँ 
से कुमारपाल व्पद्गपुर ( बडोदरा ) गया | वहाँ मुख लगने पर कुलूक नामक 
बनिये की दूकान पर, पास पैसा न होने कारण, उधार ही भुने हुए. चने लेकर 
खाये | वहाँ से चलकर वह भूगुकच्छु ( भडोंच ) पहुँचा जहाँ एक मन्दिर की 
ध्वजा पर बैठे हुए कालीदेवी पक्की को देखकर एक ज्योतिषी ने 
भविष्यवाणी की कि थोडे ही समय में वह राजा हो जावेगा। इसके बाद वह 
कोल्हापुर गया, वहाँ एक योगी ने भविष्यवाणी की कि वह गुजरात की गद्दी 
प्राप्त करेगा और यह्द कहकर उसको दो मत्र भी सिखा दिए। वहाँ से चलकर- 
वह काचीवरम और फिर कालम्ब पट्टन ( कोलम अथवा क्विलोम ) पहुँचा । 
वहाँ के राजा प्रतापसिंह ने उसका अपने बडे भाई के समान सत्कार किया और 
उसी सम्मान के साथ उसको नगर में लाया। उसका सम्मान प्रदर्शन करने के 
लिए राजा ने कुमारपालेश्वर महादेव का एक शिवालय बनवाया तथा उसके 
नाम का सिक्का भी प्रचलित किया | फिर, राजा से विदा लेकर कुमारपाल चित्रकूट 
और वहाँ से चित्तौड गया, इसके वाठ वह उज्जैन चला गया | 


कुमारपाल ] [ ११६ 


एक हलवाई ने दया करके कुमारपाल को कुछ भोजन दिया, 

उसीसे पेट भर कर वह अपने वहनोई कान्हड़देवी ( कान्हदेव ) के 
घर पहुंचा। सिद्धराज ने सृत्यु से पूवें अपने सभी कर्मचारियों को 

ख़ुलाया और उनको अपने गले पर हाथ रख कर शपथ खाने को 
विवश किया कि वे उसके वाद किसी भी द॒शामें कुमारपाल को गद्दी पर 

नहीं ब्रिठाए गे । इन कर्मचारियों मे से एक प्रधान कमेचारी कान्हदेव 

भी था । यह वात चल ही रही थी कि उसका देहान्त हो गया । कान्ददेव 

ने भी यह शपथ ग्रहण की थी अथवा नहीं यह तो ठीक २ नहीं कद्दाजा 

सकता परन्तु, ज्योंद्दी उसको कुमारपाल के आने का समाचार सिला बह 

तुरन्त हवेली से वाहर आया ओर वहुत सम्मान के साथ उसकी अगबानी 

करके अन्द्र ले गया। दूसरे दिन कुछ सशस्त्र सिपाहियों को साथ लेकर 
वह कुमारपाल को महल में ले गया । अब, राजगद्दी पर कोन चेठे यह 

बात तय करने के लिए कान्हदेव ने सिद्धराज महान की गद्दी पर एक 

के बाद एक, इस प्रकार ढो राजकुमारों को बिठाया । सभव 

है, वे कुमारपाल के भाई महदीपाल और कीर्तिपाल हों । परन्तु, पहला तो 

अपने स्त्रेण वेष के कारण लोगों की नजरों मे नहीं जंचा इसलिए 

रद कर दिया गया । दूसरे कुमार को गद्दी पर बेठते ह्वी पूछा गया 

कि जयसिंह ने जो श्रट्टारह परगने (१) छोडे दूं उन पर किस प्रकार 

न्ज़ 





(१) क्णटिश गुर्जरेर लाटे३ सौराष्ट्रे४ कच्छु३ सेन्‍्चवे६ । 
#उच्चाया७ चेव भम्मेया८ मारेह मालवे१० तथा ॥१॥ 
कौड्ुणे च११ महाराप्टरे १२ कीरे१३ जालन्चरे पुन'श्ड । 
सपादलक्ते १५ मेवाडे १६ दीपा१७ भीराश्८ ख्ययोरपि ॥२॥ 
(कुमारपाल प्रवन्ध) 
(#) उच्च-मुल्तान के नेऋ् त्य कोर से दक्तिस्स में ७० मारल पर पचनद 


१२० | [ रासमाला 


राज्य करोगे ?' तो उसने जवाब दिया आप लोग जैसी सलाह देंगे 
उसी के अनुसार कार्य करूंगा। सिद्धराज के शौर्यपर्ण शब्दों को 
सुनने में अभ्यस्त सामन्तों के कानों को यह उत्तर न रुचा, इसलिए 
वह भी 'अस्वीकृत कर दिया गया, और अब कुमारपाल को गही परू 
बिठा कर वही प्रश्न पूछा गया। प्रश्न को सुनते ही एडी से लेकर 


के पूर्वीय किनारे पर मावलपुर स्टेट में जहां सतलज नदी सिन्धु नदी से 
मिलती है उस स्थान का प्राचीन नगर है। आज कल मिदठ्ठनकोट से शागे 
जहां पर चिनाव और सिन्धुनद का सगम होता है वह पहले तैमूर और अकबर 
के समय में यहां से ६० मील ऊपर की ओर उच्च नगर के सामने होता था । 

इस शताब्दी के आरम्म से सिन्धु नद ने अपना मार्ग बदलना शुरू कर दिया 
है और अग्निकोश से दक्षिण की ओर वहती वहती मिछठणकोठ के पास अपने 
पुराने मार्य से जा मिलती है। इस फेरफार के कारण अब उच्च से इसके 

मार्ग का २० मील का अन्तर पड गया है। मेलम और चिनात्र के सगम से 

थोड़ी दूर पर अब भी उच्च नाम की एक जगह है और उत्तरी हिन्दुस्थान में 

उच्च अथवा ऊछ नाम से प्रसिद्ध है | उच्च नगर जिसका मुख्य शहर था 

वह उच्च देश कहलाता था । 

८. भम्सुरा-सिन्ध के कराची जिले में एक प्राचीन नगर था। इसके 
चारों ओर परकोदा था और उसमें प्रसिद्ध देवालय थे जिनकी ७११ ३० के 
हमले में मुसलमानों ने तोड डाले थे | आज मी उन स्थानों को यहा के लोग 
देवल, देवल, अथवा दावल आदि नाम से पुकारते हैं| यह नगर जिस राज्य 
का मुख्य नगर था वंह देश बंवेरा, या भभेय, कहलाया | 


(१४) जालन्धर-पजाव देश के अन्तर्गत एक प्रदेश | उस समय यह 
पजाव से अलग था। इसका छ्षेत्रफल १२,१८१ वर्ग मील गिना जाता है, 
इसके ईशान कोण में होशियारपुर बिला है, वायब्य कोण में कपूरथला और 
व्यास नदी है, दक्षिण में सतलज नदी आ गई हे ओर सतलज और व्यास 


कुमारपाल ] [ १२१ 


उसकी लाल आंखों तक क्षात्र तेज प्रदीप्त हो उठा और उसने म्यान से 
आधी तलवार खींच ली | यह्‌ देख कर राजसभा “धन्य धन्य' के शब्दों 
से गूज़ उठी और कान्हदेव तथा गुजरात के अन्य सरदारों ने कुमारपाल 
क़ी पद्चाह (१) प्रमाण किया । शखनाद होने लगा आओर वाजे वजने लगे | 
इस प्रकार कुमारपाल शुज़रात के जयसिंह का योग्य उत्तराघिकारी 
सानन्‍्य हुआ । 





नदी के बीच का त्रिकोणाकार भाग जालधर का दोशओ,आजत्रा कहलाता है जो 
बहुत उपजाऊ है। प्राचीन काल में यह प्रदेश चन्द्रवशी राजाओं के अधिकार 
में था। कागडा पर्वत के आसपास के छोटे छोटे सत्थानों में अब भी इस वश 
के लोग हैं और वे महामारतकाल के सुशर्म चन्द्र के वशल कहलाते हैं । 
पैशर्म ने महाभारत की लडाई के वाद मुलतान का राज्य छोड़ कर जालन्धर 
के दोझआवे में कायोच अथवा तैगत्त' नामक राज्यों की स्थापना की । 

सातवी शताब्दी में हयुआनसाग नामक चीनी यात्री भारतवर्ष में आया 
था | उसके लेख से विदित होता है कि,आ्ाजक्ल के जालधर प्रदेश में उस समय 
होशियारपुर, कागडा पर्वत का प्रदेश भर आधुनिक चम्बरा मठी और सिरहिन्द्‌ 
के प्रदेश भी सम्मिलित थे । 

पदञ्मपुराण में लिखा है कि जलघधर नामक देत्य ने इसकी स्थापना 
की थी। 

चीनी यात्री ने लिखा है कि, जालघर नगर का घेरा दो मील का है, 
इसके दोनो ओर दो पुराने तालाब हैं। यह गजनी के इब्राहिम मुसलमान के 
अधिकार में श्रा गया था। मुगलो के राज्यकाल में यह सतलज ओर व्यास 
नदी के बीच के दोश्नावे वी राजधानी था | इसके अलग अलग विभाग बने हुए. 
हैं और प्रयेक विभाग के चारो ओर प्रथक्‌ २ कोट बने हुए हूं । 

(१) हाथ, घुटने, शिर और वाणी एव बुद्धि से पचाड्न प्रणाम क्या 
जाता है। 

म्तनानुशिरोवाक्यधीमिः पल्चाह्न ईरित.” ( प्राणतोपिशी ) 


१२२ | [ रासमाला 


सन्‌ ११४३ ई० में कुमारपाल ४० वर्ष की अवस्था में गद्दी पर 
बैठा और उसने ३१ बे तक राज्य किया ।((१) उसकी वयस्कता एव 
देशाटन से आप्त अनुभवशीलता के कारण उसमें ओर उसके मन्त्रियों 
में कुछ मनसुटाव हो गया था इसलिए उसने उनको अधिकारच्युत्‌ 
कर दिया था । इसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने 
उसको मार डालने का षड्यत्र किया और रात के समय वह जिस 
द्रवाजे से नगर में आने वाला था उस पर कुछ हमलावरों को नियुक्त 
भी कर दिया, परन्तु पूबे जन्म के पुण्य से उसको इस षड़यन्त्र की बात 
विदित हो गयी इसलिए वह उस दरवाजे से न जाकर दूसरे दरवाजे 
से अन्दर गया और शत्रुओं का षपडयन्त्र बिफल हुआ। इसके बाद 
कुमारपाल ने षड़यन्त्रकारियों को मरवा डाला | रे 





(१) राजवशावली में लिखा है कि, कुमारपाल मार्गशीर्ष शुक्ला ११ 
सबत्‌ ११६६ को गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसके आभश्रितों 
को जो उपहार मिले उनका वर्णन कुमारपालचरितम्‌ के आधार पर इस 
प्रकार है -- 

गद्दी पर बैठते ही कुमारपाल ने अपनी रानी भूपालादेवी की पट्रानी 
बनाई और खम्मात में सहायता करने के कारण उदयन को प्रधान मन्री बनाया | 
उदयन के पुत्र वाहड अथवा वागूभठ को मुख्य समासद्‌ अथवा मह्ममात्य नियुक्त 
किया । श्रालिंग को मह्मप्रधान नियुक्त करके चित्तौड़गढ़ के पास सात सो आए 
बख्शीश में दिए। भीमरसिंह ने उसको कारों की बाड़ के नीचे छुपाया था 
इसलिए उसको अद्भरक्ञक व सेना का मुखिया नियुक्त किया । देवि श्री (आऔदेवी) 
से राज्यतिलक करा कर उसे देवयो (प्रवन्ध के अनुसार घोलका अथवा धवलक) 
ग्राम दिया । बडोदरा के जिस कुलूक वनिए ने उसे चने दिये थे उसे वटपद्र 
अथवा वढोदरा प्रदान किया | कुमारपाल ने अपने मुख्य साथी चोसरी को 
लाट मडल दिया और उसे दक्तिस गुजरात का सूबादार नियुक्त किया | 


कुमारपाल ] [ १२३ 


इसके कुछ ही दिनों वाद कान्ददेव, जो उसका वहनोई था और 
जिसने उसको गद्दी पर विठाया था, अमिमान में भरकर उसके कुल 
य्‌ उसकी पूर्बस्थिति के विषय मे अयोग्य बातें कह कर राजाका अपमान 
»फरने लगा। कुमारपाल ने उसको बहुत सममाया परन्तु उसने ओर भी 
उत्त जित होकर उत्तर दिया और उसका अनुशासन न मानने का 
निश्चय प्रकट किया । इस पर राजा ने उसको भी मृत्यु-दरण्ड दिया। 
उसके इस काये का बड़ा भारी प्रभाव पढ़ा ओर उसी दिन से उसके 
सामन्तों को उसकी आज्ञा न मानने में भय का अनुभव होने लगा-- 


“इस दीपक को पहले मेंने ही प्रदीप्त किया था इसलिए यह 
मुमको नद्दीं जलावेगा, इस भ्रम से यदि कोई अपनी अं गुलियों से 


दीपक को स्पशे करे तो वह्‌ ज़लाए बिना नहीं रहेगा, यही हाल 
राजा का है ।”(१) 


अगर, कुमारपाल ने पुराने आश्रयदाता उदयन मन्त्री के पुत्र चासभट्ट- 
देव को अपना महामात्य वनाया ओर सकट में रक्षा करने वाले आलिड्ड 
कुम्दार(२) के उपकार का भी बदला चुकाया | उदयन का दूसरा पुत्र 
चाहड था, वह सिद्धराज का वहुत प्रीतिपात्र था इसलिए उसने कुमारपाल 


कु (१) आदी मयैवायमदीपि नून न तद्दहेन्मामवहेलितोउपि। 
इति भ्रमादज्वू लिपवंणापि म्पृश्येत नो दीप इवावनीप ॥ 
(प्र० चि० ए० ७६ ) 
(१) इस छुम्हार को सम्मान देने के लिए राजा ने उसे महाप्रधान 
पद श्रौर लात सी गावों की उपजवाला चित्रकूट ( चित्तौड ) प्रदेश दिया | 
आलिगछकुलालाय उप्तशतीमाममिता विचित्रा चित्रकूट्पष्टिकाइडदे | 
[ प्रशन्च चिन्तामणि, ४.८० 


इक 


१२४ ] [ रासमाला 


की सेवा में रहना अस्वीकार कर दिया और नागौर ( अजमेर ) के राजा 
आज्न(१) अथवा मेरुतुग के. लेखाठुसार वीसलदेव चौहान के पौत्र 
आतनाक राजा के यद्वा जाकर नौकरी करली | चाहड की प्रेरणा से 
आज्न राजा ने गुजरात पर चढ़ाई करने का मनसूबा किया, और 
वहां के बहुत से सामन्त मेरे पक्ष में लड़ने के लिए आ जाबेंगे,! 
इसी आशा से वह एक बड़ी फौज लेकर गुजरात की सीमा पर आ 
पहुंचा । इधर सोलंकी राजा ने भी शत्रु का सासना करने के लिए 
चतुरगिणी सेना इकट्ठी की और देश को सम्पूर्ण शत्रुओं से निर्भेय 
करनेके लिए अथवा गन्थकर्ता के शब्दों मे 'निष्कस्टकः करने के 
लिए वह आज्न की सेना से जा भिड़ा। लड़ाई शुरू हुई द्वी थी कि 
बहुत से गुजरात के सामन्त राजा का पक्त छोड़ कर विपक्ष मे जाने। 
लगे । इससे चाइड़ की चाल प्रकठ हो गई | जब कुमारपाल ने अपनी 
सेना को तितर बितर होते देखा तो उसने अपने मह्वत को आज्ञा 
दी कि नागौर के राजा के शिर पर छत्र है, इस निशानी को ध्यान में 
रख कर हाथी को आगे बढ़ाओ जिससे सुम्े शत्रु से आसने सामने 
लड़ने का अवसर मिले ।' इस आज्ञा के अनुसार महावत ने भीड़ में 
होकर द्वाथी को उघर वढ़ाया जिघर नागौर का राजा युद्ध कर रद्दा 
था | यह देखकर चाहड़ दोनों राजाओं के बीच में आ गया ओर 
कुमारपाल का वध करने के अ्भिग्राय से अपने द्वाथी पर से उसके८ 
हाथी पर कूदने लगा कि कुमारपाल के महावत ने अकुश लगा कर 
हाथी को पीछे हटा लिया इसलिए वह ( चाहड़ ) नीचे गिर पड़ा और 


(१) सपादलक्ष का राजा । [ हेमचन्द्राचाय ] 


छुमारपाल ] [ ९२५ 


उसको राजा के सिपाद्दियों ने बेर लिया। इधर कुमारपाल ने 'सम्हल' 
इस शब्द के द्वारा ललकार कर नाभौर के राजा पर एक वीर छोड़ा 
जिसके लगते ही वह नीचे आ गिरा। इतने ही मे गुजरात के घुड़- 
“सवार 'जय जय' शब्द करते हुए आगे बढ़े और तुरन्त द्वी शत्रु की 
सेना को नष्ट कर दिया। 


कुमारपाल के राज्यकाल के आरम्भ में जो लड़ाइयां हुई थीं 
उनके विपय मे दूव्याश्य का कर्ता इस प्रकार लिखता है -- 


धआत्न(१) नामक राजा एक लाख गावों का स्वामी था। वह यद्यपि 
जयसिंह का साडलिक था, परन्तु, उसने बिचार किया कि जयसिंह तो 





] 


(१) सपादलक्ष देश अथवा सवा लाख ग्रामो के देश का राजा आजन्न, 
खानक, अन्न अ्रथवा अर्णोराज, जिसको चवुर्दि शति प्रबन्ध में शाकम्मरीश्वर 
चाहमान वशज आनाक राजा लिखा है, और कमारपालचरित्र के आधार पर 
टॉड ने जिसका नाम पूर्णपाल लिखा है तथा गुजराती कुमारपालरासा में भी 
जिसकी पूरणपाल ही लिखा है, कुमारपाल का बहनोः था। कुमारपाल की चहन 
देवल देवी का विवाह उसके साथ हुआ था। द्वयाश्नय के कर्ता को छोडकर 
उपयुक्त सभी गन्यकारों ने तथा कुमारपालप्रवन्ध के रचबिता ने लिखा है कि, 
एक बार राजा शआजन्न देवल देवी के साथ चोपड सेल रहा था। एक गोद (शारी) मर 

५ ही थी, उसको त्रताकर गज़ा ने कहा, “मु डक्‍्या(१) को मारो !! रानी नेइस 
व्यग फो समकफर कहा, “मेरे साथ ऐसी हँसी न करें ।? ततब्र राजा बार बार 
इसी वाक्य को दोहशने लगा | इस पर रानी ने राप करके कहा, 'जगटक ! 
( जगली ) जीम सम्माल कर नहीं बोलते ? गुजरात की भमि पर बसने वाले 
कान्तिमान्‌ देहघारी, मघुरभापी और प्रृथ्वी पर देदतारूप साथु पुरुषों वी अर 





(१) सम डक्‍्या, मोटा, फकीर ( एक अपमान सचत शन्द ) जो समचतः 
यहाँ मुनरात के बेन चाधुओं के लिए राजा ने प्रयुक्त किया । 


१२६ ] [ रासमात्रा 


भर गया है, गुजरात का राज्य नया है और कुमारपाल कमजोर है 
इसलिए अब प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर आ गया है। इसी 
धारणा से प्रेरित होकर वह उज्जैन के राजा बल्‍लाल एवं अन्य पश्चिमी 
गुजरात के राजों के साथ किसी को भय दिखाकर तथा किसी सेफ 
अतिज्ञा करके सम्बन्ध बढ़ाने लगा । कुमारथाल के चरों ने आकर 


की तजजज 


तुम्हारे देश में बसने वाले जगली, कौपीन ( लगोटी ) लगाए, फिरने वाले, कढ 
बोलने वाले और राक्ष्सों के जैसे भयकर जोगियों की क्‍या बरावरी हो सकती 
है ? यदि ठमको मेरे सामने इस तरह बोलते हुए. शर्म नही आती तो मेरे भाई 
राज-राक्षस कुमारपाल से तो डरना चाहिए.।” यह सुनकर राजा को भी 
क्रोध आ गया और उसने देवल देवी के लात मार कर कहा, जा, तेरें भाई 
से जो कुछ कहना हो सो कह ।? रानी ने भी प्रतिश्ञ करके कहा, यदि ठ॒म्हारी 
जीम न कढ्वाल तो मुके शुद्ध राजपुत्री मत कहना ।! यह कहकर वह अपने 
परिवार सहित पाटण चली आई और पूरा हाल सुनाकर अपने माई को अपनी 
प्रतिज्ञा के विषय में भी निवेदन किया । कुमारपाल ने बहन से कहा, 'उस 
दुष्ट की जीभ निकालकर मैं तेरी प्रतिज्ञा को पूरी करूँगा !! इसके बाद कुमार- 
पाल ने अपने चतुर सलाहकारों को आज्न का हाल जानने के लिए भेजा | 
उन्होंने वहाँ पहुँचकर किसी तरह आज्न की ताम्बूलवाहिनी परिचारिका ( दासी ) 
को अपने पक्ष में मिला लिया। दासी ने उन्हें सूचना दी कि आज ही आधी रात 
के समय राजा ने व्याप्रराज को बुलाकर इस प्रकार कहा है, 6म मेरे पीढियों 
के नौकर हो, यदि गुजरात जाकर ठुम कुमारपाल को मार डालोगे तो व॒म्हें तीन: 
लाख सुवर्ण मुद्राए इनाम में दूँगा । इस आजा के अनुसार व्याप्रराज गुजरात के 
लिए खाना हो गया है ।! उघर कुमारपाल के मत्री ने तुरन्त एक दूत को गुजरात 
मेज कर पहरातियों फो कहला दिया कि, यदि कोई नया आदमी देखने में आवे तो 
उससे सावधान रहना । कुमारपाल, कर्णमेरु्ग्रासाद में पूजा करने गया हुआ था 
उसी समय आजन्न का पहला आदमी दिखाई दिया; उसे मल्लों ने पकड लिया 
और उसके पास जो गुप्त कठारी थी उसे छीनकर मगा दिया। 


कुमारपाल ) ( १२७ 


समाचार दिया कि आज्न राजा सेना लेकर गुजरात की पश्चिमी सीसा 
पर चढ़ आया है, उसके साथ जो राजा हैं. उत्तम से वहुत से विदेशी 
भाषाओं के जानने वाले दूँ और कथप्नाम ( कंथकोट ) का राजा तथा 


हर 

कमारपाल ने युद्ध की तैयारी की और विविध प्रकार के पार्शिरक्षुक 
आर नगर रक्षक नियुक्त करके आजन्न पर चढाई कर दी। रास्ते में चन्द्रावती 
नगर आया, वहाँ का राजा विक्रममिंह कमारपाल को वहियन्त्र की सहायता से 
धोखा देने के लिए. तैयार हुआ | परत उसे सफलता नहीं हुई इसलिए, उसे 
अपने साथ लेकर कुमारपाल ने शाकम्मरी के पास ही एक जंगल में पडाव 
डाला | आज्न ने कट वचन कहे थे इसलिए. उसने दूत के हाथ निम्नलिखित 
कविता उसके पास भेजी-- 


भ रे रे भेक, गलद्विवेककटुक फिं रास्टीस्युल्कटे 
गत्वा क्यापि गमीरकूपकहरे त्व तिप्ठ निर्जीवबत्‌। 
सर्पो$य स्वमुसप्र सुत्वरविपज्ज्वालाकयालो महान्‌ 
निहवालस्तव कालवत्कवलनाकाकी यदा5जग्मिबान्‌ | 
भावार्थ:--हे विवेकरहित मेंढक, तू इस तरह कट वचन क्यों त्ोलता 
है ? कही गमीर कुए के कोने में जाकर चुपचाप बैठ जा, क्योंकि जिसके मुख से 
विप की ज्वालाए निकल रही है ऐसा कराल सर्प तुमे खाने की इच्छा से 
जिह॒वा निकाले हुए तेरे काल के समान आ पहुँचा है | 
इस फविता के मर्म को समझ कर आजन्न ने उसी दृत के हाथ यह 
$ 5 पर भेजा--- 
रे रे सर्प, विमुन्य दर्पमसम कि स्फारफूल्कास्तो 
विश्व भीषयसे क्वचित्‌ कुछ त्रिले स्थान चिर नन्दितुम्‌ ) 
नोचेटीदगरत्फुस्तरमरद्व्याधृतपृथ्वीघर- 
स्ता््यों भन्कुवितु समेति ऋटिति व्वामेष विद्े पवान्‌। 
भावार्थ:--हे सर्प, तू इस कार के असाधारण गर्व वो छोड़ ठे, इस 
प्रकार फु आर मार मार कर झुसार को क्यो डराता है ? यदि चिरकाल तऊ 


श्श्ष | [ रासमाला 


अणहिलवाड़ा का सेनापति चाहड़, थे दोनों भी उनके साथ 
मिल गए हैं । उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात और मालवा, इस 
दोनों देशों में आने जाने वाले व्यापारियों से राजा ने गुजरात की 
आनन्द से रहना चाहता है तो किसी विल में जाकर आश्रय ले, क्योंकि अपने 
विशाल पर्खों की फडफडाहट के पवन से पर्वतों को भी हिलाता डुलाता हुआ 
तेरा शत्रु गरुड शीघ्र ही आने वाला है। 
चतुर्वि शतिग्रचन्ध में लिखा है कि सिद्धराज के बाद जत्र गद्दी पर 
उसकी पादुकाओं का पूजन होता था उस समय मालवा के राजपुत्र चाहड ने 
प्रधान के पास जाकर गद्दी प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट की परन्ठु वह उसे 
न मिल सकी इसलिए वह नाराज होकर आजन्न के पास जाकर नौकरी करने 
लगा । कुमारपाल प्रच॒न्ध में इस व्यक्ति का नाम चारमट लिखा है। प्रवन्ध-+ 
चिन्तामरि में लिखा है कि सिद्धराज का प्रतिपन्न पुत्र चाहड कुमारपाल की 
आज्ञा में नहीं रहता था, वह सपादलक्ष की सेवा में जाकर रह्म और आजन्न को 
गुजरात पर चढा कर लाया | कुमारपाल भी चव॒रगिणी सेना लेकर उसके 
सामने गया। 
अर्ॉरान ने चारमट से कहा, जिसकी जीतना कठिन काम है से 
कमारपाल को परास्त करने का सुगम उपाय कौन सा है ?! चारभट ने कहा. 
कमारपाल क्पण ओर अक्तश है इसलिए दुलिया, केल्हाण नेल्हाण आदि 
सामन्त उससे असन्त॒ष्ट हैं, भें उन्हें लालच देकर फोड़ लगा। फिर, जब से 
देवगज हाथी पर सवार होकर कुमारपाल के सामने जाऊगा तो उसका हाथी 
डरकर भग बावेगा [' इसके वाद उसने द्रव्य देकर कुमारपाल के सामन्तो को 
अपनी तरफ मिला लिया । युद्ध में जब कुमारपाल ने अपने सामन्तो की उदास 
पाया वो अपने महावत श्यामल से इसका कारण पूछा। श्यामल ने सत्र रहस्य 
क्या पता लगाकर राजा की उतर्क किया | चाहड ने चउलिंग महावत को अपनी 
ओर मिलावा था पस्चु युद्ध में कुमारपाल के हाथी की श्यामल चला रहा 
था। आज्न को यह बात मालूम न थी पर जब बुद्ध में कुमारपाल का द्वाथी 


कुमारपाल ] [ १२६ 


परिस्थिति का पूरा हाल मलूम कर लिया है और उसने सालबा के 
राजा वल्‍लाल के साथ ठहराव भी कर लिया है कि आजन्न राजा के 
चढ़ाई करते ही वह तुरन्त शुज़रात के पूत्रे भाग पर हमला करने के 
अलिए तेयार रहे । यह समाचार सुनकर कुमारपाल चहुत कुपित 
हुआ ।(१) 


कलह-पचानन पीछे हटा तो चाहड ने हमला करके महावत को मार डाला। 
उसी समय कमारपाल छुलाग मार कर आज्न के हाथी के गडस्थल पर जा 
चढा ओह उसकी ( आज्न की ) नीचे पटक कर छाती पर चढ़ ब्रेठा। वह 
बोला, "२, चकवादी चाचाल, मूढ, अधर्मी, पिशाच | 'मार, मुण्डी को मार 
इस तरह जो तू ने अपनी बहन से वचन कहे ये उनको याद कर | मैं अमी 
अपनी तरदन की प्रतिज्ा पूरी करता हूँ ओर तेरी जीम का छेदन करता हूँ ।”? 
आज्न कुछ न चोला परन्तु उसकी आस कह रही थी “बचाओ, में तुम्दारी शरण में 
हूँ ।? उसयी दीव दशा देखकर कुमारपाल को दया आ गई इसलिए उसे छोड 
दिया और आशय दी कि, तुम्हारे देश में ऐसी टोपी पहनी जावे लिनके दोनो 
तरफ दो जीमें निकली हुई हा श्रीर वह पीछे वी तरफ तँंधी हुई रहे | इस प्रकार 
तेरी जीम बंध जाने से मेरी बहन की प्रतिज्ञा पूरी हो जावेगी।! टसके बाद 
कुमारपाल ने आज्न को लक्टी के पीजडे में बन्द करके तीन दिन तक अपनी 
सेना में सवा और फिर शाक्म्भरी व्यू राज्य वापस लोणा दिया। पायण लोटकर 
उसने अपनी बहन को सत्र समाचार कह सुनाया और वापस सुसगल लौट 
जाने की प्राथता की । परन्तु उस म्वाभिमानिनी ने वहाँ जाने से इन्कार कर 
दिया और स्तमनपुर में नपस्या करते हुए जीवन जिता दिया । 

(१) दृथयातय के आधार पर विशेष इत्तान्त की टीका लिजने वाशे 
अभयतिलक्गणी णी के के अभिप्राय के अ्रनुसार गुज़रानी अनुबद् में जो फेस्ार 
झावश्यक था बह कया गया है | इस सम्बन्ध में विशेव इत्तान्त नीचे लिये 
खनुसार है -- 

शयणवती नदी जो ईशान से नैऋत्य की ओर बहठी है उसके पूर्व अगे 


१३० ] | [ रासमाला 


कुमारपाल के साथ भी बहुत से राजा आ मिले जिनमे प्रसिद्ध 
घुड़सवार कोल व चारों ओर से एकत्रित हुए जद्नली जाति के लोग 





दक्षिण की ओर के वेश “पूर्व के देश” कहलाते हैं और इसके पश्चिम उत्तर 
के देश उत्तर के देश” कहलाते हैं । 

सपादलक्ष देश गुजरात के उत्तर में गिना जाता है और गुजरात को 
सपादलक्ष देश से परिचम में | अवन्ती को गुजरात व सपादलक्ष देश से 
पृ में माना जाता है । 


सपादलक्ष का राजा आत्र, जयतिह के स्वर्गस्थ होने के बाद मदोन्मत्त 
हो गया था और उसने विना कारण ही गडचड़ी फैलाना शुरू कर दिया था | 
नैकेती, शाक्‍ल, काण्व, दक्ष, चैडरीय, काशीय आदि स्थानों के शुप्तचरोों द्वारा 
कुमारपाल की खोज खबर लेने लगा और उसके गुप्तवर काडाग्न, पिपल; 
कच्छु, इ दुवक़ आदि स्थानों में मी घूमने लगे । 

आन्न, केवल मगलालक्कार जो ग्रैवेयक के चने होते थे, पहनता था और 
चहुत समय तक मसाले में डालकर रखे हुए लोहे की तलवार जो कौच्षेयक 
कहलाती थी कमर में वाँघे रहता था | इस प्रकार वह अपने आपको रावण से 
मी बढ़कर शक्तियाली उमभझता था। कुमासाल का एके गुप्तचर शब्युओं की 
आखें वचाकर अपने स्वामी के पास पहुँचा ओर निवेदन किया कि, बहुत समय 
से शब्रुता रखने वाला आज्न सेना सहित अपने देश की सीमा के पास पहुँचने 
वाला है ) कन्‍धकोट के पास ही जो अरण्यक और विश्वरूप देश हैं वहा के राजा 
भी हमारे विरुद्ध उससे मिल गए. हैँ और हाथी पर चढकर इन्द्र की बराबरी 
करने वाला चाहड भी अपने घुड़सवारों सहित कल ही उत्तके पान जाने वाला 
है | पूव॑मद्र, अपरेपुकामश्मी, गोमती नही के प्रवेश, गोष्टवा, तेंकया आम, पूर्वीय 
देश वाहिक, रोमक, यकुल्‍लोम, पहचर, और उरसेन के यजालोग मी आन्न 
के पक्ष में है और अवन्ती के गोनर्द आम का राजा गोनर्दीय मी कुमारपाल के 
विरुद्ध आज्न से मिल गया है। 


व्रत, आह्ाजाल, भद्र और नापितवलु के राजा भी आन के पत्ष 


कुमारपाल ] [ १३११ 
भी थे | उसके करद प्रदेश कच्छु के लोग भी सिन्ध प्रान्त के लोगों 


में हो गए है | अवन्ती के बल्लाल के साथ काकण्टक, पाटलीपुत्र, और 
» भल्लवास्त के राजा लोग मी आजन्न से आ मिले | 

ऊपर लिखे राजाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित भी आजन्न के साथ थे । 
उत्तरदेश के राजा, शिवहार नदी के आसपास के राजा। आमेयक (अर्थात्‌ सत्य 
बोलने वाले) श्रप्राम्य (अर्थात्‌ असत्य बोलने में निपुण) श्र्थात्‌ सत्यासत्य बोलने 
में निपुण, और कात्रेयक ( धर्म, श्र्थ, काम तीनो में कृत्सित्‌ इच्छा रखने वाले ) 
देशो के राजा । कण्डधा और कुण्या ( इन दोनों नामों की क्तिने ही तो गावों 
के नाम बताते हैं ओर क्तिने ही दो नदियों के नाम चताते हैं ) के ग्हने वाले 
राजा भी आजन्न के साथ थे । 

+ आजन्न की सेना का जमाव इस प्रकार था कि, पौरस अथवा मुखभाग का 
सेनापति वन्हि देश का राजा वल्हायन था ओर प्रष्ठभाग का अ्रधिकारी उॉर्दे देश 
का अधिपति उर्दायन था तथा पर्दिदेश का सजा भी उनके साथ था । 

कुमारपाल के सहायक इस प्रकार थे-- 

युगन्धर की पैदल सेना, पुरुठेश के शअश्वारोही, साल्वदेश के पैटल, और 
गुनरात के पास वाले मय्यड जाति के ज्षृत्रियों के नाद्रह देश का राजा | 

राष्ट्रीय जाति के राजपृर्तों ( राठौड ? ) का राजा, जो पडीसी था वह 
नान्‍्दीपुर,साकाश्यपुर ओर फाल्गुनीवह देश का मत्य राजा चललाल पर चढ़ा। 
इतने ही में काक नामक ब्राह्मण सेनापति ने जो कुमारपाल का।दग्डपति कहलाता 

था, वातानुप्रस्थपुर के राजा के साथ चढाई कर दी | 

कमारपाल ने जब चढाई की तत्र उसके माथ ऐगवत, आअमभिसार, दर्वस्थली 
धूम, त्रिगर्त आर अमिनाग्गर्त के राजाओं ने भी चढ़ाई की थी । 

सीबीर प्रान्त के कल नामक ग्राम के उत्तम अश्वरोधी भी क्मारपाल 
के साथ ये | 

चदाई के समय चम्रबत्त देश के राजा ने क्मारपाल पर छत्र कर रखा था। 


११३९२] : रासमाला ] 


के साथ उसीरके भण्डे के नीचे आ गए ।(१९) ज्योंही वह आबू की 
ओर आगे बढ़ा सृगचसे की पोशाक पहले हुए पहाडी लोग भी उसकी 
सहायता करने के लिए आ पहुचे। आबू का पवार राजा विक्रमसिंह 
भी जालघर ( जालौर ) की सेना लेकर अपने स्वामी कुमारपाल के 
साथ हो गया । कुमारपाल की पहुँच का समाचार मिलते ही आज्न राजा 
अपने मन्त्रियों के परामशे के विरुद्ध लड़ाई चालू रखने को तैयार हुआ। 
बह अच्छी वरद्द तैयारी भी न कर पाया था कि रणवाय झुनाई पढ़ा 
ओर सामने ही पहाड़ की तलहदी में गुजराती सेना आगे बढ़ती दिखाई 


उत्तम बैलों के साथ कच्छुवासी और उत्तम घोड़ों के साथ सिन्धुवासी भी 
उसके साथ चले | हु 

इश्वाकु, श्गालग्त, आश्वत्थिक, कटर्तक, दाक्षिहट, दाक्िकन्था 
और श्रायमुख के राजा भी अपनी अपनी सेनाओं सहित कुमारपाल से 
आ मिले | 

दाक्षि नगर से पूर्व और पश्चिम की तरफ के प्रदेश के राजा, वाहिक 
गम के खत्य और दाक्षि तथा पलद से पश्चिम की ओर के गावों के छुभठ तथा 
अन्य मगचर्म, कंबल और दूसरे पाव॑तीय देशोचित वेष वाले लोग भी उसके 
साथ थे । 

जहाँ पर कुकण और पर्ण देश के लोग बसते हैं ऐसी अवुदभुमि 
(आवू) का राजा विक्रमसिंह कुमारपाल का शृत्य गरिना जाता था, वह भी गह 
देश के पैंदलों सहित तैयार हो गया । चद्रावती नगरी के परमार यजा विक्रमसिह' 
ने इसका देश छीनकर इसके भतीजे अशोत्रल को दें दिया था और कुमारपाल 
के उमराव यशोघवलने वल्लालसेन को मार डाला था। ( देंखो धार राज्य का 
हिन्दी इतिहास । ) यशोघवल विक्रमाठित्य का भतीजा होता था | 

(१) कच्छु का जाम लाखा जाडाणी और सिंध का जाम गाहोजी 
जाड़ाणी के लश्कर भी साथ थे | 


कुमारपाल | [ १३३ 


दी । उस ससय राजा के सिर पर श्वेत छत्र शोमित था और सूये का पूर्ण 
प्रकाश उस पर पढ़ रहा था । आज्न के योद्धाओं ने कुमारपाल की सेना 
पर चाणवृष्टि की ओर नागौर के राजा ने स्त्रय अपने हाथ मे घनुष 
ससंम्दाला, परन्तु, छत्रघारी राजाओं की अध्यक्षता से होते हुए भी उत्तर 

की ओर बाली सेना गुजराती सेना के आगे ल ठहर सकी आए तितर 
वितर हो गई | अब, स्वयं आज्न राजा आगे बढ़ा और सिद्धराज के 
उत्तराधिकारी कुसारपाल से उसकी मुठभेड़ हुई । कुमारपाल ने कहा, 'यदि 
तू ऐसा योद्धा था तो तूने जयसिंह के आगे क्‍यों सिर ऋुका लिया था ? 
इससे अवश्य ही तेरी बुद्धिमानी प्रमाणित होती है परन्तु, यदि अब 
सें तुझे पराजित न करू तो जयसिंह की कीर्ति मे कालिख लगती है |” 

अईैसके वाद दोनों राजाओं मे लड़ाई होने लगी और दोनों सेनाओं मे 
भी घमासान युद्ध छिड गया । गुजरात की सेना का अध्यक्ष आहड़(१) 
था और सारधाड़ी सेना सन्‍्त्री गोविन्द्राज की अध्यक्षता से थी। अन्त 
में, एक वाण के लगते ही आज्न राजा भूमि पर आ गिरा और 
डसके सामन्‍्तों ने कुमारपाल के आगे आत्मसमपेण कर दिया। 


इस ग्रकार आजन्न राजा पर घातक वार करने के वाद भी गुजरात 
का राजा कुछ दिन रखत्तेत्न मे ठहरा रहा। आज्न राजा ने हाथी और 
घोड़े कुमारपाल को सेद किए और अपली पुत्री का विवाह उसके साथ 


व 


(१) उदयन के एक लडके का नाम आस्थलदेव था, इसी का अपम्रश 
आहड है परन्तु इस स्थान पर आहड न होकर चाहड हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं [ दव्याश्रय में लिखा है कि चालुक्य के भृत्य ( चाहड आदि ) आजन्न की 
ओर जा मिले और आज्न के भ्ृत्य ( गोविन्दयज आदि ) चाल्ुक्य की तरफ जा 
मिले ( दृयाश्रय मा० परृ० ३०३ ) 


१३४ ] [ रापमाल्ा 


करने की इच्छा प्रकट की । राजा ने कद्दा 'तुमने रणात्तेत्र मे घायल 
पड़े हुए सिपाहियों का बध किया है इसलिए तुन्हारा अपराध अक्तम्य 
है | अन्त भें, उसने पराजित राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
अरहिलपुर लौट गया । 


री । 
इसके बाद तुरन्त द्वी आन्न राजा का कुल पुरोद्चित अपने स्वामी 
की कन्या जल्दणा को लेकर वनराज के नगर मे आया और शास्त्रोक्त 
विधि के अघुसार उसका विधाह कुमारपाल के साथ कर दिया । 


जब यह विवाद्दोत्सव हो ही रदह्दा था वव समाचार मिला कि जिस 
समय कुमारपाल आज्न राजा का सामना करने लिए रवाना हुआ था 
उसी समय उज्जैन के राजा बल्लाल(१) से युद्ध करने के लिए उसने 


(१) इस विषय में दृव्याश्रय में विस्तारपूर्वक लिखा है कि शिवि नाम - 
का व्यक्ति ऐसी कितनी ही जातियों का नेता था निनकी श्रर्थ और काम प्राप्ति 
मात्र ही इत्ति है और जिनकी कमाई और आजीविका अनियमित रूप से चलती 
है । वे लोग गोलिया बनाकर इधर उघर घूमते रहते हैं। एक वार शिवि ने 
अचानक आकर कुंमारपाल से कहां, “आपने मालवा ( अवन्ति ) के बललाल 
पर जिस दण्डनेता काक की चढाकर भेजा है में उसका प्रीतिपात्र हूँ। 
जिस समय आप आज्च पर चढाई करने गए! और काक को चल्लाल पर 
चढाई करने भेजा उस समय उसके साथ गोपाल ब्राह्मण के वशज गौपालि, 
राजन्‌ जुत्रिय के वशज राजन्य, काँची जाति के काग्ब्य, युधाना के 
अपत्य योधेय ओर और शुश्र के वशज शौम्रेय आदि शस्त्रजीबी लोग ये । 
जब वललाल को काक की चढाई का हाल मालूम हुआ तो वह भी उसका सामना 
करने के लिए आगे बढा | उस समय उसके साथ रक्षस, पशु, दामनि, उलपि, 
श्रीमत्‌, और श्रेमत नाम के शस्त्रोपजीवी वर्शों के लोग थे जो क्रमश राक्षस, 
पार्शव, गमनेय, औलपेय, भीमत और श्रेमत कहलाते है । 

शामीवत्य ( शमीवत्‌ शाल्रा ) आमिनित्य ( अमिजित्‌ शाखा ) और 
शैखावत्य ( शिखावत्‌ शाखा ) लोगो के द्वारा बललाल ने हमारे विजय और 


कुमारपाल ] [ १३५ 
विजय और कृष्ण नासक दो सामन्‍्तों को भेजे थे, वे उज्जेन के राजा 
से मिल गए हैं. और गुजरात प्रान्त मे आ पहुँचे हैं तथा अणहिलपुर 
की ओर बढ़े चले आ रहे हैं । जिस प्रकार यशोवर्मा को जीत कर 





८्ण नामक विश्वासपात्र सामन्तों को अपनी ओर मिला लिया। शालावत्य, और्ण- 
व॒त्य और बैदमत्य शाखा के लोगों की प्रेरणा से वे बल्‍लाल से जा मिले और हमारी 
सेना का रास्ता रोककर खड़े हो गए | दूसरे राजाओं की सहायता से उन्होने 
अपनी सेना पर दुसड, मुसल और खड॒ग से हमला किया। हमारे कितने ही 
सुभठ रुक गए और आगे नहीं बढ सके इसलिए कृष्णभूम, पाण्डमुम और 
ह्विमूम आदि अपने नायक गण आड़े रास्ते से ऊपर चढे, अतः शत्रु के बाणों 
की वर्षा से फैले हुए. अन्धकार के सम्पकक से मूरछा रूपी अन्चकार में पडने वाले 
“जलैनिकों को देखकर हमारे चहुत से सैनिक घवराकर पर्वतादि के ऐसे स्थानों में 
चले गए जहाँ मनुष्यो का आना जाना नहीं हो सकता । इस प्रसग की देख 
कर साम, अनुसाम और प्रतिसाम नीति के प्रयोग में निपुणा तथा जातानुरहस्य 
अर्थात्‌ चर्रों ( गुप्तचर्रो ) द्वरा जान लिया है शत्रु का रहस्य जिसने ऐसे, काक 
सेनापति ने अपनी तरफ के राजाओं से यों कहना आस्म्म किया, “जो अवलोम 
( अर्थात्‌ शत्रु के प्रतिकूल +) और श्रवसाम ( अथ/त्‌ शत्रु के प्रति ) साम का 
प्रयोग नही करता है ऐसे मेरे स्वामी कुमारपाल ने मेरे जिस ब्रह्मवर्चसू अर्थात्‌ 
ब्रद्तेज की स्ठुति की है उसको घिक्कार है, और तुम्हारे जिस राजवर्चस्‌ 
€ च्ात्र तेज ) और हस्तिवर्बस की प्रशसा की है उसे भी घिक्कार है। हे 
राजाओं, जो तुमने दढ शरीरस्तुक कवच घारण कर रखे हैं उन्हें भी घिक्‍्कार 
है । जब हमारी त॒म्हारी उपस्थिति में ही शत्रु इस प्रकार हमारे घर में घुस रहे 


हैं जेसे हमारा अस्तित्व ही न हो तो फिर बताओ राजा ने हमारा किस लिए, पोषण 
किया है ?? 


इस प्रकार काक ने प्रत्येक राजा को फटकारा । तत्र वे सत्र अपने प्रतिवर्म 
के आदर की रक्ञा करने के लिए अध्याजिकर्म अर्थात्‌ युद्धकर्म में तत्यर हुए, 
आर जिन लोगों से उपनदि, उपगिरि, अन्तर्नद और असन्‍्तर्गिरि व्याप्त हो रहे थे 


१३६ ] रासमात्ना ] 


जयसिंह्द ने यश प्राप्त किया था उसी प्रकार बल्लाल को जीत कर कीर्ति 
प्राप्त करने का निश्चय कुमारपाल ने किया। अपनी सेना एकत्रित 








ऐसे आग्रहायणी अर्थात्‌ मार्गशीर्ष के महिने मैं पूर्णिमा के दिन आकाश मेँ 
फैले हुए बादलों के कारण म्लान हुए तारों के समान कातिवाले अपने अपने 
भर्टों की उन्होंने वापस बुलाया । 


उपपीर्णामास के दिन जिस प्रकार समुद्र गर्जन करता है उसी प्रकार गर्जन 
करते हुए, बलिष्ठ राजा लोग शत्रु पर टूट पडे | यह रणभूमि पचनद अथवा 

सप्तगोदावरी के समान स्वर्ग में पहुँचने का साधन तीर्थ है? इस प्रकार कहता हुआ 
शरद्‌ पूर्णिमा के चन्द्रमा जेसी कान्ति धारण करने वाला दण्डनेता काक भी 
रणस्थल में कूद पड़ा | 

जिस प्रकार शर्‌ ऋतु में पूर्ण चन्रमा, और शिकारी-कु्तों के समूह” 
के बीच में शिकारी शोभित होता है उसी प्रकार वह टण्डपति सेना के बीच में 
सुशोमित हो रहा था । 

शत्रु-पक्त में जो बालक अथवा ब्द्ध उसकी दृष्टि में आता था उसको 
तो वह जीवित छोड़ देश था परन्तु जो जवान योद्धा उसके सामने आ जाता था 
चह प्रार्णों से हाथ धो बैठता था । 


अस्त्रों से लदी हुई बैल गाडियों के चलने से जो रज् उड़ रही थी उससे 
ऐसा घटागेप छाया हुआ था कि उसमें बहुत सी सेना इस प्रकार समा गईं 
जैसे मृत्यु के मुख में घोरी बैल समा जाता है। 

शुद्ध क्षत्रिय के वश में उत्पन्न हुए सुभटो में से, जो मालवा को 
छोडकर भाग रहे थे, जो इंद्ध थे, जो बालक थे अथवा जो नपु सक थे उन पर 
प्रहार नहीं किया, बहुत से वीर जो जाति से ब्राक्षण तो नहीं थे परन्त॒ अपनी 
जान बचाने के लिए ऋकसाम अथवा ऋण युजुर्वेद का गान करने लगे, कितनों 
ही ने गायों और वैलों की तरह मुह में घास ले लिया | इनके अतिरिक्त जिनके 
पैरो से लेकर उछ तक मर्म स्थान पर चोट लगी थी अथवा जिनकी आखों 


कुमारपाल ] [ १३७ 


करके वह माल्या के राजा का सामना करने के लिए रबाना हुआ ओर 


और भ्रकुटियों पर घाव हो गए. थे ऐसे लोग रात दिन चलते चलते पीड़ित दो 
गए, और अपने अपने स्त्री और वाहन आदि को छोड छोड कर जैसे अवसर 
हैँ मिला वैसे ही भाग निकले । 
दिन में जिस प्रकार सूर्य शोमित होता है तथा रात दिन जलता हुआ 
अग्नि जिस प्रकार शोमा पाता है उसी प्रकार जाज्वस्यमान तथा जिसका 
बल अवाश् मनसगोचर है ऐसे बल्लाल ने भी दूसरी ओर से चढाई की | हमारे 
सैनिर्कों की केवल ग्वालिया समभने वाले बल्लाल ने चमडा, हड्डी और मास 
के पार निकल जाने वाले तीर चलाए और जो दो दिनों में मी नहीं तोडा जा 
सकता था ऐसे राजाओं के चक्र को तोड कर काष्ठ और पाषाण की तरह 
उन लोगों को दूर फैंकता हुआ वह आपका शत्रु अल्लाल ढण्डनायक काक के 
“समीप जा पहुँचा | 


उस समय काक ने अपने पक्ष के योद्धाओं को तिरस्कारपूर्वक कह्दा, 
“ग्रे, दो दो तीन तीन अज्ञली मोहरों का मासिक वेतन पाने वाले सुमठो ! 
तुम्हारी आयुष्य अभी दोगुनी वाकी है अथवा तिगुनी, यह तुमही जानते हो, 
अब तुम इस तरह क्या देखते हो ? दो दो तीन तीन अज्जली रुपए, मर वेतन 
पाने वाले बहादुरो, मैने तुमसे हाथ जोड़कर जो प्रार्थना की थी क्‍या वह 
यो ही व्यथ जावेगी ??! 
इस प्रकार फ्टकारने पर अपने सभर्दों ने शब्रुओं से भी अधिक भयकर 
युद्ध किया और दो नावों जैसा व्यूह रचाने वाले हमारे सैनिको ने शत्रु के नौका 
आह की अद्ध नाव जैसा कर दिया | उसकी र्ता करने में अवन्ती के बडे बडे 
पुरुष मारे गए. | 
इतने ही में गुजरी सेना के ब्राह्मणों के समन्न पाच राजाओं ने 
बलल्‍्लाल को उसके हाथी से नीचे गिरा लिया और ब्राह्मण काक दूसरे बहुत से 
उग्र ब्राह्मणों द्वारा बल्‍लाल के वध को रोके रोके इससे पहले ही उन्होंने उसका 
काम तमाम कर दिया। इसके बाद शिकार करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार शिकारी 


१३८ ] [ रासमाला 


उसको युद्ध में हरा कर ह्यमाथी पर से मार गिराया । 


अपने बाघ जैसे 'कुर्तों के साथ. चलता है उसी प्रकार वह अपने योद्धाओं के 
साथ खाना हुआ | ध 


यह समाचार छुनकर कुमारपाल ने दूत को पारितोबिक दिया और प्रसन्न 
होता हुआ जल्दी से वापस चला गया | 

इस प्रकार द्वयाश्रय काव्य में तो दर्डनायक काक की अध्यक्षृता में 
ब्राह्मण भर्ठों के हाथों बल्लाल के वध का वर्णन है परन्तु अन्य कतिपय कान्यों 
श्रौर शिलालेखो में बललाल-वध का श्रेय स्वयं कुमारपाल को दिया गया है, 
जैसे, कीर्तिकौमुदी में लिखा है -- 


थुद्ध में बडे प्रेम से कुमारपाल ने राजा चललाल और मल्लिकाजुन के 


बज 


मस्तकों को इस प्रकार अहण किए, जैसे कि वे जयश्री के म्तन हो हों ।! कं 


गायकवाड ओरियण्टल सिरीज से प्रकाशित बसन्त-विलास? में भी 
कुमारपाल द्वारा वललाल पर विजय प्राप्त करने का वर्णन है 


भावनगर-इन्सक्रिप्शन्स! नामक पुष्तक के पृष्ठ (८६ पर उद्घुत 
प्रशस्ति में मी कुमारपाल को 'बल्लाल रूपी हाथी के मस्तक पर कूद पडने 
वाला सिंह” लिखा है। 

एपिग्राफिया इश्डिका खण्ड १ के प्ृ० ३०२ में प्रकाशित बडनगर 
प्रशस्ति के श्लो० १५ से विडित होता है कि चौलुक्याधिपति ( कुमारपाल ) ने 
मालवा के अधिपति का मस्तक मंगवती डुर्गा को कमल के समान अप॑ण किया 
था जो उसके द्वार पर लब्का रहता था। यह मालवनरेश चल्लाल ही ही 
सकता है। 

इन उद्धरणों से यह तो स्पष्ट है कि कुमारपाल ने मालवा ग्रदेश को 
जीत लिया था । बल्लाल-बंध विषयक जो वर्णन व यात्रय काव्य में लिखा है 
उसे केवल कवि-कल्पना ही मान कर नहीं छोड देना चाहिए। ढण्डनायक काक 
अवश्य ही एक महान्‌ तेजस्वी, विद्ान्‌ ओर पराक्रमी व्यक्ति हुआ था क्योंकि 


कुमारपाल ] [१३६ 


इतिहासकार के उपयु क्त लेख की पुष्टि, आबू पेत पर तेजपाल 

के मन्दिर में प्राप्त एक लेख से होती है, जिसमें लिखा है कि 
अचलेश्बर और चन्द्राववी के राजा का नाम यशोघवल(१) था। 'डसको 
#जच यह मालूम हुआ कि चालुक्यराज कुमारपाल युद्ध करने के लिए 
आ रहा हे तो वह मालवा के राजा बल्‍लाल के पास दौड़कर गया ।' 
नॉदोल मे एक जेत-पुस्तकालय है. जिसमे एक ताम्रपट्ट मिला है, जो 
११४७ ई० का है | उसके लेख से विदित होता है कि जिस समय 


उसका उल्लेख कुमारपाल के इस समसामयिक महाकाव्य मे हुआ है। अन्य 
प्रशस्तिर्यों आदि में राजा का वेशिष्टय-वर्णन मात्र अमीष्ट रहा है । ] 
(१) राजकालनिर्णय में लिखा है कि आबू के वशिष्ठट द्वारा निर्मित 
फैहोमकु ड में से परमार उत्पन्न हुआ | उसके धूमराज, धूमराजर के धन्धुक, उसके 
थ्र्‌वभट आदि हुए, | इसी के वश में विक्रम सबत्‌ ३०० पूर्व सुधन्वा हुआ ओर 
वि० स० २० पूर्व भतृहरि। उसके बाद बीर विक्रमादित्य गन्धर्वसेन हुए । 
इनकी ४० वीं पीदी में स्वपालजी हुआ जो सिन्ध के ठटठ्ठ नगर में वि० स० . 
८६४ में राज्य करता था । इसकी १४ वी पीढी में वही पर दामोजी हुआ जिसके 
पुत्र जसराज ने ठ8 नगर से आकर गुजरात में गबरूढ को अपनी राजधानी 
बनाया । जसराज का पुत्र केदारसिंह वि० स० ११२५ में था। उसने गवरगढ 
से हटाकर तर्सगम में अपनी गद्दी स्थापित की। केदारसिंह का पुत्र जसपाल 
हुआ जिसके कान्हडदेव प्रथम हुआ | कान्हडदेव ने अचलेश्वर चन्द्रावती में 
वि० स० ११३० में अपनी गद्दी स्थापित की | उसका पुत्र हुएण्दराज हुआ और 
उसके वाद कान्हडदेव दूसरा | फिर विक्रमसिह, रामदेव और यशोधवल हुए । 
कुमारपालप्रचन्ध ( ४० १०३ ) में लिखा है कि, क्मारपाल ने विक्रमासह 
की राजसभा में चुलाकर चहुत से सामन्तों के सामने उसका अपमान किया और 
कैंटखाने में डाल दिया तथा उसके स्थान पर उसके भतीजे यशोधवल का राजा 
बनाया । इससे विदित होता है कि यशोधवल तो कुमारपाल के पक्ष में ही था 
अत उसका बवल्लाल के पक्ष में जाना समव प्रतीत नहीं होता | समवतः 


१४० | [ रासमाला 


“राजाधिराज, प्रस्यात, राजकुल का झगार, महाश्रवीर, जिसते 
अपने शस्त्रवल से शाकस्भरी के राजा को पराजित किया था” ऐसा 
कुमारपालदेव श्रीमत अणहिलपुर की गद्दी पर विराजता था उस समय 
मद्दाप्रधान चाहड़देव उसका मत्री था। इस ताम्रपट्ट मे लिखे हुए 
अन्‍त्री के नाम के विषय मे कुछ गड़वडी है, क्योंकि मेरुतुग लिखता 
है कि चाहड़ उदयन मन्‍्त्री का सौतेला भाई था ।(१) दृव्याश्रय का 


ह। 


बत्तुपाल के लेख के ३५ वें श्लोक को गलत सममभ लेने के कारण ही यह बात 
लिखी गई प्रतीत होती है । वह श्लोक इस प्रकार है-- 

रोद कन्द्रवर्तिकी्तिलहरीलिप्ताद्रताशुब्‌ ते- 

रथ म्तवशों यशोधवल इत्यासीत्तनूजस्तत. । हा 

यश्चौल॒ुक्यकुमारपालद्पतिप्र त्यर्थितामागतम्‌ 

मत्वा सत्वरमेव मालवपति वल्लालमालब्धवान्‌ ॥ 

भावार्थ-ब्ह्माएड में फैली हुई कीर्तिलहरियों से व्यास्त चन्द्रमा के समान 

कान्विवाले ( रामदेव ) से कामदेव के वश में न होने वाला ( बहुत सुन्दर ) 
यशोधवल नाम का पुत्र हुआ जिसने, यह जानकर कि चौलुक्यराज कुपारपाल 
से मालवा के राजा बललाल ने शत्रुता करली है, उसको ( बल्लाल को ) 
मार डाला। 

(१) प्रवन्धचिन्तामणि से ज्ञात होता है कि उदयन के प्रथक्‌ २ स्त्रियों 
से चार पुत्र थे। 'तस्यापरमातुकाश्रत्वार, छुताः वाहडदेव, आम्बड, ब्रोहड, 
सोलाक नामानोडमृवन्‌? श्रर्थात्‌ अलग अलग माताओं से चार पुत्र थे जिनके 
नाम, वाहडदेव, आम्बंड, वोहड और सोलाक थे | यहा पर जहा त्रोहड लिखा है 
दूसरी प्रति में “चाहड”” होगा इसीलिये अर ग्रेजी यासमाला में चाहड की उदयन 
का सोतेला माई लिखा है, वास्तव में वह उसका पुत्र था | 

प्रवधचिन्तामणि की एक प्रति में (१) आस्थडदेव (२) आम्बडदेव, 
(३) बाहड़ और (४) सोल्ला लिखा है, एक प्रति में सोलदेव भट लिखा है | 


कुमारपाल | (१४१ 


लेखक कहता है कि चाहड़ आज्न राजा से मिला था परन्तु, मेरुतु ग 
लिखता है कि उदयन के पुत्र बाहड़ ने ऐसा काम किया था। आगे 
चल कर विद्ति होगा कि वाहड़ ने फिर अपना अधिकार प्राप्त कर 
लिया था और छुमारपाल ने उसको पुनः नियुक्त कर दिया था। इससे 


कुमारपाल प्रत्॒न्ध में एक स्थान पर ( (० ६६ ) बाहड, आम्बड 
चाहड और सोला नामक चार पुत्र हुए, ऐसा लिखा है | दूसरे स्थान पर लिखा 
है कि कुमारपाल ने उदयन को अपना महामात्य बनाया और उसके पुत्र वाग्मट्ट 
को सर्वराजकार्यभार में उसका सहायक नियुक्त किया | 
यह वाग्मट्ट विद्नान्‌ था | उसने वाग्मणलकार नामक एक अलकार-थ 
सवा है| इस ग्रथ के चत॒र्थपरिच्छेद की समाप्ति पर उसने लिखा है"--- 
| बभडसुत्तिसपुडमुत्तिआ मणिणो पहासमूअव्य, 
सिरि वाहुडत्ति तणउ आसि बुहों तस्स सोमस्स । 
( ब्रह्माण्डशुक्तिसम्पुट्मौक्तिकमणे प्रभासमृह इव । 
श्रीवाहड इति त्तनय आसीदू बुघस्तस्य सोमस्य || ) 
श्रर्थात्‌ ब्रह्माण्ड रूपी सीप के मोती, (मणि) से जेसे प्रभासमूह और सोम 
अर्थात्‌ चन्द्रमा से जैसे बुध, उसी प्रकार सोम (उदयन) से ब्राहड नामक विद्वान्‌ 
पुत्र हुआ | यह सकरालकार का उदारहण है। ब्रह्माण्ड रूपी सींप का मोतीमणी 
यह रूपक, उसका मार्नों प्रमासमूह यह उत्रेक्षा, प्रभासमृह वही हुआ सोम, अर्थात्‌ 
चन्द्रमा उसका पुत्र, बुध वैसा ही उदयन सोम का बुध, अर्थात्‌ बुद्धिशाली पुत्र 
बाहड, इसमें श्लेष और जाति अलकार हुए, | इस प्रकार इस पद्म में ४ अलकारों 
का समिश्रण है | 
[ गुजराती अनुवाद में सवत्‌ १८४४ और १८४८ की जीववर्धन सूरिकृत 
टीका की हृस्तप्रतियों का उल्लेख है | उनमें वाहड व बाहड़ पाठ है इस ग्रन्थ 
की सिंहदेव सूरि रचित टीका काव्यमाला ग्रन्थाक्ु ४८ के रूप में छप चुकी है । 
राजस्थान पुरातत्व मन्दिर जयपुर में ग्रन्थ सख्या ७१६१ पर एक सटीक पचपाठ 
प्रति उपलब्ध है जो अपेक्षाकृत प्राचीन है और १६ वी शी से अर्वाचीन नही 
है। उपयुक्त गाथा का पाठ उसी से लिया गया है ।] 


१४२ ] [ रासमाला 


विदित होता है कि जिस तिथि को यह लेख लिखा गया था उससे 
पहले वाहड ने विद्रोह किया होगा और उस समय शायद चाहड़ मन्त्री 
के पद्‌ पर काये कर रहा होगा । 


सिद्धराज के राज्य का वृत्तान्त लिखते समय जिस लेख: 
का प्रसग आया है वह चित्तोड़ के लाखण मन्दिर में मिलता है। 
इसमें ११४९ ई०(१) सन्‌ की तिथि लिखी है ओर कुमारपाल 
सोलकी के विषय में इस प्रकार लिखा है-' कैसा था बह-कि 
जिसने अपनी विलक्षण प्रतिभा के प्रताप से समस्त शत्रुओं को जीत 
लिया था; प्रथ्त्री पर अन्य राजाओं ने जिसकी आज्ञा शिरोघाये की थी, 
जिसने शाकम्भरी के राजा को अपने चरणों में रुका लिया, जो स्त्रय 
शस्त्र धारण करके शिवालक तक चढ़ाई करता चला गया और बड़े: 
बडे गढ़पतियों-धहों तक कि शालपुरा(२) में भी लोगों को उसके आगे 


भऋुकना पड़ा ।? 
मेरुतु ग लिखता है कि इन घटनाओं के कुछ ही दिलों वाद 


उदयन के बाद महामात्य होने वाला यह वाग्मद्ठ वाहड या बाहड था 
ओर उदयन के मर्णावसर की इच्छानुसार जिसकी दडनायक बनाया गया था 
वह आम्रमट्ट आम्बंड, अथवा अम्बड था। तीसरा चाहड और चौथा सोलदेव 
भट -सालाक अथवा सोला था | 

(१) टॉड कृत वैस्टन॑ इन्डिया स० १५०७ ($० सन्‌ ११३१ ) लिसा 
है, वह भूल है। 

(२) सपादलक्षु के राजा पर चढाई करके कुमारपाल ने 'सालिपुर! नामक 
आम में अपना शिविर लगाया था | यह स्थान कहीं चित्तोड के पास रहा होगा 
(देखिए, एपपिग्राफिआ टशण्डिका मा० २, ० ४२१-२४) 


कुमारपाल ] [ १४३ 


एक वार सोलकी राजा कुमारथाल अपने दरवार में वेठा था ओर आते 
जाने वाले लोगो से मुज्ञाकात कर रहा था, उसी ससय कुछ सगण 
( मागध ) लोग सी दरवार मे आए और कॉकरण के राजा मल्लिकाजु न 
को राजपितामह' (१) कह कर उसका कीर्तिगान करने लगे | यह खुनकर 
कुमारपाल बहुत छुब्ध हुआ और कॉकण के घमण्डी राजा(२) को जो 
अपने आप को चतुरगी(३) राजा कहता था, नए करने के लिए किसी 
सामन्‍्त को खोजने लगा । उदयन मन्त्री के पुत्र अम्बड अथवा 
आम्रभट्ट नामक योद्धा ने इस काये को पूरा करने का वीड़ा उठाया और 
तुरन्त ही एक सेना की अध्यक्षता प्राप्त करके वह्ठ कॉकण के लिए रवाना 
हो गया । वड़ी कठिनाई के बाद उसने कालविनी(४) नदी को पार 
फ्रिया और दूसरी पार जाकर डेरा डाला | मल्लिकाजु न ने वहीं आकर 
उस पर हमला कर दिया ओर उसको हराकर भगा दिया । इस प्रकार 
परास्त सेनापति ने लौट कर राजधानी के पास ही पड़ाव डाला। 
उसने काला तस्वू तनवाया, काली पोशाक् पहनी ओर काला ही छत्र 
धारण किया । इस काले डेरे को देखकर राजा ने तलाश करवाया कि 
यह किसका लश्कर है ? जब उसको समाचार मित्ता कि अम्बड इस 


(१) कोल्हापुर का महामडलेश्वर | देखिए, दिपणी पू० १०६ 
जे (२) समुद्र से घिरे हुए शतानन्द्‌ नगर में महानन्द नामक राजा राज्य करता 
था उसका पुत्र सल्लिकाजुन कोकण के शिलाहार्वश का था। इस चश के तीन 
ताम्रपत्रों में इन राजाओ के दूसरे पद के साथ राजपितामह पढ मी जुदा हुआ 
देखने में आता है | ( इश्डिअन एज्यक्वेरी भाग ६ पृ० ३४ व श्य ) 

(३) चतुर्टिग्विजयी | 

(४) चीखली और वलसाड तालुके में वहने वाली कावेरी नटी | दक्षिण 
की कावेरी नदी से इसे मिन्न समझना चाहिए। 


९४८८४ | 


प्रकार कॉकेण के राजा से हारकर वापस आ गया है तो उसने मन्त्री 
को मानभग के लिए वहुत कुछ दिलासा दिया और उसका आहर 
सत्कार करके अधिक वलवान्‌ योद्धाओं की एक दूसरी सेना साथ देकर 
पुन' कॉंकण विजय करने के लिए भेजा । 


दूसरी वार अम्बड़ ने कालविणी नदी पर पहुँचकर सेतु वेंघवाया 
ओर सावधानी से सेना को उस पार उतार कर पहले हमला करने का 
अवसर प्राप्त किया | इस दूसरे युद्ध मे गुजरात की सेना ने विजय 
प्राप्त की ओर मल्लिकाजु न(१) अम्वड़ की तलवार से मारा गया (२) 
अस्बड़ ने राजधानी मे लूठ सचाकर अधिकार कर लिया और सोलकी 
राजा की दुद्वाई फिरचाकर अणहदिलवाड़ा लौट आया । भरे हुए 
दरवार मे आकर उसने अपने स्वामी कुमारपाल के चरणों पर शिर 
रख दिया ओर कॉकण के राजा मल्लिकाजुन का मस्तक मेंट किया। 
इसके साथ ही उसने सोना, मोती, जबाहरात, वहुमूल्य धातु के बने 
हुए बर्तन, द्ाथी, ओर सिक्के आदि भी, जो उसको लूट में प्राप्त हुए 
थे, भेट किए ।(३) राजा ने दरचार मे उसका वहुत सम्मान किया ओर 


(१) राव रतिगम दुर्गाराम दवे ने इन्डियन एन्टीक्वैरी भाग १२ ० 
#५० में लिखा है कि उत्तर कोक्ण के शिलारवश का १७ वा गजा मह्लिकाजुन 
था | उसका एक शिलालेख रतनागिरि जिले के चिपलूग नामक स्थान में 
शुक सवत्‌ १०७८ का ओर दूसरा वसई में १०८२ का मिलता है । 

(२) जर्नल आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६१३, पूृ० २७४-५ 
में लिखा है कि मस्लिकाजुन का वध कुमारपाल के सभासद्‌ सोमेश्वर चौहान 
ने किया था | 

(३) श्ूगारकोटी साडी, माणक से जडा हुआ पछेवडा (पट ) 


कमारपाल ] [ १४५ 


मण्डलेश्वर मल्लिकार्जुन की 'राजपितामह” वाली उपाधि भी उसको 
प्रदान की । (ई० ११६१ ) 

कुमारपाल के अब आगे आने वाले इतिहास में आचाये 
प्रुमचन्द्र(१) की बहुत ग्रधानता है । कहते हैँ कि जिस प्रकार चन्द्रमा की 
कान्ति से समुद्र की लहरें आकर्षित होती हैं उसी प्रकार उनकी बाणी 
सुनकर राजा आनन्द-लहरियों में निमगन हो जाता था(२) इसलिए ऐसे 


पापक्षय हार, सयोगसिद्धि ( विधापद्वार ) सिप्रा, वत्तीस स्वरणकु भ, छे सेर 
मोतियों का भार, चतुढतहस्ति, १२० पातरे ( दासिया ) ओर १४ करोड सोनैया 
(स्वरण॑सद्राये) 

शाटी »ः गारकोट्याख्या पट मारिक्यनामक, 
अर पापक्षयकर हार मुक्ताशुक्तलि विषापह्म्‌ 

हेमान्‌ द्वार्तिशत्‌ कुम्मान्‌ मनुभारान्‌ प्रमाणतः , 

परमूटकास्तु मुक्ताना स्वर्णकोटीश्चतुर्दश ॥ 

विंश शत च पात्राणा चतुर्द॑न्त च दन्तिना 

श्वेत सेदुकनामान दत्वा नव्य नवग्रहम्‌ ॥ 

( जिनमण्डनगणिकृत कुमारपालप्रवन्ध-प० ३६ ) 

(१) इन्होंने मनुष्य की स्तुति न करने का नियम ले रखा था परल्तु 

आम्बड का बंखान किये बिना इनसे नहीं रहा गया। उन्होंने उसके प्रति 
लिखा है'-- 


हल “कि कृतेन न यत्र त्व यत्र त्व किमसी कलिः 
क्लौ चेद्‌ मवतो जन्म, कलिस्स्तु कुतेन किम? | 
उस कृतय॒ुग से हमें क्‍या, जिसमें तुम नही; जहाँ तुम हो वहा कलियुग 
कहाँ हे ? यदि कलियुग में ही त॒म्हारा जन्म है तो सठा कलियुग ही रहे | 
(२) श्री हेमचन्द्रस्रीणामपूर्व वचनामृतम्‌ | 
जीवातुर्विश्वजीवाना राजचित्तावनिस्थितम्‌ ॥ १॥ 
( प्रमावकचरित पु० १८३ ) 


१४६ | [ रासमात्ा 


महापुरुष के विषय में जो थोड़ा वहुत बृत्तान्त बढ़वाण के साघु से प्राप्त 

हुआ है उसको यहाँ लिखना आवश्यक प्रतीत होता है । उसके माता 

पिता का नाम चाचिंग और पाहिणी था । वे सोढ़ जाति के वनिय थे 

ओर सोरठ तथा गुजरात की दक्षिणी सीमा पर अडद्धाष्टम देश में. 
घु घुका आम के रहने वाले थे । उनके पिता कट्टर हिन्दू धर्म को मानने 

वाले थे ओर माता मानों जेनघर्म की साज्ञात्‌ देवी थी। उत्के एक 

पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका ताम चन्नदेव (१) रखा गया | जब वह बालक 

आठ वर्ष का हुआ तव उसी प्रदेश में भ्रमण करते हुए देवचन्द्राचाये 

धुधुका ग्राम मे आ पहुँचे। चाचिह्न उस समय घर पर नहीं थे। 

वालक की आकृति देखकर आचाये ने वहुत आश्चय किया और उसकी 

साता से आग्रह किया कि वह प्रारम्भ से ही उसको जैन धर्म में, 
दीक्षित करावे । यह कहकर वे उस वालक को अपने सरक्षण में रखने 

के लिए कर्णाबत्ती ले गए, जहाँ उनका उपासरा था | 


जब चाचिद्न विदेश से घर लोटे तो चगदेव का बृत्तान्त सुनकर बहुत 
दुखी हुए । उन्होंने सौगन्‍्ध खाई कि 'जब तकमे अपने पुत्र का मुख न देख 
लेगा तव तक भोजन नहीं करें गा ।/' धर्माचाये का नाम पता ज्ञात करके 





(१) चामुए्डठा उसकी कुलदेवी थी, और गणेश उसका कुलदेव था 
इसलिए, इन दोनों नामो के पहले अक्षर 'चा और “ग” लिए गये। इसको 
सार्थक करने के लिए “चग? के साथ देव लगाकर 'चगदेव” नाम रख्खा गया | 
चगदेव का उन्‍्म स० ११४४ (सन्‌ १०८६ ) में कार्तिक शुक्ला १५ को 
हुआ था | स० ११४४ ( स०१०६४ ई० ) में दीक्षा ली और देवमुनि, ऐसा नाम 
करुण क्या गया। ल० ११६६ में 'सरि! पद प्राप्त किया और स० ११२६ 
(११७३ $०) में ६४ वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिघार गये । 


कुमारपाल ] [ १४७ 


वे कर्णावती को रवाना हुए | वहां पहुँचकर वे अपने पुत्र को वापस 
लेने के लिए देवचन्द्र के उपासरे मे गणए। उस समय चंगदेब उदयन 
मन्त्री के घर थे, जिससे चार्चिंग के पुत्र को जैन घसे में दीक्षित कराने 
का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया था। बद्द इसमे सफल सी हुआ। 
इस प्रकार चगदेव ने जैन धम की दीक्षा ली और उसका नाम हेसचन्द्र 
पड़ा । थोडे ही समय में समस्त हिन्दू तथा जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर 
हेमचन्द्र ने प्रसिद्धि आ्राप्त कर ली और अपने गुरु से 'सूरि' की 
पदवी ग्राप्म की । 


हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि, जिनदेव-स्तोत्र ( जिस पर 
१२६२ ई० में लिखी हुई एक टीका प्राप्त होती है ), पवित्र योगशास्त्र, 
'पैज्नेषष्टिशलाकापुरुपचरित्र, . विंशतिवीतरागस्तोत्र और दुव्याश्रय 
आदि अनेक अन्थ(१) लिखे हैं।जब कुमारपाल अपनी सेना सह्दित 


(१) कुमारपालप्रवोध के अभिप्राय के अनुसार-परम धार्मिक 
होने के कारण कुमार्पाल राजर्षि कहलाता था। उसने २१ ज्ञान-मडार 
स्थापित किये जिनमें उसके गुरु हेमाचार्य के स्‍्वे हुए अर्थों को लिखने के 
लिए ६०० लेखक काम करते ये । उस समय विशेषकर तालपन्र पर पुग्तँ 
लिखी जाती थी। एक बार राजा लेखकशाला का निरीक्षण करने के लिए, 
ड्राया और वहा पर लेखकों की कागज पर लिखते देख कर उसे खेद हुआ 
उसने यह नियम किया कि जब तक लेखकशाला में तालपत्र आकर न पहुच 
जायेंगे तत्र तक मोजन नहीं कछू गा । इस चमत्कारी रीति से उसने अपने 
बाग में से तालपत्र मगवाकर लेखकों को दिये और फिर पारण किया । 
हेमाचार्य के स्वे हुए ग्रथों में से हैमव्याकरण और हेमकोष समस्त मारत में 
बहुत प्रसिद्ध है। हेमव्याकरुण के ८ सूत्राष्याय हैं। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र 
में ६३ शलाका पुरुषों के चरित्र हैं (२४ तीर्थंकर, ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, 


श्छ्घ ] $ रासमाला 
मालवे,में था तभी हेमाचाये उसके पास पहुँचे थे क्योंकि उनकी माता 


६ वासदेव, १२ चक्रवर्ती )। कुमारपाल इस ग्र थ को सुनहरी व रूपहरी अक्षरों में 
सुन्दर लिखवाकर अपने महल में ले गया और रात को जागरण कराकर प्रात - 
काल पट्टगज पर पधराकर इस पुस्तक को बडी धूम-घाम से महोत्सव मनाताँ 
हुआ धर्मशाला में लाया ओर वहा पर विधिपूर्वक पूजन करके हेमाचार्य के मुख 
से उसका अवण किया । इसी प्रकार योगशास्त्र, विंशति वीतरागस्तवन, 
११ अग, १२ उपाग, की भी एक एक प्रति स्वर्णादि अक्षरों में लिखवाकर 
उसने उपयुक्त विधि से उनका श्रवण किया था । 

कलिकाल सर्वज्ञ हेमाचार्य रचित ग्रथों की सूची इस प्रकार है -- 
क्लुप्त व्याकरण नव विरचित छुन्दों नव दृयाश्रया -- 
$लझ्टारी प्रथिती नवौ प्रकटित श्रीयोगशास्त्र नवम्‌ । 
तके: सजनितो नवों जिनवरादीना चरित्र नव 
बद्ध येन न केन केन विधिना मोहः कृतो दूरत ॥” 
(१) अध्यात्मोपनिषद्‌ ( योगशास्त्र ) (२) योगानुशासन ( बारह प्रकरणों 
में १९ हजार श्लोकों का पूरा ग्रथ ) (३) अनेकार्थसग्रह ( निर्णयसायर प्रेस 
द्वारा अमिधानसपग्रह के दुसरे अक में प्रकाशित ) (४) अनेकार्थकीष (५) अमभि- 
धान चिंतामणी ( हैमीनाम माला, निर्णयसागर द्वारा प्रकाशित ) (६) अमिघान- 
चिन्तामणि परिशिष्ट ( निर्णयसागर से प्रकाशित ) (७) अलकारचूडामणि' 
काव्यालशासनइत्ति ( अलकार का अन्थ ) (८) उणादिसूत्र इत्ति, उणादिसत्न 
विवरण, छुदोनुशासन इत्ति (६) देशी नाममाला ख्नावली किंवा देशी शब्द 
सम्रहन्नत्ति ( अम्बई सस्कत माला अ्रक २७ ) (१०) धाव॒पाठ और इत्ति, घाद 
पारायण और इत्ति, घातमाला निघठुशेष (११) बलाबचलसत्र इहद्‌ इत्ति 
विश्रमसूत्र ( हेमचन्द्र का रचित है वा नहीं ? ) (१२) सिद्ध हेमशब्दानुशासन 
बृहदद्ति और लघुइृत्ति, शेषसप्रहमाला और शेषसम्रह सारोद्धार (१३) 
लिंगानुशासन, लिगानुशासन ब्त्ति और लिंगानुशासन विवरण (१४) त्रिषष्टि- 
शलाकापुरुषचरित्र, परिशिष्ट पर्व, (१५) टेमन्यायार्थमजूप्रा-मजूषिका (१६) 


१48 


4 


है 


कुमारपाल | [ १४६ 


के मसणोत्सव(१) के समय कुछ शैवों ने मार घाड़ की थी, इसलिए 
उन्होंने सोचा कि 'या तो अपना राज्य हो अथवा राजा अपने वश में 
हो, तव काम चल सकता है ।'(०) उदयन मन्‍्त्री ने आचाये का राजा से 
अरिचय कराया और राजा ने भी खम्भातवाली भविष्यवाणी तथा 
अपनी प्रतिज्ञा को याद करके उन्तका बहुत आदर सत्कार किया और 
स्वस्थ मन से उनसे बाते करने लगा । राजा पर हेमचन्द्र के बढ़ते 
हुए प्रभाव को देखकर उनके पास रहने वाले त्राह्मण बहुत डरे, ओर 
उन्होंने उस समय उन पर बहुत से अपबाद भी लगाए | उनमें से शायद्‌ 
सबसे बढ़ा भारी अपवाद यह था कि वे सूये का पूजन नहीं करते थे । 
हेमचन्द्र राजनीति जानते थे और अपने विपक्षियों के घर्म पर आक्षेप 
क्रेरने व उसका बिरोध करने की अपेक्षा अपने धर्म की विशालता 


प्रमाणित करने की अधिक इच्छा रखते थे इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तर 


सस्‍्कृत द्व धाश्रय, और वृत्ति ( इतिहास और व्याकरण साथ साथ सिखाने के लिए, 
रचा हुआ ग्रथ ) (१६) प्राकुत द याभय और वुत्ति (इ तिहास और व्याकरण का 
ग्रथ ) (१७) महावीरद्वात्रिशिका ( लघुजैन काव्यमाला में प्रकाशित ) (१६) 
हेमवादानुशासन, चीतराग रतोत्र ? पाडव-चरित्र ? (२०) जातिव्यावुत्ति 
(न्याय) १ (२१ ) उपदेशमाला १ (२२) अन्यदर्शन वादविवाद ? (२१) 
गणपाठ १ 


जो कोई 
(१) जब कोई स्त्री अथवा पुरुष मरता है तो भक्कजन शोक न मनाकर 


उत्सव मनाते हुए मुर्दे को ले जाते हैं । 
(२) आपण पई प्रभु होइअ, कई प्रभु कीजद हत्थि | 
कज्ज करिवा माणुसह, त्रीजठ माणु न अत्थि ॥ 
(प्र थि १३२) 


१४० ] [ रासमाला 


दिया कि जिससे ज्ञत्रियों के महान्‌ देवता, सूये में उनकी आस्था होने 
की बात राज़ा के समम में आ गई । उन्होंने उत्तर ढिया “इस तेज के 
महिमावान्‌ भडार ( सूर्य ) को में निरन्तर अपने हृदय में रखना हूँ(१), 
ओर इसके अस्त होने पर मुके इतना दुख होता है कि में भोजन/& 
नहीं करता हूँ ।(२) उन्होंने अपने इस नीतिपूर्ण कथन के प्रमाण 
जैन तथा हिन्दू दोनों द्वी शास्त्रों भे से ढिए। इसी प्रकार जच्र एक वार 
कुमारपाल ने पूछा कि 'तुम सोच कर सुमे कोई ऐसा घर्म-काये बताओ 
कि जिसमे में धन खर्चे करूँ तो उस समय उन्होंने समुद्र की लहरों 
की चपेट से भग्न हुए देवपट्टणा-स्थित सोमेश्वर के (काष्ठमय ) 
देवालय का जीर्णोद्धार कराने की सलाद दी ।(३) 


(१) सौरपथ के विषय में देखो टिप्पणी प० १४-१४ (पर्वाद्ध में) 
(२) यह अणाथमी जत कहलाता है । 
श्री हेमचन्द्राचार्य का कहा हुआ श्लोक इस प्रकार है :--- 
अआधाम घामघामाक्क वयमेव हृदिस्थितम्‌ 
यस्यास्तव्यनने जाते त्यजामी भोजन यतः ॥? 
(३) भावनगर के प्राकुव और सस्कुत लेखो की अग्रेजी इस्तक ० १८६ 
में भावव्वहम्पति की यह कार्य सौपने के विषय में लेख है । 
अत्ति श्रीमति कान्यकुब्जविष्ये वाराणसी विश्रुता है 
पुर्यस्यामघिदेवता कुलणशह धर्मस्य मोक्षस्य च । 
तस्यामीश्वरशासनाद ह्विजपतेगेंहे स्वजन्मग्रहम्‌ 
चक्रे पाशुपतब्रत च विदधे नंदीश्वर सर्वबित्‌ ॥५॥ 


भावार्थ--कान्यकुब्ज देश में वाराणसी नाम की विख्यात पुरी है, वह 
अधिदेवता ( विश्वनाथ ) का निवासस्थान और धर्म तथा मोक्ष का धाम है । 


कुमारपाल ] [ श्र 


दृव्याश्रय मे इस जीर्णोद्धार का वन मिलता है और राज- 
पूताना के इतिहास लेखक को भी देवपद्दण में देवकाली के मन्दिर में 
इस विपय का एक लेख मिला था| यह लेख पहले सोमेश्वर के स्दिर 


है ॥ 

वहा पर महादेवजी की आज्ञा से ( भाव बृहस्पति के रूप में एक उत्तम ब्राह्मण 
के घर नन्दीश्वर ने अवतार लिया । ( क्योंकि शिवजी ने जीर्सोद्धार कराने की 
आज्ञा नन्दीश्वर को ही दी थी ) उस विद्वान ब्राह्मण ने महादेव जी से दीक्षा 
ली और फिर वह तपोनिधि त्ीर्थयात्रा कसने व राजाओं को दीक्षा देने के 
लिए. तथा धर्मस्थलो की रक्षा करने के लिए. काशी से खाना हुआ । वह फिस्ता 
फिरता घारा नगरी में जा पहु चा । 


यद्यन्मालवकान्यकुत्जविषयेडवन्त्या सुतप्त तपो 

> नीता; शिष्यपद्‌ प्रमार्पतय सम्यक्षमठा पालिता । 
प्रीत श्रीजयसिहदेवदपतिमग्रवित्वमात्यन्तिकम्‌ 

तेनैवास्थ जगत्वयोपरिलसत्यद्यापि घीजुम्मितम्‌ ॥८॥ 


भावार्थ--वहाँ से वह यात्रा करता हुआ मालव, कान्यकुत्ज, और अवन्ती 
देश में गया, जहाँ तप किया और पय्मार राजाओं को श्रपना शिष्य बनाया तथा 
पर्ठों का मली प्रकार सक्षुण किया | उस समय अवजन्ती में जयर्यिह देव राजा 
राज्य करता था जिसने प्रसन्‍न होकर उससे अत्यन्त अ्रातुमाव स्थापित किया। 
इसीलिए आजञ भी तीर्नो लोकों में उसकी चुद्धि की प्रशता फैली हुई है । 


“जन्न चक्रवर्ती सिद्धराज जयसिंह स्वर्ग गया तब्र उसकी गद्दी पर अति 
प्रतापशाली और राजा वल्लाद्‌ ( ल ) तथा अन्य जगली राजाओं रूपी हाथियों 
के मस्तकी पर आधात करने में सिंह के समान कुमारपाल बैठा | राजा कुमारपाल 
तीनो लोको में कल्पतरु के समान था | उसके समय में माव ( विद्वान ) बुह- 
स्पति ने उससे देवपट्टणा के जी देवालयो का उद्धार करने के लिए. प्रार्थना 
की | इस पर कुमारपाल ने प्रसतन होकर गार्गेय वशोत्पन्न भाववुहस्पति को 
सर्वेश गर्डेश्वर की पदवी दी और तुष्टिदान में आभूषण तथा राजमुद्रा (मोहर) 


१५४ ] [ रासमाला 


स्त्रगारोहण के समय सिद्धराज जयसिंह चक्रवती राजा था। 
उसके बाद कुमारपाल उसकी गद्दी पर बेठा ओर भाव बृहस्पति उसका 
प्रधान मन्‍्त्री हुआ। कुमारपाल तीनों लोकों मे कल्पतरु के समान 
था | उसने अपनी राजमुद्रा, भण्डार और सब कुछ बृहस्पति के 
अधिकार मे दे दिए और आज्ञा दी कि 'देवपट्टण का देवालय गिर 
गया है, जाओ, ओर उसका जीर्णेद्धार कराओ । भाव बृहस्पति ने 
देवालय का जीर्णोद्धार करवा कर उसको कैलास के समान सुन्दर बनवा 
दिया और पृथ्वीपति [ राजा ] को अपना काम दिखाने के लिए 
बुलाया । राजा उसके कार्य को देखकर बहुत प्रसन्‍न हुआ आर गुरु की 
प्रशसा करने लगा । उसने कद्दा, "मेरा हृदय बहुत प्रसन्‍न हुआ है । 
मेरे राज्य में जो मुख्य स्थान है बह में तुम्हे व तुम्हारे पुत्र को. 
देता हूँ ।” 


इस मढिर का जीखणुंद्धार ( १ ) कराने के लिए एक समिति 
नियुक्त की गई थी । जब इसकी नींव रखी गई तो समिति ने कुमारपाल 


दशरथ की तरह उसके चार पुत्र हुये जिनमें पहला अपरादित्य, दूसरा 
ख्नादित्य, तीसरा सोमेश्वर और चौथा भास्कर था। 


(१) पाटन में जो वलभी सवत्‌ ८५० (वि स, १२२५, इस ११६६) 
का भद्गरकाली का लेख है उससे विदित होता है कि सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा ने ््साँ 
मच्दिर को सोने का वनाया था, फिर यवण ने इसकी रूपा (चादी) का बनवाया, 
भीमदेव ने इसका जीणोद्धार कराकर रत्न जडवाए ओर फिर कुमारपाल ने 
इसका जी्ोद्धार कराकर इसको सोने का छुमेरु पर्वत जैसा बना दिया। 


शेख सेयद अपनी ४७ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १५८६ $० में हिन्दु- 
स्थान की यात्रा करने के लिए झ्ाया था | उस समय वह पाट्य मी गया था । 


कुमारपाल ] [ एशर 


के पास शुभ समाचार भेजा। राजा ने वह पत्र हेमाचाये को दिखाया और 
पूछा कि 'अब ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे यह काये निर्विष्त समाप्त 
हो जावे ।! इस पर सूरि ने मन्दिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ने तक 
अं साहार अथवा स्त्री-प्रसग का त्याग करने की सलाह दी । राजा ने 
इस वात को स्वीकार किया ओर महादेव जी की मूर्ति पर जल छोड़ कर 
कहा “मैं मांसाहार का त्याग करता हूँ ।” जब दो वर्ष बीतने पर 
मन्दिर वतकर तैयार हो गया और कुमारपाल उसका शिखर चढ़ाकर 


उसने अपने त्रोम्तों' नामक अन्थ के आठवे भाग के अन्तिम प्रकरण 'हिकायत 
सफर हिन्दुस्तान और मूर्ति पूजककों की गुमराह्दीः में यहा का हाल लिखा है । 
वह लिखता है कि “सोमनाथ में मैंने एक हाथीदात की मूर्ति देखी, वह जडाऊ 


श्श्थी और मक्का में जेसी मनात नाम की मूर्ति है वैसी ही विशाल तथा उसी 


र 


आकृति की यह मूर्ति थी । वह ऐसी थी कि उसके जोड़ की दूसरी मूर्ति ढेखने में 
नहीं आई । इस सुन्दर मूर्ति के दर्शन करने के लिए: दूर दूर के यात्री आते थे 
ओर चीन तथा महाचीन के लोग इसमें बहुत श्रद्धा रखते थे | मेरा एक साथी 
था, उसने कहा, यह मूर्ति चमत्कारिक है ओर आशीर्वाद देने के लिए हाथ 
ऊपर उठाती है, यदि तुम्हें चमत्कार देखना है तो आज रात को यहा पर ठहरो |” 
मैं रात को बही पर ठहर गया, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहलवान 
अन्धकूप में गिर गया हो । जिंध लोग मेरे आसपास पूजन कर रहे थे । उन्होने 
हाथ भी नहीं धोये, उन साघुओं की पानी का नाम भी नही झछुहाता था और 
#_ में से जगल में पडे सडते हुए, मुद्दे की सी दुर्गन्ध आती थी ) खुबह होते ही 
गाव के तथा बाहर के लोग खचाखच मन्दिर में भर गए और में रात्त के 
जागरण तथा गुस्से से घबरा गया । उसी समय मूर्ति ने हाथ ऊँचा किया । तब 
मेरे साथी ने हसकर कहा, “अब ते तुम्हे विश्वास हो गया होगा कि मैने 
सच कहा था ।” उसी सनय मैं हाथीदात की मूर्ति के पास गया, उसका चुम्बन 
किया ओर उसको मानने के लिए कुछ दिन कारिर तन कर रहा तथा जिंध 
पुस्तक की बातें मानकर ब्राक्षण बना । जब मन्दिर के सत्र लोगो का मुझ पर 


श्श््प ] [ रासमाला 


कुछ बिदित हा जावेगा ।” राजा ने इस सलाह को मानकर इसके अनु- 
सार ही कार्य किया । हेसचन्द्र ने तत्काल उत्तर दिया, “भूखे मनुष्य को 
भोजन करने के लिए आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है | साधु का 
तो जीवन ही यात्रा है, इसमें राजाज्ञा की आवश्यकता ही क्या हे हम 
यह तय हुआ कि धीरे-धीरे पैदल यात्रा करते हुए, शत्रुुजय ओर गिर- 
नार के केबस्थानों के दर्शन करते हुए आचार्य, कुमारपाल से देवपदटण 
में आकर मिलेंगे। अन्त मे, राजा अपने सघ के साथ आगे बढ़ता 
हुआ सोमेश्वर के नगर के पास आ पहुँचा। श्री बृहस्पति भी, जो इस 
काम की देख रेख के लिए नियुक्त थे, राजा को उस स्थान पर लिवा 
ले जाने को आ पहुचे, जद्या उन्होंने राजसघ के ठहरने का अ्वन्ध कर 
रक्‍्खा था। उधर हेमचन्द्र भी सघ में आ मिले और अब राजा ने बहुत , 
आनन्द ओर राजसी ठाठ बाठ के साथ गाजे वाजे सह्ठित नगर से 
प्रवेश किया | फिर, सोमेश्वर के मन्द्रि की पैडियों पर चढकर महादेव 
जी को साष्टाग दण्डबत की । हेमचन्द्र और बृहस्पति ने भी देवालय 
के दरवाजे में खड़े होकर कहा, “इस भव्य देबालय मे निश्चय ही 
केलाशवासी महादेव विराजमान है ।” फिर मन्दिर में प्रवेश करके शिव- 
लिंग (१) का विधिपृ्वेक पूजन कर चुकने के वाद वे बोले, "हे 


नम॑ंदा नदी के तट पर अहल्याबाई की पुत्री मुक्ता वाई अपने पति यशवन्तराह़, 
पाँशिया के साथ सती हुई थी | उसके स्मारक में उन्होंने महेश्वर में एक सुन्दर 
मन्दिर का निर्माण कराया था । इसके ३० वर्ष बाद गायकवाड सरकार के दीवान 
विठलराव देवाजी ने, जिनकी काठियावाड का सवेदार नियुक्त किया गया था, वहा 
पर अपना वड्या नक्‍्कारखाना व धर्मशाला वनवाये 


(१) कुमारपालप्रतन्ध में इस स्तुति के श्लोक इस प्रकार लिखे है-- 


फुमारपाल ] [ १५६ 


भगवन्‌ ! तुम्हारा कोई भी स्थान हो, कोई भी काल हो, तुम्हारे कुछ भी 
नाम हों ओर कैसी भी प्रकृति हो, परन्तु तुम्हारी स्थिति है। तुम वह 
हो जिसमें पाप-कर्म नहीं है, जिसमे कम के फलस्वरूप पाप नहीं है, 
जम एक ईश्वर हो, में तुमको प्रणाम करता हूँ । जिसने, साया के उन 

चन्धनों को तोड़ दिया है जो ससार मे आवागमन के वीजस्परूप हैं, 
में उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ,चाहे बह ब्रह्मा हो, चाहे विष्गणु 
हो अथवा शिव हो ।” जब देमाचाय्ये इस प्रकार प्राथेना कर रहे थे तब 
राजा व उसके समस्त कर्मचारी आश्वयेचकित एब निश्वेष्ट होकर 
खडे रद्दे । प्राथना समाप्त करके हेमाचाये ने शिवजी को साष्टांग प्रणाम 
किया । फिर वुहस्पति के निदे शानुसार राजा ने श्रद्धापूबंक शिवजी का 


पा 





आर्या--भवत्रीजाह्ुु रमनना यागाद्या क्षयमुपागता यम्य | 
ब्रह्मा वा विषएुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्त ॥शा! 
मब अर्थात्‌ पुनर्जन्म के अ कुर उत्पन्न करने वाले राग्ादि (कारण) 
निसके नष्ट हो गए, हैं ऐसे ब्रह्मा, विष्तु, हर अथवा जिन (नाम से सम््रोधित) 
भगवान) को नमस्कार है। ॥१॥ 
रथोड्ताइतम-यत्र तत्र समये यथा तथा योडसि सो5स्यमिषया यया तया | 
वीतदोषकलुष: सचेद्‌ भवानेक एवं मगवन्नमोडस्तुते ॥२॥ 


जिस किसी मी समय में, जो कोई भी आप, जिस किसी भी नाम से 


फ्रैम्बोघित हो, ऐसे दोषादि कालुप्प से रहित मगवान्‌ आप एक ही हो ! आपको 
नमस्कार है ॥२॥ 


/ 


शादूलविक्रीडित इत्तम--त्रैलोक्य सकल त्रिकालविषय सालोकमालोकितम्‌ 
साक्षाये न यथा स्वय करतले रेज्ात्रय सादे लि | 
रागद्े घभयामयान्तकजरालोलत्वलोभावयो 
नाल यत्पदलह्नाय स महादेवो मया बन्यते ॥श॥ 


१६० | [ रासमाला 


पूजन किया, अपना तुलादान किया तथा हाथी आदि दान में दिए ओर 
इसके वाद शिवजी की कपूर से आरती उतारी | जब यह सब कुछ दो 
चुका तो सबको वाहर जाने की आज्ञा देकर कुमारणल ओर द्ेमाचाये 


मन्दिर के निजमस्डप मे बैठे और दरवाजा वन्द करवा दिया। (६, 


कुमारपाल ने हेमाचार्य से कह्ा,--“ससार मे जितमे धर्म हें, 
उनमे से में एक द्वी ऐसे धर्म का पालन करना चाहता हूँ जिसमे मेरा 
पूर्ण विश्वास हो जावे । आज, सोमेश्वर के समान ओर कोई देवता 
नहीं है, मेरे समान राजा नहीं है ओर तुम्हारे समान कोई साधु नहीं 
है। मेरे सोभाग्य से इन तीनों का सयोग हुआ है, इसलिए इन महादेव 
के समक्ष तुम मुझे ऐसा देवता वताओ जिसकी उपासना से मुझे मुक्ति 
प्राप्त हो ।? | 


अलोक अर्थात्‌ जहा जीव वी गति नही है ऐसे आकाश सहित तीनों 
लोक (मर्भुव॒ स्वर अथवा स्वर्ग, मर्त्य और पाताल) और तीनों काल (भुत 
वर्तमान्‌ और भविष्यत्‌) जिसके द्वाग अ गुलियों सहित करतल की रेबाओं के 
समान (उज्ञाले) में स्पष्ट पर्ववेक्षित हैं, ओर राग, दप, भय, आमय (रोग) 
अन्तक (काल) जरा (डुढापा), लोलत्व (चश्वलता) और लोभ आदि भी जिसके 
पढका उल्लब्बन करने में समर्थ नहीं हैं उस महादेव की में वन्दना 
स्खता हैं ॥३॥ 


स़तग्धराइत्तम -यो विश्व बेंद वेद्य जननजलनिधे्भड्विनः पारदश्वा शा 
पीर्वापर्याविदद्ध/ वचनमनुपम निष्फलकूू यदीय | 
त वन्य साथुवन्ध सकलगुणनिर्धि ध्वम्तदोपद्दिषन्तम | 
ठद्ध वा वबमान शतटलनिलय केशव वा शिव वा ॥४॥ 


जो जानने योग्य सभी वस्त (जगत) को जानता है, जो विश्व फ्री उत्पत्ति 


कुमारपाल ] [ १६१ 


हेसाचाय ने उत्तर दिया, “पुराणों में जो वाते लिखी हैं उन पर 

इस समय बिचार करने का अवसर नहीं है। में तुम्हें इसी समय महा- 

महिमामय सगवान शिवजी का साक्षात्‌ दर्शन कराता हूँ और जो कुछ 

सत्य है वह तुम उन्हीं के मुख से सुन लोगे | इसमें सन्देद्द नहीं हे कि 

“भगवान्‌ यहीं छुपे हुए हैँ, धर्माचार्यों ने जो रीति बताई है उसी के अनु- 
सार अचल ध्यान करने से तुमको और मुझको दोनों द्वी को उनका 

दर्शत हो सकता है। लो, में ध्यान करता हूँ ओर तुम इस अगर से 

धूप जलाते रहो | जब तक स्वय त्रिनेत्र शिव प्रकट होकर वन्द न करे 

तव तक निरन्तर इस काम में लगे रहना ।” इस प्रकार वे दोनों अपने 

काम से लग गए ओर मन्दिर का निज-मण्डप धूप की घुआं से इतना 

भर गया कि दरवाजे ओर तीनों कोनों मे जो दीपक रखे हुए थे उनका 

*भैकाश भी सन्‍्द पड गया। अचानक सूये के प्रकाश के समान तेज- 
पुन्न फेलता हुआ ढिखाई दिया। राजा चोंक उठा और उसने प्रकाश- 

पुव्ज की चकाचोंध से घवड़ाकर दोना द्वाथो से आखों को ढक कर, 

घीरे घीरे देखने का प्रयत्न किया । उसी क्षण, उसने देखा कि 

जलदरी से बतेसान पवित्र शिवलिंग से एक योगी की आकृति प्रकट 

हो रही है, जिसके शिर पर जटा है, अनुपम शोभा है, ओर तपे हुए 

सोने के समान जिसकी कान्ति है, जिसकी ओर मृत्युलोक के निवासी 

बेल मानव के लिए सीधा देखना अशक्य है। राजा ने अपने हाथों 


रुपी समुद्र की रचना का पारदृश्चा है (अर्थात्‌ इससे पहले की स्थिति को भी 
जाननेवाला है) जिसके वचन में पहले ओर बाढ में कही हुई जात में विगेध 
नही है, वह वचन अनुपस और निप्क्लक हे, जो साधु पुरुषों हारा वन्ध है, सत्र 
गरुणे। का निधान है ओर जिसके दोष रूपी शत्रु ध्वम्त (नप्ठ) हो गये हैं ऐसे बच, 
चद्ध मान, ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव की उन्टना करता हू ॥ ४ ॥ 


१६२ ] [ राप्तमाला 


से स्पशे करके देखा कि साक्ञात्‌ भगवान्‌ शरीर धारण करके उसके 
समक्ष विद्यमान हैं | अत्यन्त भक्ति के साथ साषाड़् प्रणाम करके वह 
इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, “हे जगत्पते | आपका दउशन करने से 
मेरी आखों को उनकी इष्ट वस्तु प्राप्त हुई, अब कुछ आदेश प्रदान कीजिडै: 
जिससे मेरे कणोयुगल भी ऋृताथे हों ।” घनघोर रात्रि के पश्चाव फैलते 
हुए प्रात कालीन तेज के समान भगवान्‌ का मुखमण्डल अआलो कित हो उठा 
ओर इस प्रकार वचन-साधुरी नि स्यन्दित हुई-“राजन्‌ ! यह साधु 
समस्त देवताओं का अवतार है, यह निष्क्पट है ओर सम्प्‌णं देवत्व 
इसके हस्तगत सोती के समान है । यह त्रिकालज्न है ओर इसका 
वताया हुआ मार्ग निश्चय ही तुम्हारे लिए मुक्तिप्रद होगा |” यह 
कह कर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गए। राजा उनके अन्‍्तर्ित होने फट)! 
पश्चात्ताप कर ही रहा था कि साधु हेमचन्द्र भी ध्यान सुक्त होकर 
श्वास लेने लगे | अपने इष्टदेव के कह्टे हुए वचनों का स्मरण करते 
हुए, राजा ने अपने राजत्व का अभिमान छोडकर धर्मंगुरु के आगे 
मस्तक भ्ुुका विया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि "जो कुछ मेरे 
करने योग्य हो वही आज्ञा कीजिए | फिर उसी स्थान पर हेमचन्द्र ने 
राजा से आमरण मद्यमास का त्याग करने की प्रतिज्ञा कराई । 

इतिहासकार लिखते हू, ओर लेखों में भी लिखा है, कि बृह- 
स्पति ब्राह्मण को सोमेश्चर के मन्दिर का अधिकारी नियुक्त किया गढ़ 
था, परन्तु कुछ दिन वाद, जब राजा पर हेमचन्द्र का पर्ण प्रभाव जम 
गया तो, कुछ समय के लिए उसको जेनथर्म की निन्‍दा करने के 
अपराध में पृथक्‌ कर दिया गया था। फिर, जब उसने बहुत नम्रतापवेक 
आचाये की त्रितनती की आर उन्होंने कुमारपाल से कहा खुना 
तो वह पुन अपने स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। 


कुमारपाल ] [ १६३ 


इसके वाद अणहिलपुर लौट कर आचाये ने राजा को भी जिनदेव 
के मुख से निकली हुई वाणी का ज्ञान कराया और उसको अहन्त के 
अनुयायिया में सर्वश्रेष्ठ ठहराया । आचाये की आज्ञा के अनुसार उसने 
गुजरात के अट्टारह परगनों में, जहां उसकी दुद्दाई फिरती थी, चौदरह 
पंप के लिए, जीवहिंसा बन्द करवा दी । हृथाश्रय मे लिखा है. कि(१) 


१ द्याश्नय के बीसचे सगे में लिखा है कि एक ठिन कुमारपाल 
मार्ग में एक मनुष्य को पाँच छु बकरों की खीचकर ले जाते हुए देखा। उसने 
पृछ्ा, “इन मरे हुए से बकरों को कहाँ ले जाते हो )? उसने उत्तर विया 
“कसाई के घर ले जाकर इनके कुछ पेसे खडे करू गा और कुछ दिन के लिए 
अपना दाखिय टठालू गा ।' इस पर कुमारपाल ने मासाहार की बहुत निनन्‍्दा की 
और अपने मन में कहा कि, मेरे ही दुर्विविक से आज ये लोग हिंसा में प्रन्नत्त हो 
५ है है। उसने उस मनुष्य को तो जाने दिया और ठुरूत ही अधिकारियों की कह 
कर यह आज्ञा जारी कराई कि, जो म्ूटी प्रतिज्ञा करे उसे शिक्षा देने के लिए 
दण्ड दो, जो परटार्गमन करे उसे ओर भी अधिक टण्ड दिया जावे और जो 
जीवद्िसा करे उसे तो ओर मी अधिक दण्ड मिले, ऐसी हमारी आज्ञा है 
इसकी हमारे राज्य भर में जो त्रिकूगाचल ( लका ) तक है, प्रसिद्ध करो | 
जीवहिसा बन्द करने से जिन लोगों को नुकसान हो उन तीन तीन वर्ष तक खाने 
भर का अन्न दे दिया जावे, इसका फ्ल यह हुआ कि शरात्र पीने की चाल 
बन्द हो गई ओर यज्ञो में बकरो की एवज जो की आहुति टी जाने लगी । 


एक बार रात्रि के समय जब कुमारपाल सो रहा था तो उसने किसी के रोने 
तरफ गे ०५ 
की आवाज सुनी । यह आवाज कहा से आती थी, इसका तलाश करने के लिए. 
वह स्वय अकेला ही निकल पडा | कुछ दूर जाकर उसने एक सुन्दरी स्त्री को 
रोते हुए देखा । उसे आश्वासन देकर राजा ने रोने का कारण पूछा ।म्त्री ने 
कहा, “मेरा पति ओर पुत्र दोनों मर गए हैं, अब में इसलिए रोती ह कि पुत्र न 
होने के कारण मेरी सम्पत्ति स्वत्वदीन समझी जायगी और राजा उस पर अधिकार 
कर लेगा । अब मेरा गुजर होने के लिए कोई उपाय नही है ।” राजा ने उसे 


१६४ ] [ रासमाला 


ब्राह्मण लोग अपने यज्ञों में जो जीचों का बलिदान करते थे वह बन्द 
कर दिया गया और पशुओं के स्थान में अन्न की आहुतिया दी जाने 
लगीं । पल्‍ली देश मे भी राजा की आज्ञा मानी गई और बहा के 
योगियों को, जो मृगचर्म से शरीर ढकते थे,बडी कठिनाई पड़ी । पांचालई' 
देश के लोगों को भी, जो बडे भारी जीवह्िसक थे, कुमारपाल के अधि- 





आश्वासन दिया, राज्य द्वारा उसकी सम्पत्ति न लिए. जाने का वचन दिया 
और धर्मकार्य में अपने धन व जीवन को ब्रिताने की सलाह दी | इसके पश्चात्‌ 
उसने अपने राज्य में मृतक की सम्पत्ति को न लेने की घोषणा करवा दी जिससे 
प्रजा बहुत प्रसन्न हुई | 


कुमारपाल के क्रमानुयायी अजयपाल देव (१२२६ ई० १२३२ ६०) केर्ट! 
मन्त्री यशपाल रचित 'मोहपराजय' नाठक में भी एक ऐसी ही घटना का वर्णन 
है । कुवेरनामा नि सन्‍्तान कोस्याधिप श्रेष्ठी की मृत्यु पर उसकी माता ढुश्ख 
विहृवल हो जाती है । राजा का ध्यान उसकी 'म्रृतघनापहरुण नीति” के प्रति 
आकर्धित किया गया । वह बहुत उद्विग्न हुआ | उसने कुबेर की माता को 
आश्वस्त किया और पश्चकुल (पग्च महाजनो) के सामने राज्य में निस्मन्तान 
मतक की सम्पत्ति ग्रहण न करने की घोषणा करवा दी । 


नि' शक्के: शकित न यन्त्रपतिमिस्त्यक्न क्वचित्‌ प्राक्तनें* 

पत्या क्षार इव क्षते पतिम्रती यस्यापहार किल ।! ५ 

आपाथोधि कुमारपालदूपतिदेवोी रुदत्या धन 

विश्राण, सदय' प्रजासु हृदय मु झत्यय तत्‌ स्वयम्‌ | 
(मोहपसजय अझ्टू ३, गायकवाड ओरियन्डल सीरीज में प्रकाशित) 


2 
(25 छ 


राजा की इस बोपणा से प्रज्ञा में बहुत वडा सामाजिक एवं राजनीतिक 
युग-प्रवर्तक सुधार हुआ | 


कुमारपाल ] ! [ १६४ 


कार में होने के कारण, जीवहिंसा बन्द्‌ करनी पड़ी । मांस का व्यापार 
करने वालों का धन्धा वन्द हो गया और उनकी हानि के बदले में उनको 
तीन वर्ष की उपज दी गई । एक मात्र काश के आसपास के 
गैगों ने जीवों का वलिदान करना जारी रक्‍्खा । 


एक दिल किसी ने आकर राजा को समाचार दिया कि केदार के 
[सराज ने यात्रियों को लूट लिया और इतना ही नहीं, उसने केद्रारेश्वर 
; देवालय का जीर्णोद्धार भी नहीं कराया जिससे वह पणे खण्डहर 
आ जा रहा है 7 राजा ने खसराज को दोपी ठहराया और अपने सन्‍्त्री 


श्री हेमचन्द्राचार्य ने इस अवसर पर राजा की प्रशस्ति में लिखा है.-- 


न यम्मुक्त पूर्व रुनहुषघनाभागभरत-- 

प्रमत्युवीनाथै, कृतयुगकृतोत्पत्तिमिरपि । 

विमुख्चनन्‌ कारुण्यात्तटपि रुठती वित्तमघुना । 

कुमारद्मापाल | त्वमसि महता मस्तकमरि ॥६६६॥ 
( प्रभावक-चरित-हेमचन्द्रसर्विरित ) 


“रोती हुई (विधवा) के विच्त को कुंतयुग में उत्पन्न होने वाले रखु 
हुए, नामाग और भरत आइि राजा भी न छोड सके, उसीको हे राजा कुमारपाल 
रुणावश होकर आपने छोड़ दिया | निश्चय ही आप महापुरुषों के 
कुट्मरणि है। 


एक बार एक दूत ने आकर खत्रर दी कि खस गज़ा ने केदार प्रानाद को 
वण्डहर कर दिया है | इस पर उसने खनन सजा को ठीक करके अपने मत्री 
गर्भ के द्वारा सोमनाथ के मन्दिर का जीणांद्धार कम्वाया | अणहिलपुर में 
उसने श्री पार्श्वताथ का भव्य चेत्य बनवाया | इसके बाद स्वय महादेव ने स्वप्न 
तें दर्शन देकर कहा “मैं तुक से प्रसन्‍न हू और तेरे नगर में रहना चाहता हू ।” 
इस पर कुमारपाल ने कुमारपालेश्वर महादेव का देवालय बनवाया | 


१६६ ] | [ रासमाला 


को केदारेश्बर के देबालय का जीर्णेद्धार कराने के लिए भेजा । 

एक समय स्वयं महददेव ने स्वप्न मे दर्शन देकर आज्ञा ठी “में 
तेरी सेवा से बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ, अब मेंने अणहिलपुर मे आकर 
निवास करने का निश्चय किया है ।” इस पर राजा ने उसी नगर में 
कुमारपालेश्वर महादेव का देवालय बनवाया । इसके अतिरिक्त उसने कर 
वहीं पारसनाथ का भी एक मन्दिर बनवाया जिसका नाम कुमारविहार 
रखा और उसमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । देवपट्टण में उसने जेन धर्म 
का एक ऐसा सुन्दर मन्दिर वनवाया कि उसके दर्शन करने के लिए 


भुण्ड के मुण्ड यात्री उमड पडे | 
अब, कुमारपाल ने जैन घमे की बारहों प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की | (१) 
ध्ट्‌! 


(१) बारह बत इस प्रकार हैं-- 

(१) हिंसात्याग---जीवदया के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए 
कमारपाल ने कर्णाटक, गुजरात, कोकण, राष्ट्र, कीर, जालन्धर, सपादलक्ष, 
मेवाड, द्वीप ओर आभीर आदि अठारह देशों में डोडी पिटवाकर तथा काशी 
ओर गजनी आदि चोदह देशों में धन, विक्रम ओर मेत्री के बल पर जीव- 
रक्ता कराई | 

(२) असत्य त्याग--भ 5 बोलने से सत्र पापो की अपेक्षा अधिक पाप 
लगता है । 

(३) अदत्त ग्रहण त्याग--जों दूसरे का धन हरुण करता है उसेई:/ 
जन्म-जन्मान्तर में दासत्व प्राप्त होता है और दूसरे के घर पर गुलामी करनी 
पडती है | पराया धन हडपने वाले का दान, शील, और तप तथा पूर्वकृत 
महापुण्य निप्फल हो जाता है । इसी सिद्धान्त को मानते हुए कुमारपाल ने अपने 
राज्य में निप्पुत्नो का घन लेने की चाल बन्ठ करी और इस प्रकार लगभग 
बहत्तर लाख की वार्षिक आय का त्याग कर दिया | उसने धाराशाम्त्र (कानून) 


कुमारपाल्त ] [ १६७ 


तीसरी ग्रतिक्ञा लेते समय आचाये ने उसे शिक्षा दी कि जो लोग 
अपुत्र मर जाते हैं उनका धन लेकर राजकोष में जमा कर लेना महापाप 


हा पुस्तक में से इस घारा की निकलवा कर अठारह देशों में डिंडोर पिठ्वा 
दिया कि, “पति के मर जाने पर विधवा स्त्री के घाव पर नमक के समान लगने 
वाले जिस धन-हरुण के नियम को पहले के निर्दय राजा लोग नहीं तोड सके 
उसका, प्रजा के प्रति द्याद्र' भाव घारण करने वाला समुद्र-मर्यादित पृथ्वी का 
राजा, कुमारपाल त्याग करता है !! 


(४) परस्त्रीत्याग और म्वदारसन्तोष-धर्मार्थी पुरुष पर/म्त्री का त्याग करे, 
परस्त्रीगममन का फल अपकीर्ति, कुलक्षय और दुर्गति होता है। इस अन्रह्मण्य 
> फल का विचार करके सुज्ञ पुरुष पर-स्त्री पर दृष्टि न डाले । 


बारह व्रत लेते समय राजा ने सब से पहले यह त्रत लिया कि 'परल्त्री 
को माता तथा बहन के समान समझ गा? | धर्म-प्राप्ति के पहिले उसके अनेक 
गनियाँ थी, परन्तु वे सब्र थोडी २ आयुष्य पाकर ही मर गई , इसलिए. जिस 
समय उसने ये व्रत लिए थे उस समय केवल पटरानी भुूपालदेवी ही जीवित 
थी । गजाने उसी से सनन्‍्तोष प्ानकर फिर दूसरा विवाह नहीं किया। 


(५) अपरिमित परिम्रहत्याग और इन्छा परिमाण-धघन के पीछे टौडने 
वाला क्रिया-हिंसक जीव क्‍या पाप से बच सकेगा ? धन के सपाटन, रक्षुण ओर 
क्षय से उत्पन्न हुए दु खानल में कौन नही जला ? सब्रसे प्रथम इन बातों पर 

*शविचार करके पागलपन से उत्पन्न हुई स्पृह्य का त्याग करो, जिससे ज्ञीवन में पाप 
ओर सताप को स्थान ही न मिले । 


तृष्णा से तप्त मनवाले पुरुषो का पद्‌ पद पर अपमान होता हैं। मम्मण 
को परिग्रह से क्लेश ओर कलेश से नरक्गति प्राप्त हुई | इस बात का विचार 
करके वर्म की शोध करनेवाले व मुखार्थी पुरुषों को स्वल्प परिय्रह रखना 
चाहिए। 


१६८ ] [ रासमाल्ा 


है । इस आशय के अनुसार उसने प्रतिज्ञा की कि अपनी सत्य की 





कुमारपाल ने सोच समभकर अपने प्रर्वजों और अन्य महापुरुषों के 
मतानुसार नीचे लिखे प्रमाण से परिग्रह का परिमष्ण निश्चित किया-- 


छु. कोटि सौनैया एक हजार हाथी 
आए कोटि रुपैया अस्सी हजार ग्राम 
एक हजार तोला महामूल्यवन्त रन पाच सौ घर 
अनेक कोटि दूसरे द्रन्‍्य पाँच सो बखारें 
दो हजार घडे घी, तेल इत्याटि पाँच सो सभा 

दो हजार खाँडी घान्य पाँच सो गाडिया 
पाच लाख धोडे एक हजार ऊँट 


इस प्रकार सामान्य परिग्रह रखा और सेना में ग्यारह सौ हाथी, पचाए/ 
हजार रथ, ग्यारह लाख घोडे और अठारह लाख पैदल रखे | 


(६) दिगगमनत्याग-- दशो दिशाओ में गमन करने की मर्यादा बाँघे, 
इसको दिग्विरति नामक पहला गुणव्रत कहते हैं । क्या लोहखण्ड के गोले की 
तरह सब दिशाओं में अनियमित रूप से लुढकने वाला प्रमादी जीव पाप 
सचय नहीं करेगा ? लोभ से पराभव॒ पाया हुआ पुरुष तीनों भ्रुव्नों में गमन 
करने का मनोरथ करे | विवेकी पुरुष सर्ववा और विशेषत चातुर्मास में जीव- 
दया के निमित्त सर्व दिशाओ में जाने की निद्न ति करे | 


कुमारपाल ने चोमासे ( वर्षा ऋठ ) के चार महीनों में पाटण के कोट 
से बाहर न जाने ओर साधारणतया नगर में भी देवदर्शन और गुरुवन्दना किए: 
बिना कीई काम न करने का नियम लिया | कठिन प्रसग आने पर भी उसने इस 
नियम का त्याग नही क्रिया | उसके ऐसा नियम ले लेने की वात चारों ओर फैल 
गई, यहां तक कि गजनी के गुप्तचरो ने जाकर वहा के दुर्धर शकानिक राजा से भी 
सत्र हाल कह सुनाया | गुजगत की समृद्धि पर ललचाकर उसने इधर प्रम्थान 
कर दिया | गजनी से आनेवाले गुप्तचरों ने कुमारपाल से भी ये समाचार कह 


कुमारपाल ] [ ९६६ 
मेहनत से जो कुछ प्राप्त होगा उसके अतिरिक्त कोई वस्तु अहण नहीं 


सुनाएं । राजा चिन्तित होकर अमात्य के साथ गुर के पास गया ओर कहने 
#ुलगा, “हे प्रभो, चलवान्‌ वुर्काधिपति ने गजनी से गुजरात की ओर प्रस्थान कर 
विया है, मेंने वर्षा ऋतु में नगर से बाहर पेर न रखने का नियम ले खस्खा है 
अब, कहिए क्‍या किया जावे ?” हेमाचार्य ने कहा, 'चिन्ता न करो, तुम जिस 
धर्म की आराधना करते हो वही तुम्हारी सहायता कग्गा ।” थोडी ही देर में राजा 
देखता है कि पलंग सहित गजनी का राजा उसके सामने आ गया ओर यो कहने 
लगा, 'हे राजेन्द्र | में यह नही जानता था कि आपको देवताओं की इतनी 
सहायता प्राप्त है, अच् में सदा के लिए. आपसे सन्वि करता हू ।? कुमारपाल ने 
उसको अपने महल में ले जाकर पूर्ण सत्कार किया और जीवढया की शिक्षा दी | 
है पक जाट अपने विश्वासपात्र सेवकों के साथ गजनीपति को उसके डेगे में 
६ “भेज दिया। 


(७) भोगोपमोग का परिमाण-श्रन्न, कुसुम आदि का एक ही वार 
सेवन किया जा सकता है, उनके सेबन को भोग कहते है, ओर आभूषण, स्त्री 
आ्रादि जिनका अनेक बार सेवन किया जावे वह उपभोग कहाता है 
भोग और उपभोग की मात्रा निश्चित होनी चाहिए,, इसको भोगोपभोगमान नाम 
का दूसरा शुरज्रत कहते हैँ | दयालु पुरुष २२ अभक्ष्य और ३२ अनन्तकाय को 
त्याज्य समझकर उनसे दूर रहे | 


कुमारपाल ने मास, मय, माखन आदि २२ अमक्ष्य और ३२ अन- 
४ग्रकाय ( कन्‍्टमूल ) के लिए. रोग आदि महाकष्ट के समय को छोड कर वाकी 
कभी न सेचन करने का नियम्त लिया । 


(८) अनर्थदण्ड का त्याग--आर्त और रीट्र इन दोनों दुष्ट ध्यानों का 
सेवन करना, हिंसा के उपकस्णो की इकट्ठा करना पापयुक्त आचार का उपदेश 
करना और प्रमादी होना, ये निर्स्थक पाप के कारण होने से अनर्थदरड कहलाते 
हैं। इसका निवारण करता ही अनर्थद्‌णड-विस्मरूण नाम का तीसरा शुस्मत्नत 
कहलाता है | इसलिए विवेद्वी पुछष अनर्थदर्ड का त्याग करे | 


१७० ] ( रासमाला 


करू गा | इस प्रकार की आय श्रहण करना बन्द कर देने पर उसकी 


कुमारपाल ने सर्वत्र सात व्यसनों का निषेध कराया और स्वय ने भी 
प्रमाद, क्रीडा, हास्य, उपचार, शरीर का अतिशय सत्कार और विकथा (अर्थात्‌, 
जिसका धर्म से सम्बन्ध न हो ऐसे देश, स्त्री और मोजन सम्बन्धी वार्ता) आदि 
का त्याग करके वह निरन्तर जांण्त धर्मध्यान रूपी अम्ृतसागर में निमग्न रहा। 


(६) सामायिक बत--मन, वचन और शरीर से पापयुक्त व्यापार का 
त्याग और पापरद्धित व्यापार का सेवन करने वाला पुरुष मुहूर्त मात्र के लिए 
समता में रहे यह सामायिक नाम का पहला शिक्षात्रत है। 


कुमारपाल ने प्रतिदिन दो सामायिक करने का त्रत लिया था। पिछली 
रात्रि के सामायिक में वह पहले योगशास्त्र के बारह प्रकाश और वीतराग-स्तवन 
का पाठ करता था और फिर दूसरा काम करता था । दूसरे सामायिक में वहए/ 
पोषघशाला में रहता था और उस समय गुरुजी के अतिरिक्त ओर किसी से बात 
चीत नहीं करता था। 


(१०) देशावकाशिक ब्रत--डिखत में किए हुए. परिमाण से दिन तथा 
रात्रि में कमी करे, इसे पुएय का कारणभृत देशावकाशिक नामका दूंसरा शिक्षात्रत 
कहते हैँ । जिस प्रकार ञ्रीपधि शरीर में व्याप्त हुए. विष को अ गुली आदि में 
लाकर छोड़ देती है उसी प्रकार विवेकी पुरुष दिग्त्रत के परिमाण को तथा दूसरे 
ब्रतो के परिमाण की भी नित्य रात दिन कम करे । जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, बाद, 
वनस्पति और जीवो की हिंसा आदि को सर्वधा अथवा अशत कमर करे, राग 
द्वध से दूषित असत्य न बोले ओर विशेषकर गहकार्य के सम्बन्ध में तो बिल्कुल: 
ही न व्रेले, धर्म के सम्बन्ध में प्रमाण से वात करे, भोजन अ्रथवा घन में से 
किसी की दिए त्रिना ग्रहण न करे | इस प्रकार सभी ब्रतों में समझना चाहिए | 


(११) पोरधोपवास ब्रत--अ्रष्टमटी, चतुर्दशी आदि पर्वतिथियों में सत्र 
प्रकार के आहार, अद्जतत्कार, अत्रह्म और असाबंध व्यापार का त्याग करे | 


यह भवरूपी रोग के लिए ओषघ के समान पोषध नाम का तीसरा शिक्षा- 
अंक व: "हे 


कुमारपाल ] [ १७१ 


प्रजा मुक्तकण्ठ से कहने लगी यह राजा सत्ययुग के रघु, नहुप और भरत 
से भी वढकर हुआ है (१) 
कुमाग्पाल पर्ब॑तिथियों में सदा पोषध लेता था ओर उस दिन उपवास 
स्करके रात्रि को विलकुल नही सोता था। वह गुरु की वन्दना में तत्पर रहता, खुले 
मुँह बात नही करता, प्रमार्जन किए. विना न चलता, अधिक ममयतक कायोत्सर्ग 
में लगा ग्हता और दर्भासन पर बैठ कर प्राणायाम करता। 





(१२) अतिथि-सविभाग--जो महात्मा तिथियों ओर पर्वोत्सवो का त्याग 
करते हैं उनकी छोडकर बाकी के अ्रभ्यागत कहलाते है| अतिथियों को न्यायो- 
पाजित अन्न, वस्त्र, पान, आश्रम आदि का देश काल पात्र के विचारपूर्यक श्रद्धा 
खीर सतकार से दान करना अतिथि सविभाग नाम का चोथा शिक्षात्रत 
कहलाता है । 


कुमारपाल ने अपने राज्य में श्रावकों से कर लेना बन्द कर दिया । इस 
कर से लगभग ७२ लाख रुपये की वार्षिक आमदनी होती थी। प्रत्येफ गरीब 
सधार्मिक आश्रयार्थी को एक हजार दीनार देने के लिए आ्रामड सेठ की आज्ञा 
दी । देमाचार्य से राज्य मे नगे भूखे श्रावको की खबर रुबने के लिए. विनती 
की | यह सत्र आज्ञा जारी करने के एक वर्ष ब्रा इस कार्य में जो खर्चा हुआ 
उसका हिसाब मगवाया जो एक करोड के लगमग आया। आमड सेठ ने इसको लेने 
से नाही की परन्तु अपने व्रत की रक्षा के निमित्त राजा ने आग्रहप्र्वक्ष यह घन 
चुकाया ओर क्तिने ही वर्षों तक अपने त्रत का इसी प्रकार पालन करता रहा । 


स्प (कुमारपालप्रवन्ध पू० २०१) 


(१) वर्नियर ने ओरडजेत्र के पिता द्वार उसके नाम लिखा हुआ णक 
पत्र उद्घुत किया है जिसमें लिखा हे--हमारी नौकरी मे जो मनुष्य हैं उनमें 
से जब कोई मर जाता है तो उसके वारिस हम हैं, ऐसा प्रसिद्ध करके पुरानी रीति 
को चालू रफने की तुम्हारी इच्छा जान पडती है। अपने यहाँ ऐसी चाल है कि 
जब कोई उमराव या कोई धनवान्‌ पुरुष मर जाता है ( अथवा कभी कमी तो 


१७६ ] [ रासमाला 


कारण, इस बार वही सेनानायक चुना गया। उसने तुरन्त ही बावरा 
नगर के किले की जीत कर नष्ट कर दिया ओर वद्दा पर कुमारपाल की 


अमयरिंह उमेदरिंह हैं | पहाडा नामक टू गरी की आधी ऊचाई पर बसे हुए. 
पहाडा ग्राम इनके अधिकार में है और यह बारह गाव के ठाकुर कहलाते हैं । 
इन्ही बारह गावों में से बबेरा मी एक है | बबेरा लगभग २००-:२५० घरों की 
बस्ती का गाव है, जिनमें लगभग १५४० पर कैडवा कुणत्रियों के हैं | इस गाव 
से करीच १॥ मील की दूरी पर शियालियू गाव है वहा भी २५ घर कुणत्रियों 
के हैं। इस प्रकार आसपास में कुल मिला कर इधर की तरफ ४०० घर कैडवा 
कुणवियों के हैं | इससे विदित होता है कि कुमारपाल के समय में यहा पर इन 
लोगों की और भी अधिक बस्ती रही होगी | बबेरा गाव के आसपास बहुत से 
घरों के खण्डहर पडे हुए हैं, दो पुरानी व्रावडिया मी हैं जिनमें से अब तक लोग 
पानी का उपयोग करते हैं | चार शिव मन्दिर हैं जिनका अधिकाश भाग तो टूल! 
फूट गया है परन्‍्ठु निज-मन्दिर अभी बचे हुए हैं, इसलिए उनमें शिवलिंग 
मौजूद हैं, एक बीस भुजाओ वाली माता की मूर्ति है, इनके अतिरिक्‍त दो मूर्तिया 
वीर की ओर एक हनुमानजी की भी है | 


प्रातः काल होते होते चाहड ने नगर जीत लिया | वहा से उसकी सात 

करोड सोनेया और ग्यारह हजार घोडे मिले । यह सत्र बत्तान्त लिखकर उसने 

पान की भेज दिया और घरदट्ट के किले को व नगर को जीत कर सर्वत्र कुमार- 

पाल का करण्डा फहराकर नये अधिकारियो की नियुक्ति करके ७०० कुशल 

शालवी (साडी बनाने वाले कारीगरों की) साथ लेकर वापस पाटण आया । 
कमारपाल उसके पराक्रम से बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसको 'राज घरदू' की पदवी०, 
प्रदान की तथा उसके छोटे भाई सोलाक को सामन्त (मन्त्री) सत्रागार का पद दिया। 

[ उक्त लेखमें बाहृड और चाहड नामी की गड़बडी है | हमारे पास जो 

प्रति हैं उसमें इस प्रकार पाठ हैं -- 

सपादलक्ष प्रति सेन्ये सज्जीकृते श्री वाग्मव्स्यानुजन्मा चाहडनामा मत्री 

दानशौग्डतया भ्श दूपितोडपि भशमनुशिष्य भूपतिना सेनापतिश्चक्रो । 

[प्र० चि० फार्चस गुजराती समा अन्थावली आऋ० १ ४] 


कुमारपाल ] [ १७७ 
दुद्दाई फिरवा दी | लीट कर आ।े पर राजा ने उसे बहुत धन्यवाद दिया 
परन्तु साथ ही इस चढ़ाई मे बहुत अधिक खर्च कर देने के लिए 
उपालम्भ भी दिया | (२) दिल्ली मे फीरोजशाह की लाट पर ११४६ 


५६० का खुदा हुआ एक लेख मिलता हे जिसमे शाकम्भरी के शासक का 


पं 


का नाम तिग्रहराज लिखा है । इसी मीनारे पर एक दूसरा नाम चीसल- 
देव भी लिखा है | अनुवादकों को इस विपय में सन्देह है कि ये 
दोनों नाम (विग्रहराज आर बीसलदेव ) एक ही राजा के हैं अथवा दो 
भिन्न भिन्‍न राजाओं के हूँ | इस विपय में दूसरे प्रमाण मिले बिना 
इसी लेख के आधार पर कुछ भी निर्णय करना असभव है | वीसलदेव 
चौहान के क्रमानुयायियों के नाम चन्द वारहट ने लिखे है परन्तु उनमें 
से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो इस लेख में लिखे हुए नामों से 


* समानता रखता हो | हम पहले लिख चुके हैं कि बीसलदेव के पोत्र, आज्न 


४ 
न 


राजा ले कुमारपाल का सामना किया था इस लिए इस स्थान पर जिस 
राजा का साम लिखा है वह या तो उसके (बीसलदेव के) पुत्र जयसिंह 


शुज़रती अनुवाद की ट्प्पिणी में चाहरछाम्बडानुअन्भा श्री बआाहइनामा 
मन्नी' पद लिखा है जो समझ में नहीं आता क्यो कि चाहड और अम्बंड का 
अनुजन्मा चाहड़ था न कि बाहड। (देलिए करुमारपाल प्रतन्ध भा 7 ६६) 
अत, जो पाठ हमारी प्रति में है वही ठीक प्रतीत होता है । 


कमारपाल रासो से विदित होता है कि त्रवेरगी नगर के पास केवल पोलु 
(चस्त्र विशेष) लेने के लिए दृत भेजा गया था परन्तु उनने इनकार फर दिया 
इसलिए कुमारपाल ने बाहड को सेना लेर्र भेजा । बाहड ने उसे परास्त सिया 
झोर ७००० मात हजार सालवी लाकर पाट्ण में बसाए | 


(२) इसके लिए उसे 'राजघदत्ता! उपाधि दी गई। 


श्य ] [ रासमाला 


का नाम हो अथवा उसऊे पौत्र आतो वा आनन्ददेव का नाम हो। दोनों 
नाम तथा 'विश्नहदराज” सब एक ही (१) अर्थ को सूचित करते हैं. इस- 
लिए एक दूसरे के उपनाम मात्र हो सकते हैं । 


प्रबन्बचिन्नामरिण में एक बात लिखी है जिसते फीरोजशाह हे 
की लाट पर लिखे हुए सरायात्मक लेख पर उपस्थित हुए तरित्राइ्ग्रस्त 
बिषय पर एक आश्वयेजनक प्रकारा पडता है। अ्न्थकार लिखता है 
कि एक समय सपाइलत्ञष देश के राजा का प्रतिनिधि 
कुमारपाल के दरबार में आया। राजा ने साम्भर के राजा का कुशल 
समाचार पूछा। उत्तर में दूत ने कहा, “उसका नास विश्वल 
(बिश्व को धारण करने वाला) है, उसकी कुशल क्यों न होगी ?” उस 
समय कुमारपाल का प्रीतिपात्र और विद्वान्‌ मन्त्री कप्दी पास ही बेंठाए 
था, उसने कहा, “शल्‌ अथवा श्वलू घातु का अर्थ 'जल्दी जानेवाला” 
है, इसलिए विश्वल का अथे यह हुआ कि वह वि (पक्षी) के समान 
जल्दी ही उडने वाला (अथात्‌ नष्ट द्वो जाने वाला) है ।” जब उस दूत 
ने लौटकर अपने स्थामी को उसके नाम की उडाई हुई द्ल्‍लगी का हाल 
कहा तो उसने परिडते। को बुलाकर विग्नहराज” की उपाधि अहण की | 
दूसरे वर्ष वह्दी दूत विश्नहराज का प्रतिनिधि होकर फिर कुमारपाल के 
दरवार में उपस्थित हुआ | इस वार कपईही ने 'विश्नहराज' का अर्थ' बिना 
नाक का शिव ओर ब्रह्मा (वि-त्रिना, श्र-नाक, हर"शिव, अज->न्नह्मा)! 
बतलाया । अबकी वार राजा ने कपदी की हँसी से तग आकर अपना 
नास 'कवि-वान्धव' (कवि का भाई) रख लिया। 


(९) 89006 'सि९8607068 00: शा एछ 9 330 
जयसिंह- विजय करने वाला सिंह, आनन्द>"खुशी, विग्रह-लड़ाई 


कुमारपाल |] [ १७६ 


इसके वाद एक चार शब्रुब्जय की यात्रा करते हुए अपने संघ 
सहित कुमारणल ने अणहिलवाडा नगर के बाहर एक मन्दिर के पास 
ही पड़ाव डाला । अचानक ही उसे समाचार मिला कि दाहुल (१) का 
कणराज उस पर चढ़ाई करके आ रहा है । इस अचानक हुई चढ़ाई का 
हाल सुनकर राजा बवराया ओर वाग्मट्न तथा हेमाचार्य से मन्‍्त्रणा 
करने लगा | हेमाचायरे ने कहा शीघ्र ही शुभ समाचार मिलेगा! । 
इसके बाद तुरन्त द्वी समाचार मिला कि रात्रि के समय कणेराज(२)हाथी 
पर बैठकर रवाना हुआ | सार्ग मे उस उघाई आ गई । इतने ही में 
बहू हृ/थी एक पत्रित्र चड के पेड के नीचे होकर सरपट दोडता हुआ 
निकला । राज! को उ घाई मे कुछ ध्यान नहीं रहा ओर बह एक डाल 
से टकराकर नीचे गिर पड़ा ओर मर गया | इस हमले के डर से मुक्त 
दोकर कुमारपाल ने (३) अपनी यात्रा मे आगे प्रस्थान क्रिया । जब बह 
घुधूका ग्राम में पहुंचा तो उससे वहा हेमाचाये के जन्म-स्थान 


(१) चेदि, जचन॒लपुर के आसपास का प्रदेश | यहा का कलचरी श्रथवा 
हेहय । 


(२) कलचुरी वश का गयादर्ण हो सकता है । इसका एक लेख चेदी 
सवत्‌ ६०२ (४० सन्‌ ११५२) का है और टनके पुत्र नरसिहदेव वा लेख चेदी 
संबत्‌ ६०७ अथवा ई० स० ११५७ का है। गयाकर्ण का मृत्युकाल ११४४ से 

“० ११४७ ई$० तक वा है । 


(३) कुमारपालप्रवन्ध में लिखा है कि मार्ग मे गत पटी और वह 
निद्रावश दो गया | इतने ही में किसी इक्त की शाखाए उनके गले में लिपट गई, 
हाथी उसके नीचे से निकल गया ओर उसका शरीर आधा लटस्ता रू गया। 
शासराएं फासी की तरह उसके गले में लिपट गई थी टसीलिए सास रुऊ जाने के 
फारण उसकी मृत्यु हो गई । 


श्घ० ] [ रासमाला 


पर 'कफोलिका विहार (३) नामक चैत्य बनवाया | वहां से वह शत्रुज्ञय 
को चला ओर इस पवित्र पत्रेत पर पहुचने के लिए श्रीवाग्भट्ट की 
मन्त्राणानुसार एक सडक वनत्राने मे बहुत सा धन व्यय किया | 


उन दिनों अणहिलवाड़ा के दरवार में, पराक्रमी सोलकीवश का' 
अ कुर, आनाक अथवा आर्णराज भी रहता था, जो कुमारपाल की मौसी 
का पुत्र था। इसन राजा को अण्नी सेवाओं से प्रसन्‍न क्रके सामग्तपद्‌ 
एव व्याप्रपतल्ली अथवा बाघेल (बघेरे का नगर) नामक गाघव प्राप्त किया 
था । इसी स्थान पर उसके वशज बहुत वर्षो तक रहते रहे थे। एक 
दिन राजा अपने महत्त के सवसे ऊपर वाले कमरे मे पल्नग पर लेटा 
हुआ था ओ।र सामन्‍्त अनाक दरवाजे पर पहरा दे रद्दा था । राजाने 
किसी को भीतर आते हुए देखकर पूछा, “कोन है ?” आनाक ने 
आने वाले मनुष्य को रोक कर देखा तो बहू उसीका सेबक निकला। 
वह उसको समाचार पूछने के लिए बाहर लाया। सेब्रक ने बचाई माग 
कर कहा, “आपके कु बर का जन्म हुआ है ।” नोकर को विदा करके 
ऋआमाक फिर अपने स्थान पर खडा हो गया । पुत्र-जन्म के शुभ समा- 
चार को सुनकर उसका मुख-कमल प्रकुल्लित हो गया और सूये के 


प्र बन्च चिन्तामणि के तीर्थ यात्रा प्रचन्ध में लिखा हैं कि कर्ण भकोले 
पु है. हू 
खाता हुआरा हाथी पर बैठा जा रहा था इतने ही में उसकी सवर्णश्श खला (हमेल) 
ब॒ड की डाल में उलम गई, हाथी निकल गया और उसकी मृत्यु हो गई | 


(३) यह सत्तर हाय ऊचा था, यहा पर उसने म्नात्र महोत्सव तथा 
ध्वजञागेपण किया | यहा से वलमीपुर की सीमा पर पहुंच कर उसने स्थाप और 
इध्याठ माम की टेकरियों पर दो मन्दिर बनवाए और उनमें क्रमस ऋषभदेव 
ओर महावीर स्वामी दी मूर्तिया स्थापित की | 


कुमारपाल ] [ १८१ 


समान चमकने लगा / राजा ने पूछा, "क्या बात है ?' आनाक ने 
उत्तर दिया, “महाराज ' मेरे यहा कु वर का जन्म हुआ हे / यह सुन 
कर राजा ने विचार करके कहा, “इसके जन्म की वधाई लेकर आने 
नअले नौकर को किप्तो द्वारगाल ने नहीं टोका इसलिए मुझे विश्वास 
क्षि तुम्दारा यह पुत्र मदागु णवाव होगा ओर गुजरात का राज्य पावेगा, 
परन्तु, बह सेवक वधाई देने के लिए इस स्थान से उतर कर नीचे गया 
इसलिए बह कु बर इस नगर मे और इस धचल-गृह मे राज्य नहीं 
करेगा वरन्‌ किसी दूसरे नगर में उसका राज्य होगा ।” इस भ्रकार इस 
भाग्यशाली कुबर का नाम लवणप्रसाद रखा गया और उसके वशज 
इतिहास में वाघेला चश के राजपृत कहलाए | 


५:). अब कुमारपाल को राज्य करते तीस व परे हो गये थे ओर 
मलराज के वश को कच्छ के राजा लाखा फूलाणी की माता(१) का दिया 


(१) मेरतग ने उसका नाम कामज्ञता जिया है। कुमारपालपन्रन्ध में 
कामलदेवी नाम मिलता है और इसीकी कच्छु में सोनल नाम की अप्सरा बहते 
है । जब लासा फूलाणी १२४ वर्ष की अवस्था में आय्कोय के पास मूलरशाव के 
हाथ से मारा गया था तत्र लाखा की अप्सरा माँ ने आकर उसकी शाप दिया 
था। कमारपाल के मन में यह वात चसी हुई थी । वह इस समय तक बहुत 
अनुभवी हो गया था | देमाचाय की वह उपकारकब॒ुद्धि से देखता था ओर उनके 

88 पर भ्रद्धा भी रखता था, फिर भी उसने अपनेवशपरपरागत शैवधर्म 
ही नहीं छोड़ा था। प्रमासपद्टण में सोमनाथ के देवालय का बीर्णोड्ार उमीने 
कराया था। हेमचन्द्र ने दब्याअय के अन्तिम सर्ग के #०* वें श्लोक' में 
लिखा दे कि महाद्ेवजी ने कुमारपाल को स्वप्न में दर्शन देकर कटा भी 
तुम्दारे नगर में आकर रहना चाहता हु ।” इसीलिए उनने उज्मांग्पलेश्ब॑र 
महादेव का देवालय बनवाया । इसी सर्म के ६०, ६१ और ६२ आदि श्लोरफो 
से पता चलता है कि बत्र रस राजा ने केदाग्श्वर के प्रासाद को भग्न' कर 


१८२ ] [ रासमाला 


हुआ शाप भी अपना प्रभाव दिखाने लगा था। इसी के फलस्वरूप 
राजा को कोढ का दुष्ट रोग लग गया । द्वेमचन्द्र की भी अवस्था 
अरब चौरासी चर्ष की हो गई थी इसलिए उन्होंने अपना अन्त-समय 
निकट ही जानकर अन्तिस पूजा की अर अन्न जल का त्याग कर ढ्यि 





दिया तब कुमारपाल ने अपने अमात्य वाग्मट को बुलाकर कहा, “जिस प्रकार 
तुम्दारी भक्ति मेरे प्रति है उसी प्रकार मेरी भक्ति अति उत्तम श्री शम्धु के 
प्रति हैं | मेरे इष्टवेव खण्डित मन्दिर में पडे हुए हैं और में यहाँ पर सुन्दर 
महलो में बेंठा हुआ हु, इसके लिए मुझे प्रायश्रित्त करना पडेगा | तुम कारीगर, 
मजदूरों आदि सहित एक अधिकारी को घन देकर वहाँ भेज टो और तुरन्त ही 
देवालय की ठीक करा दो ।” ऐसे श्रद्धालु राजा की देवी पर आस्था होना 
स्वाभाविक है | राजा को धर्म के विषय में तटस्थ रहना चाहिए, | अपने राज्य में 
प्रचलित विभिन्न मर्तों व धर्मों के प्रति सम्मान प्रकट करना उसका कर्तव्य है, 
वह स्वय किसी भी धर्म का माननेवाला हो, परन्तु इससे दूसरे धर्मवालों को हानि 
नहीं पहुँचनी चाहिए: क्योंकि बहुत से मतों में कितनी ही बातें तो समान होती 
हैं। जीव-हिंसा करना प्राय समी आर्य-धर्मावलम्बियों को बुरा मालूम पडता 
है। धर्म के निमित्त वे भले ही हिंसा करते हों परन्तु सामान्यतया यह उन्हें 
अच्छा नही लगता । इस प्रकार जिन-धर्म पर श्रद्धा रखने वाले कुमारपाल को 
यह अप्रिय लगती हो तो कोई विशेष च्रात नहीं हैं। एक बार नवरात्र के दिनों 
में कण्टेश्वरी देवी के पुजारियों आदि ने सप्तमी श्रष्ट्मी के दिन सदा की भाँति 
पशु-चलि चढाने के लिए. कहा । परन्तु राजाने ऐसा करने की इच्छा प्रकट नहीं 
की | कुमारपालप्रजन्ध॒ के चत॒र्विशति प्रबन्ध में इस बात का स्विस्तार विवेचन 
किया गया है | इससे विदित होता है कि ठेवी के तव्लि चढाने के लिए. जिर्तम॑ 
पशु बंधे हुए थे उन सत्र जीवित पशुओं की बेच कर उसकी आय में उसने 
देवी के कपूरनेवेय आदि का ग्रवन्ध कर ठिया | इतना होने पर भी 
उस श्रद्धालु राजा के मन में घुकडपुकड़ वनी रही । वह ध्यान-मग्न 
होकर बैठ गया | त्रिशलधारिणी कस्टेश्वरी देवी ने उसे दर्शन देकर कहा, “हे 
चौलुक्य ! में तेरी कुलदेवी कणटेशवरी हूँ । तेरे पूर्वन परम्परा से पशु-बलि चढाते 


कुमारपाल ] * [ १८३ 


कि जिससे उन्हें ग्म के आ पहुँचने की खबर पहले ही मिल जाय । राजा 
ने इस पर बहुत खेद प्रकट किया। तब आचार्ये ने कद्दा, “तुम्हारी 
आयु के भी छ दी मद्दीने वाकी हैं, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है इस 
खेए तुम भी जो कुछ करने के काम है उन्हें कर डालो /” इस प्रकार 


आए है। तुम्हें कुलक्रामाचार का उल्लघन नही करना चाहिए ।” यह सुन 
कर राजा ने वहा, "हे कुलदेवते ! विश्वव॒त्सले ! मे जीव्दिंसा नहीं करता हूँ, 
आपकी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देवता तो दया से प्रसन्न होते है। 
आप मी मुझे जीव-दया के कार्य में सहायता दीजिये और मैने जो कप्प रादि 
भोग आपके चढाया हैं उसीसे सन्लुष्ठ हो जाइए ।” उसके ऐसे 
वचन सुनकर देवी कुपित हो गई ओर उसके मस्तक में त्रिशुल मार कर 
अन्तर्वान हो गई । दस टिव्य घाव से राजा का शरीर लताग्रस्त हो गया | प्रात - 
“दाल होते ही राजा ने वाम्मठ वो बुलाकर माता के कोप का पूण बृत्तान्त कह 
सुनाया । 

वाग्मट्ट ने आत्मस्ता का विस्ताग्प्र्वक विवेचन करते हुए कहा कि यदि 
आत्मरक्षा करने के लिए देवी को पशु भी अपर्ण करने पड़े तो करना ही 
चाहिए । कुमारपाल ने कहा, "मेने दयामय धर्म का ग्रहण क्या है, इसमें 
कसी प्रकार की न्यूनता न रहे इसीलिए मेंने यह पाप कर्म नहीं किया और यह 
न करने के कारण ही मुझे कोठी होना पदया | मुके यह अच्छा नहीं लगता, मे 
तो सवेग होते होते जलकर प्राण छोड दूगा। तुम चन्दन की चिता तैयार 
कराओ [?! वागमदट ने विनय प्रर्वक कहा, “इस विषय में पहले हेमाचार्य से 
रज्ञाह लेनी चाहिए | सहसा साहस करना उचित नहीं है |” हेम इन्द्र ने थोदा 
सा पानी अभिमत्रित करके राजा को टिया जिसको शरीर पर लेपने 
व पीने से लुतारोग जाता रहा ओर गज़ा का शरीर पहले के समान ही ऋ्रातिमान 
हो गया | 

दूसरे स्थन पर बुमारपालप्रबन्ध में लिग्बा है कि एक थार गज्ा अपने 
पलग पर तो रहा था उसी नमय काले रग की ऋर आकुतिवाली देवी ने प्रकट 
द्वोकर कहा, “मे लूना रोग की अधिष्ठात्री देवी हूँ । पूर्व शाप के अनुनार तेरे 


१८5७ ] [ रासमाला 


अपने राजबशी शिष्य को उपदेश देकर हेमचन्द्र ने शरीर छोड़ दिया। 
शोकम्रस्त राजा ने महाचाये की दाहक्रिया की और उनकी भस्म को 
परम पवित्र समझ कर उसने व उसके सामनन्‍्तो ने ललाठ पर लगाई । 
बहुत दिनों तक राजा शोक मे डूबा रहा, उसने राज काज छोड़ दिया, 





शरीर में प्रवेश करने के लिए. आई हूँ ।? यह कहकर वह देवी अह्श्य हो गई 
और राजा को बहुत पीडा होने लगी | उसने अनेक उपाय किए परन्तु शान्ति न 
मिली । हेमचन्ध ने भी कहा- 


“भावों भावी मवत्येव, नान्‍्यथा सोडमरैरपि । 
पूबे कामलादेव्या यच्छापितों मूलभूषति । 


इस रोग में औषधिसे काम नहीं चल सकता । जो 
होनहार दैवद होकर ही रहता है, देवताओं में भी इससे विपरीह: 
नही होता । कामलादेवी ने जो मूलराज की शाप दिया था यह उसी का विपाक 
है। परनठु, इसके निवारण का एक उपाय हो सकता है, वह यह है कि यदि 
यज्य किसी दूसरे को दे दिया जावे तो राजा रोग से मुक्त हो सकता है। अब, 
शज्य चाहे मुझे ही दे दिया जावे (ततो$स्माकमेव राज्यमस्तु) ससार में अमयदान 
से बढ कर कोई दान नहीं है।” इसके पश्चात्‌--श्रीगुरु सर्वतमतेन राज्ये 
स्वयमुपविष्ट, तत्वुणमेव राशो व्यथा सूरिशरीरे सक्रान्ता |” श्री देमाचार्य गुरु 
स्व सम्मति से राज्यासन पर बैठे और उसी क्षण राजा की व्यथा ने सूरि के 
शरीर में प्रवेश किया । यह देखकर राजा को बहुत खेद हुआ । दूरि ने एक 
पका हुआ कील्दा मगाकर उसमें प्रवेश किया और वाहर निकलते समय लूता को 
उसी में छोड दिया । बाद में, उस कोल्हे को गहरे कुए में डलवा दिया।. 

अजयपाल केसा था, इस ब्रात का पता तो सत्रको था ही, इसलिए 
कुमारपाल के वाद गद्दी पर कौन बैठे, इस झंगडे को निवशने के लिए ही यह 
सत्र योजना की गई थी परन्तु यह पार न पड सकी। पहले हेम चन्द्र देवलोक 
गए, फिर कुमारपाल | ऊपर हमने जहाँ वाग्मट का नाम लिखा है वहा क्तिने 
हो उदयन का नाम लिखते हैं परन्‍्ठ जो संस्कृत प्रति इमारे देखने में आई है 


कुमारपाल ] [ १८४ 


ओर ध्यान मस्त रहने लगा। अन्त में, उसको आत्या शरीर-द्वार मे 
से निकल कर स्त्रगे को चली गई । 


बढवाण के साधु ( मेरुतु ग ) ने यह वृत्तान्त लिखा है, परन्तु 
“हैमचन्द्र महाचाये के मरण के विपय मे जेनों ओर ब्राह्मणों मे दूसरी 
ही अद्भुत दन्‍तकथाए' प्रचलित हैं । 


त्राह्मणों की वातों में तो प्रचलित है कि राजा कुमारपाल न मेवाड 
की कु बरी के साथ विवाह किया था जो सीसोदिणी राती कहलाती थी । 
जब राजा ने उसके साथ फेरे लेने के लिए खाडा भेजा था उसी समय 
उसको विढित हो गया था कि कमारपाल के यहा यह नियम है कि 
प्रत्येक रानी को पहले हमाचाय के उपासरे मे जाकर जेनधम्म की 
टीक्षा लेनी पडती है ओर फिर महल में घुसने ठियाजाता हे | इसलिए 
उसने पद्टण जाने से इनकार किया ओर यह कहा कि यदि कोई 
मुझे इस बात का बचन दे कि मुझे हेसाचाये के उपामरे मे नहीं 
भेजा जावेगा तो में पट्टण जाने को तेयार हूँ ।' इस पर जयदेव तामक 
कुमारपाल का घरू भाट जामिन ( प्रतिभू ) वना ओर राती ने अण- 
हिलपुर जाता स्वीकार कर लिया। अणहिलपुर पहुँचने के कुछ दिन 
चाद देमाचाये ने राजा से कहा “सीसोडिणी तो कभी हमारे चेत्य मे 
नहीं आई । इस पर राजा तने स्वय राती से उपासर मे जाने का 
आग्रह किया परन्तु वह निरन्तर नाहीं करती रही | इसके कुछ दिस 
बाद रानी बीमार पडी अं.र भाट जाति की स्त्रिया उससे मिलने आई । 


उसमे वाग्म वा ही नाम लिसा है। यही ठीक मी मालूम पटता है क्योकि 


उस समय उदयन दी झत्यु हो खुकी खी ओर उसकी जगह उसका पुत्र कार्य 
कग्ता था लो वाग्मद, वाहड अथवा च्ाहड़ कहलाता था। 


१८६ ] [ रासमाला 


उसकी करुणकथा सुनकर उन्होंने बहुत दु ख प्रकट किया । फिर वे अपने 
में से किसी एक की पोशाक पहना कर उसे चुपचाप अपने घर ले 
आई । रात को भाठों ने नगर की दीवार भे एक छेद निकाला और 
उसमे द्वोकर रानी को घर पहु चाने के लिए बाहर ले आए । जतब्रों 
कुमारपाल को यहू बृत्तान्त ज्ञात हुआ तो दो हजार घोडे साथ लेकर 
उसके पीछे चढा और ईडर से पद्रह मील की दूरी पर उसे उन लोंगों 
को जा पकडा । भाट ने रानी से कहा, “ईडर पहुँचने के बाद तो तुम 
सुरक्षित हो जाओगी | भेरे पास दो सौ घोड़े है, जब तक हम मे से 
एक भी मनुष्य जीवित रहेगा तब तक तो कोई भी तुम्दारे हाथ नहीं लगा 
सकता ।” यह कह कर वह तो आक्रमणकारियाँ की ओर मझुड गया 
परन्तु, रानी हिम्मत द्वार गई और उसने गाड़ी में द्वी आत्मघात कई 
लिया | लडाई चलती रह्दी ओर आक्रमणकारी रथ की ओर बढन का 
प्रयत्न कर ही रहे थे कि दासी ने चिल्लाकर कहा, “अब लडता व्यर्थ 
रानी तो सर चुकी ।' यह सुनकर कुमारपाल सना-सह्दित बापस 
लोट गया। 


अब, जयदेव भाट ने सोचा क्रि 'मेरी तो बात ही चली गई, 
इसलिए जीना व्यथ्थ है ।' यह सोचकर वह सिद्धएर आया ओर वह्दा 
से अपनी जाति के लोगो के पास कु छुमपत्रियां भेजी, जिनमे लिखा थः 
कि अपनी जाति की प्रतिष्ठा चली गई है, इसलिए जो लोग मेरे साथ 
जल मरने के लिए राजी हों वे तेयार हो जाते ।' फिर, एक साठों (ईख) 
का ढेर लगवाया और उसमे जो लोग अपनी स्त्रियों सहित मरने को 
तैयार थे उन्होंने दो दो, और जो अकेले मरना चाहते थे उन्होंने एक 
एक साठा निकाल कर ले लिया । इसके वाद उन्होंने चिताण ओर 


कुसारपाल ] [ १८७ 


जमोरें (?) बनाई । पहली जमोर सिद्ठपुर मे सरस्वती के किनारे बनाई 

गई, दूसरी पद्ठटण से एक तीर के फासले पर ओर तीसरी नगर-द्वार के 

बिल्कुल पास ही बनाई गई थी । प्रत्येक जमोर पर सोलह भाद अपनी 
(लुनी स्त्रियों सद्धित भस्म हो गए। जयदेव का एक भानज़ा कन्नौज मे 
था, । उसके पास भी कु कुमपन्नी भेजी गई थी परन्तु उसकी माता ने उसे 
छुपा ली, क्ग्रोंकि वह उसके एक द्वी पुत्र था। बाद मे, जब भाटों के 
कुलगुरु भाटों की भस्म लेकर उसे बेला पर लाद कर गगा मे बहा देने 
के लिए निकले ओर कन्नौज पहुँचे तो जयदेव के भानजे ने उनसे 
पूछताछ की ओर कर सागा क्योकि वह वहा के राजा की ओर से राह- 
दारी का नाकादार था ओर उसने उन बेल पर व्यापारो माल लदा हुआ 
समझा था । उसके पूछताद करने पर कुलपुरोद्धितो ने जो कुछ पद्चण 
में हुआ था बहू सब्र कह सुनाया। अगर बहू भाट भी अपने कुट्ुम्त का 
लेकर आरा गया तथा एक जमोर पर चढकर भस्म हो गया। इस घटना 
के कुछ ही दिन बाद एक स्त्री के पुत्र उत्पन्त हुआ ओर बहू स्त्री उस 
बालक को कुल-पुरोहित के सरक्षण मे छोड़ कर चित्रा पर जल मरी | 
पट्टण के परगने से जो भाट है वे अपने को उसी वाज़क के बशज 
चबतलाने है । 


॥। 


ब्राह्मणों ओर जैंनों के पारस्परिक वेमनस्य की उस ऊथा को सुन 

“ऊर ही शकराचार्य अणहिलपर पट्रण आए थे । इस ससय तक बहा जनों 
की मत्या एक लाघ हो गई थी । एक दिन पालकी में बैठकर राजा चाजार 
मे जा रह्याथा। वीं उप्ते द्ेसाचाये का शिष्य मिला । उसमे राजाने 








(८) एक शव के लिए चिता बनाई जाती है, योर एक से झविर शत्रो 
के लिए जो चिता नेसर मी जानती है वह जमोर कक्‍टलाती है । 


श्य्य ] [ रासमाला 


पूछा, “महाराज, आज कौनसी तिथि है ” वास्तव में उस दिन अमा- 
वास्‍्या थी परन्तु भूल से उस यति के मुख से 'पूर्णिमा” निकल गई । यह 
वात सुनकर पास ही में एक ब्राह्मण हँस पडा और जैन साधु की हँसी 
करते हुए वोला, "अरे ' मुण्डी | तुके क्या सालूम है ? आज तो अमा(६, 
वास्‍्या है”! घर पहुच कर कुमारपाल ने हेमाचाये ओर ब्राह्मणों के मुखिया 
दोनों को बुलाया | उबर हेमाचाय्रे का शिष्य जब उपाश्रय मे पहुँचा तो 
अपनी भूल के कारण बहुत खिन्‍त ओर उदास दिखाई पड़ा। आचाये ने 
पछा, “क्या वात हुई ? उदास क्‍यों हो १” जब शिष्य ने सव कुछ हाल 
कह सूनाया तो आचाये ने कहा, कुछ चिन्ता मत करो, सव कुछ ठीक 
हो जावेगा ।' इतने ही से राजा का दूत आ पहुँचा और हेेमाचारये उसके 
साथ ह्वी महल को रवाना हो गए । राजा ने फिर पूछा, “आज कौनसी:_ 
तिथि है ? ' ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “आज अमात्रास्या है. ।” हंमाचाये 
ने कह्दा, नहीं, आज पूर्णिमा हे ।' ब्राह्मण ने कह, “शाम होते ह्वी 
अपने आप निरणेय हो जायगा, यद्दि पूर्शिमा होगी तो पूर्ण चन्द्रमा 
दिखाई देगा, और हम सव त्राह्मण राज्य छोडकर चले जावेगे। परन्तु, 
यदि चन्द्रमा उदित न हुआ तो समस्त जैनों को देश छोड़कर जाना 
होगा ।” हेमाचाये इस प्रस्ताव को स्वीकर करके घर लौट आए उन्होंने 
एक योगिनी को प्रसन्‍त कर रखा था । उसी (योगिनी) ने ऐसी साया रची 
कि सबको पूर्व दिशा से उगता हुआ चन्द्रमा दिखाई ढिया। अब, इस/ 
बात की डॉडो पिठ गई कि ब्राह्मण हार गए, और वे देश छोडकर चले 
जबेगे । (१) 


(१) कुमारपालप्रचन्व में लिखा है कि राज़ा ने हेमचन्द्र सरि से 
पूछा आज कौनसी तिथि है ?! उत्तर में सूरि के मुह से अमावस के बढले 


कुमारपाल ] [ ९८६ 


इसी समय भाटों की बात सुनकर शकराचार्य स्वामी (१) का 

मन इधर आकृप्ट हुआ था और वे सिद्धपुर चत्ते आए थे | जब ब्राह्मणों 
ने यह ह्वाल सुना तो यह जानकर कि, 'सुत्रह तो हम लोगों को नगर 
छोडफर जाना ही होगा? रातों रात्र वे उन्हें पट्टण ले आए। ग्राव-काल 
होते ही राजा कुमारपाल ने ब्राह्मणा को बुला कर अपने राज्य से 
निकल जाने की आज्ञा दी | शकर स्वामी ने आगे बढ़कर कहा राज्य 
के वाइर जाने की क्‍या आवश्यकता है? आज नी बजे तो समुद्र 
अपनी मर्य्यादा छोडकर सारे देश को झुवो ही देसा ।”" यह सुनकर 
हेमाचाये ने जेनमत का अभिप्राय बतलाते हुए राजा से कद्दा, “नहीं, न 
तो यह्‌ संसार वना है, न नष्ट होगा ।” शकर स्व्रामी ने कहा, “एक 
ज़लघड़ी रख लो अर देखो क्या होता है ।" अब, तीनों श्रादमी (राजा, 
हमाचार्य, और शकर स्वामी) घडी रखकर उसके पास ही बैठ गए। 
ज्यों ही नी बजे, वे महल के ऊपर के खण्ड से चले गए ओर खिडकी में 





पूनम (पूर्णिमा) निकल गया | यह सुनकर देवबोधि (शैंव्र नत्यासी) हँस पडे 
आर कहने लगे, “लोक में जो अमावाम्या है, वह आज़ भाग्व से पूर्णिमा हो 
जायेगी । सूरिने बहा, 'रात होने पर सत्र मालम हो जावेगा । दसके बाद 

उन्होने एक घडी में चार याजन चलने वाले ऊटोी पर पूर्व दिशा में अपने 

मनुप्य मेजे। कहते ह कि हेमाचार्य ने देवताओं से प्र्व-प्राप्त श्रीनिद्चक 
“उन्‍्त्र का प्रयोग किया जिसने पूर्व दिशा में सध्यासमय चन्द्रमा झा उदय हुआ 
ओर ठीक पश्चिम दिशा में अरत हुआ! इस चमत्कार को वेसने के लिए 
बिन मनुष्यों को भेजा गया था उन्होने आकर सत्र इत्तान्त निवेदन क्या जिससे 
सब वो आश्चर्य हुआ । 


(?) आदि शद्दुगचारयय नहीं, चरन्‌ उनऊे परपशगत शिष्य देववोधा- 
चार्य | 


१६० ] [ रासमात्रा 


से पश्चिम की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें 
ब्रेगण से आगे बढ रही है और इतनी आगे चढ आई हैं. कि नगर के 
सब घर ड्ब गर हैं। दोनों आचाये और राजा और भी ऊपर के खण्ड 
में चढते चले गए परन्तु पाती ऊपर आता ही गया। अन्त में, थे सब , 
से ऊपर के सातव्रे खण्ड में पहुँच गए अर वहां से दिखाई 
दिया कि ऊँचे झँचे घर, बडे बडे पेड ओर देवालयों के शिखर आदि 
सब पानी में डब गए हैं। कप्तारपाल ने घत्र॒राकर शकर स्वामी से पूछा, 
क्या अब बचने का कोई उपाय नहीं है 7” उन्होंने कहा, “पश्चिम दिशा 
से एक नात्र बहती हुई आवेगी, बहू इस खिड़की के बिलकुल पास में 
आ जावेगी, हम दीनों मे से जो कोई जल्ढी से उसमे कूढ पड़ेगा बह्दी 
बच जावेगा । ” अब, तीनों ने अपनी अपनी कमर कस ली ओर नाव मे 
कूदने की तैयारी करने लगे | दर से एक लात्र आती हुई दिखाई ढी | 
वचह खिडकी की ओर आगे आने लगी । शकर स्वामी ने राजा का हाथ 
पकडते हुए कह, 'हम दोनो कूदने से एक दूसरे की मदद करेंगे ।' इतने 
ही मे नाव खिड़की के पास आ पहु ची और राजा कूदने का प्रयत्न 
करने लगा परन्तु, शकर स्वामी ने उसे पीछे की ओर खींच लिया ओर 
हमाचाये एकदम खिड़की से कूद पडे | समुद्र का चढाव और नाव आदि 
सत्र माया के खेल थे । वह (हँमाचाये) नीचे पत्थरों की फशे पर गिर 
पड़े ओर वहीं मर गए | फिर, जेनधर्म के अचुयायियो की कत्ल आम 
जारी हुई ओर कुमारपाल शकर स्वामी का शिप्य हो गया | 


अब, इसी असग से सम्बद्ध जन लोगो में जो वात अ्चलित है 
बह लिखते है । इसमे त्राह्मसों के आचार्य का मुख्य रूप से वर्णन आता 
है । यह कथा हमको किसी साधारण जगह से प्राप्त नहीं हुई है वरन्‌ 


कुमारपाल | [ १६९ 


जैनधम की पुनमिया (१) शावा के श्री पृज्य उमेदचन्दजो अथवा उमेद 
प्रभु सूरि जो पट्टण में ह उनसे प्राप्त हुई है । 
सूरि का कहना हू कि, हमाचारय के साथ शास्त्राथ करके उनको 
> तने के लिए एक दण्डी (7) योगी कर्शाटक से आया । वह बहुत 
दिनों तक (अशहिलवाडा) से रहा और अपनी इच्छा पूर्ण करने का 
प्रवत्न करता रहा, परन्तु उसके सभी उपाय निप्फल गए । हमाचाये के 
दो मुख्य शिष्य थे, एक का नाम रामचन्द्र था और दूसर का नाम 
बालचन्द्र । (१) आचाये वालचन्द्र से अधिक प्रसन्न नहीं थ | इसी समय 


(१) अमावास्या को पूर्णिमा बतला देने के कारण यह शाखा प्रनमिया 
शाखा कहलाई । 

४. (२) शकगचार्य हाथ में दसड रुपते थे इसलिए. उनका माम दगडी 
पडा, यहाँ जैन लोग इस नाम वो अपमानसचक भाव से चलते है । 

(३) कुमारपालप्रचन्य और चत॒र्विशतिप्रशन्य से विद्वित होता है कि 
हेमचन्द्र के शिष्य-बर्ग में दो पक्ष थे । एक पत्न में गमचन्द्र मुनि था जो बहुत 
विद्वान था और जिनने प्रचन्धशत निर्भयनीमच्यायोग आदि पुस्तकों री रचना 
की थी, वह देमसूरि का शिप्य था। गुणचन्द्र मुनि जो देवसरि का शिप्य था 
आर जिसने तत्वप्रकाशिया यौर देमविश्रमसत्र टीक्षा अन्य की सचना वी थी, 
वह दूसरे पक्ष में था। वालचन्द्र विगेधी पन्न में वा ।उसने कुमाग्पाल के मतीजे 
अजयपाल मे मेत्री कर ली थी और उनके पास सत्र गुप्त खबरें पहचाता 

४ डता था| एक बार, कुमारपाल, टेमचन्द्र और याहद सात के समय इस बात 
पर विचार फरने लगे कि बाद मे गद्दी का मालिक फोन हो ? शेमचन्द्र ने राजा 
से कशा, 'प्रतापमल्ल तुम्हाग भानझा है (शायद झुमारी लीला का पुत्र) उसीको 
गद्दी का उचराधिकारी बनाओ, क्योद्ति बह धर्म की रक्षा करेगा । आझवयपाल 
दुयशयी, मर ठा, और शपमों है । राजनीति में म्टा है कि घर्मशील, न्यायी, 
पातदाता, सुणानुरागी आर प्रनावत्नन राजा होना चादिर । अज्पयाल सुझहारे 


बनवाये हुए घर्मस्थाने मे नष्ड उस्पा देगा ॥" आलचन्द्र को इस आतचीत हा 








१६२ ] [ रासमाला 


हमाचाये के आदेशालुसार कुमारपाल पारसनाथ का मन्दिर बनवा रहा 
था और वालचन्द्र इस इमारत के पूरे होने मे रोडे अटकाने के उपाय 
सोंच रहा था । हमाचाये ने पारसनाथ की मूर्ति की श्रतिष्ठा करने का 
शुभ मुहूर्त निकाल लिया था आर बालचन्द्र को आन्रा दे दी थी बह ठीक 
ठीक निश्चित धडी का ध्यान रखकर सूचना दे दे । उसने धोखा करके 
अशुभ बेला मे सूचना दे दी जिसका फल यह हुआ कि मन्दिर में 
आग लग गई ओर बह नष्ट-प्राय हो गया इस दु खदायक समाचार को 
सुनने से ब्रृद्ध हेमाचाये के हृदय को बडा भारी धक्का लगा। कुमारपाल 


पता चल गया और उसने यह सत्र समाचार अजयपाल को कह सुनाया | इसका , 
फल यह हुआ कि जत्र कुमारपाल ने प्रतापनल्ल को गद्दी पर बिठाने वी योजना 
की तो राज्य में गडत्रडी मच गई । कहते हैं कि ग्रजयपाल ने किसी दु्ठ नके 
द्वारा राजा को जहर दिला दिया था । जत्र राजा को यह ज्ञात हुआ कि उसे 
जहर दिया गया है तो उसने मल्लिकाजुन के भग्डार में विशत्र उतारनेवाली 
झौषधि का तलाश कराया, जो आइड ने लाकर रबी थी | परन्तु, मालूम हुआ कि 
अजयपाल इस ओऔपधि को पहले ही चुराकर ले गया था | प्रबन्धचिन्तामरि में 
लिखा है कि ८४ वर्ष वी आयु में देमचन्द्र ने अनशन आरम्म कर दिया ओर 
अन्त समय में जो आराधना एव क्रिया की जाती हे वह करने लगे ! कुमारपाल 
को इससे बहुत दु ख हुआ, तत्र हेमाचार्य ने कहा, 'राजन्‌ ! तुम शोक क्यों करते 
हो, छ मास म तन्हागी आयु समाप्त होते वाली है, इसलिए तुम भी अपनीह 
उत्तर-क्रिया कर डालो »? इस प्रकार राजा को बोध देकर हेमाचार्य मर गए । 
कुमाग्पाल ने बहुत शोक किया और फिर अपना समय आने पर आचार्य ने 
जिस प्रकार समझाया था बैसे ही क्रिया आदि करके वह भी समाधिस्थ होकर 
देवलोक को चला गया । टस जृत्तान्त से पता चलता है कि इन दोनों में से 
किसी वी भी झत्यु जहर देने के कारण नही हुई, वरन्‌ स्वाभाविक रीति से ही उनका 
देहान्त हुआ था । 


कुमारपाल |] [ ६६३ 
, बा 5 बिल आप न्‍ परन्तु न मांचाये ० कहा 
ने देवालय को फिर से बनाने की सलाह पृद्धी, परन्तु धर्मांचाय ने कहा, 
पअप पुन चनबाने से क्या लाभ? तुम्हारों ओर सेरी जिन्दगी के अब 
केवल छ. महीने ही बाकी है, इसके बाद तो हमारी मृत्यु हो ही 


"र्जविगी !! (१) यहद्द सुनकर राजा को बहुत आश्चये हुआ ओर उसने 


अपना मनसवा छोड़ दिया । 


थोड़े समय बाद, हमाचाये ने, उस समय रामचन्द्र के अनु- 
पस्थित होने के कारण, बालचन्द्र को किसी श्रावक्र के वर से भोजन 
लाने के लिए भेज[। बह भोजन लेकर लौट रहा था कि मागे मे उसे 
दण्डी योगी मिला जिसने कहा, “तुम इतने उदास क्यो हो 
में जानता हूँ कि तुम्हारे गुरु की तुम पर कृपा नहीं छे-ग्रदि तुम्दारी 


/ इच्छा हो ती तुम्हार गुरु का वशीकरण कर दूं ।” ऐसा कहकर उसने 


्ड 


(२) प्रयन्धचिन्तारमा एकार का कहना है कि गद्दी पर बैठने के समय 
फुमारपाल की अवस्था ५० वर्ष की थी। उसने लगभग ३६ वर्ष राज्य किया और 
सन्‌ ११७८ (मदत्‌ १२३०) में उसपरी झत्यु हुई । कटने है उसकी सु लता नाम 
के रोग से हुई थी। कुप्तारपालप्रतन्ध में लिसा ई कि उसके भतीजे अज्ञयपाल 
ने उसे केंद कर लिया था ओर यह भी लिसा है हि कुमास्पाल ने ३० वर्ष 
८ महीने २६ दिन राज्य क्या | उसके साज्यकाल वा आरम्म मार्गगीर्ष सुद्रि 
४ सप्त्‌ ११६६ (?१४३ $०) से माना जावे तो उनकी अ्रन्तिम तिथि जार्तिक 
में आरम्भ होने वाले वर्ष के अनुसार सयत्‌ १९२६ के भाद्रपद में आती है, 
अर यदि गुजगती पचाद्न के अनुसार आपाद मे शुरू होने वाले वर्ष से गएना 
वी जावे ते खवत्‌ १२३० के भाद्रपढ में जाती है | इन दोनो में से वौन स्य वर्ष 
सही है यह विचार्गीय है । निल्‍्सा (भेलसो) के पास उदयपुर में बशाप शुक्ला 
३ सवत्‌ १२१२६ फे एफ लेख में ग्रगहिलिवाडा के शानरु व नान अजयपाल 
लिया एै। इससे विद्वित दवा है कि झुमार्पाल की झत्यु सबत १२२६ 
के बेमाय मास से फोले हा चुकी थी (सन्‌ ११७३) । एय प्राचीन 


१६४ ] [ रासमाला 


जो दूध बालचन्द्र ले जा रहा था, उसको अपनी अगुली से हिला दिया 
आर अपने नाखून के नीचे छुपाए हुए जहर को उसमे मिला दिया । 
लौटकर बालचन्द्र ने हेमाचाये को वह दूध दिया और वे उसको पीकर 
मर गए | इस तरह पारसनाथ का सन्दिर कभी पूरा न हुआ और, 
आचाये की मृत्यु के वाद दण्डी साधु जैनधर्म को द्वानि पहुं चाने लगा। 


पटटावाली है जिससे विदित होता है कि कार्तिक सुदि ३ से मार्गशीर्ष सुठी ४ 
सवत्‌ ११६६ तक सिद्धराज की पादुका गद्दी पर रखकर मन्त्रियों ने काम चलाया 


था | इसके पश्चात्‌ पौष सुदि १३ सबत्‌ १२२९ तक ३० वर्ष १ मास ७ डढिन 
कुमारपाल ने राज्य किया | 


नर 


कुमारपाल विषयक विशेष वृत्तान्त * 


सोमेश्वरक्ृत कीर्तिकोमुदी के दूसरे सगे मे लिखा है --- 
महीमण्डलमातंण्डे, तत्र लोकान्तर गते। 
श्रीमान कुमारपालो5थ, राजा रब्ज्जितवान प्रजा ॥५०॥ 
प्रशुप्भतिभि पूरवेगेच्छदूमि. पार्थिवेदिवम । 
स्थकीयगुणरत्नाना, यत्र न्यास शवार्पित ॥2१॥ 

ह न केवल महीपाला: सायके' समराहद्गणे । 
गुणलेकिम्प्रणेयेंन, निजिता पर्येजा अपि ॥४२॥ 
सुक्ृतकरतेयेस्थ, मृतवित्तानि मुख़त । 
देवस्थेव नृदेवस्य, युक्ताउभदसतार्थिता ॥४३॥ 
करवालजलें, स्नाता, बीराणामेव योअ5प्रहीत । 
भीता वाप्पास्थुवाराभिर्निवीराणा न तु श्रियम ॥22॥ 
शुराणा सम्मुखान्येव, पदानि समरे ददी। 

य. पुनस्तनऊलत्रेपु, मुख चक्र पराड मुखम ॥४५॥ 

5 देंढ़ि प्रविष्टयट्वाणक्लिप्ट नाघूर्णित शिर-। 
जाड्नल'क्षोणिपालेन, व्याचनाण पररपि ॥४६॥ 
चूडारत्लप्रभाक्म्न नम्न गर्वादकुतत, । 
कणश. 'कुद्दणश स्व यश्चकार शर- शिर ॥४७॥ 





#* यह्ट चुत्तान्त मृल अन्ध में नही है परन्तु सुजगती आपान्तर में 


नूलग्रन्दे। फे उडराए एवं सन्प छावशा॥क्ष टिप्परिया प्रननुबाटक ने डिए £ । 


१६६ ] [ रासमाला 


रागाद्‌ भूपाल बल्लाल-मल्लिकाजु न योग थे । 

ग्रृद्दीती येत मूधघोनो, स्तनाविव जयश्रिय ॥४८।॥ 
'दुक्षिणक्षितिप' जित्वा, यों जम्माह हिपद्ठयम । 
तद्यशोमि करिष्यामों विश्व नश्यदूविपद्‌ वयम्‌ ॥४६।॥ 
विद्वार कुबंता बेरिवनिताकुचमण्डलम्‌ । 
मद्दीमएडलमुद्दण्डव्रिहार येन निरमे ५०) 
पादलग्लैसेद्वीपाले , पशुमिश्व तृणानने । 

य प्रार्थित इवात्यथंमहिंसाब्तमग्रह्दीत ॥४१॥ 


। 


'महीसण्डलसे सात्त र्ड के समान सिद्दराज के स्वर्गेसन के बाद कुमार- 
पाल गद्दी पर बैठा | बह प्रजारजितबान्‌ था अर्थात्‌ उसने +» जा को अपरते 
प्रति अनुरागिणी बना लिया था । प्रथु आदि पूर्व राजाओं ने उससे अपने 
अपने गुणों की स्थापना की थी। जिस प्रकार उसने अपने बाण से सब 
राजाओं को जीत लिया था उसी प्रकार लोकप्रिय होने के कारण अपने 
असाधारण गुणों से अपने पृत्रेजों को भी बिजित कर लिया था । वह 
बीतराग का भक्त था और इन्द्र के समान अम्र॒तार्थी था (अर्थात्‌ मृत 
(मरे हुए' के अर्थ (पैसे) को ग्रहण नहीं करता था । तलवार के पानी 
से स्नान की हुई शूरवीरों की लक्ष्मी को ही वह अद्ञजीकार करता था ओर 
वाप्पजलबार (अश्र जल) से घोई हुई कायर की लक्ष्मी को लेने के दिए 
मल नहीं करता था। युद्धप्रसग में शूरों के सामने आगे बढ़ता था 
परन्तु उन्तकी स्त्रियो को सेब पीठ दी दिखलाता था अर्थात्‌ इन पर 
कुदप्टि नहीं डालता था । जगलपति के हृदय में छुमारपाल का बाण 
पार चला गया था इसलिए वह शीशकारा कहलाने लगा था। कोंकणदेश 
के राजा ( मल्लिकाजु न ) का मस्तक चूडारत्त की प्रभा से चमकता था 


कुमारपाल-विशेष बृत्तान्त | [ १६७ 


आर बह गये से किसी को नमस्कार नहीं करता था । कुमारपाल ने 
उसके एसे मस्तक को बाणों से चेध कर ढुकड़े ढुकडे कर दिया 
था | उसने बल्‍लाल ओर मल्लिकाजहु न के मस्तफों को युद्ध मे बडे प्रम 
लत जयश्री के ठोनों सतना के समान ग्रहण किए । दक्षिण के राजाओं को 
जीतकर उसने उनसे ढो हाथी लिए तथा इस प्रकार विश्व को विपद- 
विह्वीन कर दिया। पैरो में पडे हुए राजाओं ओर मुह मे तण 
लिए हुए पशुओं की प्रार्थना पर उसने अहिसात्रत धारण किया था। 
छुमारपालप्रव॒न्ध मे कुमारपाल के दिग्विजय के विपय मे इस 
प्रकार लिखा है । 
पृ्रे म--कुरु, सूरसेल (मथुरा), कुशात पाचाल, बिदेह दशा 
“और मगघ आदि देश । 
उत्तर--काश्मीर उद्धियान, जालघर, सपादलक्ष ओर पर्चत 
पर्यन्त देश । 
दक्षिण से--लाट, महाराष्ट्र ओर तिलग आदि देश। 


पश्चिम मे--सुराष्ट्र, व्राद्मणबाहक, पचनद, सिन्धु और सीबीर 
देश । 


इतत सब्र देशो को जीत कर बह कई करोड का घन ले गया | जब 
दिग्बज़बय करके 'पलिहयाडा बापस लोटा उस समय उसके साथ ग्यारह 
» ; लाख घोड़े, ११०५ हाथी, पांच हजार रथ, वहत्तर सामन्‍्त ओर अठारह 
लाख पदल सिपाही थे । 
श्रीवीरचरित्र मे उस दिग्विजय झे बिपय में लिखा हे-- 
आंगन्नमेस्रीमाबिल्य याम्यामासिन्धु पश्चिमाम । 
खआातुरुष्ा च फोबेरी चालुस्था सावबिप्यति ॥ 


पूर्व मे गगा सदी, दक्तिण में जिन्याचल, परिचम में सिन्‍्धु नरी 


बज 


श्ध््] [ रासमाला 


ओर उत्तर मे तुर्किस्तान तक के देश कुमारपाल जीतेगा । 


दूर दूर को देशों मे जो शिलालेख मिलते हैं उनसे कुमारपाल के 
राज्यविस्तार की पुष्टि होती है । 


चारमट अथन्ा जिसका प्रसिद्ध नाम चाहड़ था और जिसको. 
कुमारपाल ने अपना अमात्य बनाया था उसने रगादिक जिले के सगवाड 
नामक गांव का आधा भाग दान में दिया था। इसका लेख भीलसा के पास 
उदयपुर (स्वालियर) ग्राम में एक जीशे देवालय में मिलता है | यह लेख 
कुमारपाल के नाम का है और मिती वैशाख शक्‍ला ३ (अक्षय तृतीया) 
सबत्‌ १२२२ (ई० स० ११५६) का है। उक्त लेख के नीचे ही एक लेख 
ओर है जिसका सबत्‌ तो जाता रहा है परन्तु इतना स्पष्ट मालूम होता 
है कि यह पौप शुक्ला १५ गुरुवार को जब चन्द्रअहएण पडा था तब को 
लिखा हुआ है । उस समय उठयपुर मे कुमारनियुक्त मह्दमात्य श्री 
जसोघबल' उस सूचे का अधिकारी था और समस्त मुद्रा व्यापार 
(सिक्का सही आहि) का कार्य करता था । उसने श्रीछ्वेवग्रीत्यथ कोई 
घर्म-काय किया था, उसी सम्बन्ध का यह लेख है । इस लेख की कितनी 
ही पक्तियां जाती रद्दी हे इसलिए पूरी बिगत तो मालूम नहीं पडती परन्तु 
भावार्थ यह है कि उस समय वहा पर कुमारपाल का राज्य था। (१) 


(प्राचीन गुजरात) । ३ 


मारवाड में ज़ाधपुर का रतनपुर नामक एक जागीरी गाव है 
इसके पश्चिमी दरवाज के बाहर ही एक प्राचीन शिवालय है। इस 
शिवालय की गुमटी मे एक शिलालेख है जिसका सबत्‌ तो ठीक ठीक 


(१) रन लेखो के लिए दे सिए-इ ग्यिन एएटीक्वैरी खएड १७ पृष्ठ ३४१। 


कुमारपाल-विशेष वृत्तान्त ] [ १६६ 


नहीं पाया जाता परन्तु बह संबत ११६६ से १२३५ के बीच के समय 
का है । लेख का भावार्थ इस प्रकार हे- 


'समस्त-राजावली-विराजिन-महाराजाधिराज-परस मट्टारक 


परमेखरनिजभुजविक्रमरणाइणविनिर्जित ** * * : पार्वतीपतिवरलब्च 
प्रीदप्रतापश्रीकृमारपालदेवकल्याण विजयराज्ये. * -  रत्तपुर- 


चोराशी के महाराज भूपाल श्रो राषपाज्ञ देव से प्राप्त हुआ है आसन 
(गद्दी) जिसको, ऐसे श्री पूतपान देव की महारानी श्री गिरजादेपी ने 
अमावस पत्र तथा दूसरी श्रेष्ठ तिथियो को प्राणीहिसा न हो, ऐसा जीख्ों 
फो अभयदान दिया। इसलिए स्यारस, चौदस, अमावस, ओर अन्य 
श्रेप्ठ तिथियों को जीबद्विंसा न हो, ऐसा निश्चय हुआ, क्योंकि यह 
(सार असार है । उक्त तिथियो मे जीवों को छोडने के उपलक्ष मे 
उपज होने के लिए भूमिदान भी डिया तथा यह भी निश्चित किया कि 
इन तिथियों को जो जीत्रहिसा करे उस पर ४ द्रसम दण्ड किया जावे। 
नइलपुर (नाडोलपुर) वासी प्राग्भट वंश के शुभकर नामक धार्मिक 
सुश्नावक साधु के यतिग आर सालिग नाम के दोनों पुत्रों के हस्ताचरों से 
यह जीवहिंसा-निपेधक शासन प्रसिद्ध कराया गया है, स्पहस्त श्रीपृतपाक्न 
देवस्य लिखितमिद पारि लक्षमीधरसुत जसपालेन प्रमाणं इति० ।' (१) 
मारघाड़ मे बाइमेर जिले के नीचे हाथमा के पास कि राडु नामक 
7 / व है जो वाइमेर से लगभग दश्ष गात्रों की दूरी पर है। यहां पर एफ 
देवालय के स्तम्भ पर मात्र वंटि १४ शनिवार सस्वत १२८६ फा 
कुमारपाल के समय का लेस् है जिसका भाव इस प्रकार है-'राजाधिराज़ 
परमेग्चर उमापतिवरलब्ध प्रोढप्रतापनिजितमकलराजभूपाल श्रीमेंन कुमार- 


ल्वननत भता। ऑअऑजज. अं ज+॥+ 


(९) आार्कियालानिकल सर्वे यार, इगिटिया, वेम्टर्स सर्किल, सन्‌ १६०८३. पृ. ५१-३२ 


२०० ] [ रासमाला 


पालदेवविजयराज्ये श्रीमहादेव के हस्तक ( ह्वाथ मे ) श्रीकरणादी 
समस्त मुद्रा-ब्यापार (सह्दी मोहर सिक्का आदि) का काम था। ईश्वर 
की कृपा से श्री किराटद्र प, लाट और हृढ प्राप्त हुए इसलिए श्री आलण 
देव ने महाशिवरात्रि के दिन प्राणियों के लिए असयदान शासन प्रसिद्ध 
कराया । इसमे यह निश्चित किया गया था कि झुदी तथा बुढि पक्ष की 
अष्टमी, एकादशी ओर चतुदंशी के दिन इन तीनों नगरों मे जो जीव- 
हिंसा करेगा अथवा करावेगा उसको शिक्षा देने के लिए देद्दान्तरण्ड 
व्या जावेगा | कोई पापिष्ठतर जीत्रवध करे तो उससे पाच द्रम दण्ड 
के लिए जाबे। राजकुट्ुम्ब मे से यदि कोई प्राशिवध करे तो उस पर 
एक द्रम दरड किया जावे। ( यह कटारी) स्त्रय महाराज श्री आल्हरणदेव 
के हाथ की हे । महाराज श्री केल्दरणदेव की सम्मति है, उनके एच 
महाराज लि० साचिविम्रहिंक ६० खेलावित्य । श्रीनलद्गरपुर (नाडोल) 
बासी प्राग्वट वश के शुभकर नामक श्रावक के पृत्र--पुतिग तथा 
सालिग ने जो प्रथ्बी में घार्मिकता के लिए असिद्ध हें, ढोनों ने प्राणियों 
के लिए इस अभयद्ान शासन को प्रसिद्ध किया (भावनगर के संस्कृत 
तथा प्राकृतिक लेखो की अ ग्रेजी पुस्तक प्रृ० १७२ तथा २०६) | (१) 


चित्तीड मे त्रह्मा का मन्दिर हे जो लाखन मन्दिर (२) कहलाता 
है| इस मन्दिर मे सवत १२०७ (ई० स० ११४१) का कुमारपाल का 
लेख है जिसका महीना ओर तिथि खुदा हुआ भाग तो दूट गया*ई 
परन्तु उसका भावार्थ यह है कि मूलराज से कितनी द्वी पीढियो पीछे 
सिद्धराज हुआ और फिर कुमारपाल राजा हुआ जिसने अपने दुर्जय मन 





( ड़ ) इरिडयन एग्टीक्वेगी खण्ड १२, पृष्ठ ४८ भी टेखिए । 
(२) मोक्लजी का मन्दिर ) 


कुमारपाल-विशेष वृत्तान्त) [ २०१ 


ओर बलयाव्‌ शत्रुओं को अपने वश मे किया, जिसकी आताओ को दूसरे 
प्रश्वीपतियों ने शिरोघार्य की, शाकम्भरी के राजा को भी जिसके चरणों 
में मस्तक मुझाना पडा, जो सेवालक व शालपुरी तक चढाई करता हुआ 
स्पला गया ओर जिसने उम्रापति को नमस्कार करके बरदान प्राप्त 
किया । (१) 

(१) एपिग्राफिया इगिडिका खण्ड २, ० ८४११-२८ 


इनके अतिरिक्त कुमारपाल से सम्बन्धित कुछ और भी शिलालेस द्रष्टन्य 

हूँ । इनमें से अधिकतर गजम्थान के भतपूर्व जोधपुर व उदयपुर राज्यों में प्राप्त 

| कुद्ध गुजणत में जूनागढ, काठियायाड़ एवं प्रभासपटद्ग में पाये जाते है | 
फतिपय विशिष्ट लेखों की यव्वी नीचे दी जा रही है । 


ः हक 
शजस्थान में-- 

(१) किराडू के विक्रम सवत्‌ १२०४ वे १२९८ के लेख | (अपर अप्रका- 
शित लेस के लिए. देसिए-राजपूताना का इतिद्यास-गो० ही* ओमा प्रृ० १८३) 


(२) श्रात्रू का शिलालेस सबवत्‌ १९८७ जिसमें यशोधवल का उ्लेगस दे | 
एपिम्राफिशा इण्डिका वाल्यूम ८, पृ० २१०-२११ 


(३) सग्रसिद्ध चित्तीड था शिलालेस भिसमें चीलुक्य गजाओं की कुमार्पाल 
तऊ की तालिका मिलती है। सपत्‌ १२०७; एपि० दृगिडका भाग २१. ८२२ 


ह ) पाली ( मारवाड़ ) का विक्रम सचत्‌ १२०६ वा लेख ( आविा- 
लीजिस्ल सर्वे श्राप इसिडिया, वेस्टर्न सर्किल, १६०७-८, प्रू० ४४-४५) 


(3) भद्ध ड या मटोद (मारवाट) का लेस। (आर्नियालानिक्ल सर्वे श्रार 
एंणिड या, वेस्टर्न सर्किल, १६०७-८, १० ५१-५२) 


(६) नांडोल या नद्गपुर (मारयाड) के लेख । एपिग्राग्थि दशिटया वॉल्यूम 
६, हर ६२-७६ 


२०४ ] [ रासमाला 


गुण निवास करते हैं ऐसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकी पूजन करने 
के पात्र है । है 

इस प्रकार इन सात क्षेत्रों में धन खचेने से पुण्य होता है, ऐसा 
जानकर कमारपाल ने इस आज्ञा के अनुसार ही काये किये । ड़ 


(१) पाटण में २५ द्वाथ ऊचा, ७२ जिनालयों से युक्त ओर 
१२५४ अगुल उन्नत श्रीनेमिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित, अपने 
पिता के कल्याणाथे त्रिभुवनपाल विहार बनवाया । 


(२) पहले ऊ दर नामक व्यक्ति का द्रव्य अपहरण किया था 
उसके प्रायश्चित्त मे ऊद्र वात्रडी बनवाई। 


(३) पहले, रास्ते मे जाते समय देवश्री नाम की स्त्री से करब्ए: 
(जौ की बनी रोटी दही मे डाली हुई) लिया था इसलिए उसी स्थान 
पर करववसाहिका (बाबडी) वनवाई । 


(५) मांस-भक्षण न करने का नियम लेने से पृ किए हुए पापों का 
प्रायश्चित्त करने के लिए एक्र वेटी मे आमने सामने सोलह सोलह की 
पक्षियों में ३२ प्रासाइ वनवाकर उनमें से प्रत्येक मे २७ वर्तमान 
तीरथकुर, ४ विरहमान तीर्थझुर तथा रोहिणी, समवसरण, अशोक वृक्ष 
आर गुरुपादुका की स्थापना की । 

(४) खेराला से लगभग ७ मील की दूरी पर टींवा नामक कम, 
के पास तारण नाम का परत हे । इस पर्वेत की महिमा को शत्रु जय 
के समान जानते हुए उसने वहा पर २४ हाथ की ऊचाई का अजितनाथ- 
प्रासाद वचनवाया और उसमे १०१ अगुल की ऊचाई की प्रतिमा 
की स्थापना की । 


कुमारपाल-विशेष वृत्तान्त ) [ २०४ 


(६) स्पम्भतीर्थ (आधुनिक खम्भात) में, जहां पर उसने हेमाचाये 
से दीक्षा ली थी उस स्थान पर, आलीग नाम की बस्ती बसाई आर 
श्री महायरीर स्वामी की रत्तमय मूर्ति तथा हेसाचाये की सुवर्णमयी 
“भादुका का स्थापन किया | 


(७) बाग्भट, वाहड अथवा बाहड ने, जो उसका सन्त्री था, एक 
प्रामाद बनवाया था। कमारपाल ने वहां जाकर बास्मट से कहा, “यदि 
तुम यह प्रासाद मुझे दे दो तो मैं इसमे यह २१ अ गुल की श्षीपाश्रे- 
नाथ की मूर्ति स्थापित कछ जो चन्द्रकान्तिमणि की बनी हुई है ओर 
“नो नेपात्न के राजा ने मे भट की है । मत्री ने प्रसन्‍न होकर विनम्र- 
भाव से कहा, (दस महाप्रामाद का लाम कमारविद्र हुआ ।' इसके 

४ ज्याव इस प्रामा5 को २४ जिनालयों से युक्त अब्टापद के समान 
चनवाया। 

इन सत्र चेत्यों मे श्री हेमाचाये ने महोत्मवपुवेक अपने हाथ से 
विधि विधान से प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की थी। पूजा के लिये चडे बडे पेड़ों 
थे फूलदार बृत्नों से सुशोभित बाग भी अयेण किए । फिर अपने आवबीन 
राजाओं के नाम मस्त्री से सही करार आज्ञापत्र भेजे क्रि, तुम लोग 
जी कर हमे इत्ते हो उस रकम से अपने पअपने देश में हिमालय के 
समान ऊ चे ऊ चे शिखरों बाले विहार चनवाओ । गुजरात, लाट, सौराष्र 
भभेरो, कन्छ, सन्वत, उन्‍्च, जालन्धर, काशी, सपादलन्न, अन्तर्येंदि 
(गगा चमुन्ता के बीच का प्रदेश), सारवाड़ (मझ) मेऋड (मेदपाट) 
मालवा, प्राभीर, महाराष्ट्र, कण और कोफणश (क कण) इन अठा- 
रह देशो में कुमारपाल के बनबाए हुए विहार शोभित है । 


इस प्रशार कुमारपाल ने १९०० (१४2४) नये विहार बनवाए 


२०६ | [ रासमाला 


ओर १६,००० का जीर्णोद्धार करवाया । (देखो, कुमारपालप्रबन्धमापान्तर 
प्र० २२३-२३७) 

प06'8 पफछए8ॉ8 ॥ एशे०४४४४ 470॥0 नासक पुस्तक के 
प्ृू० १८२ मे एक विचित्र और सन्देहजनक वात लिखी है | वह यह हें 
कि कुमारपाल ने लार नामक जाति को अपने राज्य मे से निकाल दिया 
था। इस लार जाति का दक्षिणी गुजरात के ल्ाट अथवा लोड जाति के 
वनियों से कोई सम्बन्ध था, यह बात असभव ग्रतीत होती है. । 

“बूब रेखांश ५४-५८ के बीच मे लारस्तान नामक अदेश है, 
अखात से उत्तर की ओर कारमान ञझ गया है, उससे वायठय कोण 
में फारस है, ईशान तथा वायव्य कोण में मकरान आ रहा है। 


“इंरान के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इस प्रान्त की उपज कम रे 
इसलिए इसकी स्थिति दुवेलल समझी जाती हे । ठेठ ईरान के अखात 
के किनारे तक इसमे मेदानों ओर पहाड़ियों की श्रणी चली गईं हे । 
इस भाग में मीठे पानी की इतनी कमी रहती है कि यहां के लोग 
वर्षा ऋतु में ठांके भर लेते हैँ ओर उन्हीं से बर्षे भर काम चलाते 
है । थोडे बहुत जो, गेहूँ तथा खजूरों के आधार पर ह्वी उन्न लोगों का 
गुजर होता है, यदि इतनी सी भी उपज इस प्रदेश में न होती तो 
यहा पर कोई मी न बसता | 

नोशेरवा का एक शाहजादा लारिस्तान से समुद्री रास्ते होकर 
सूरत आया, उसके साथ १८,००० मलुप्य थे । वहा के राजा ने उसका 
खूब सत्कार किया | 

058 7००४३ 70 फै८७877 4009 के पृष्ठ १८५३-८४ मे 
कुमारपाल-चरित्र के अनुसार ऐसा लिखा है कि गजनी के खान 


कुमारपाल विगप ब्रत्तान्त ] [ २०७ 


से कुमारपाल पर चढाई की तब ज्यीतिपियां ने बरसात का मौसम देख 
कर उसे लड़ाई करने से गोक दिया ओर मन्त्रशास्त्र के बल से सोते 
हुए खान की उसके पतञ्ञग सहित राजा के सहल से सगया लिया | फिर 
हदन दोनो मे घनिष्ठ मित्रता होगई | कुमारपाल रास मे लिखा है-- 
चापाई--बात दृबि परदेशि ज़सि, मुगल गिजली शआख्यो तसि । 

सबल सेन ले निज साथ, गज़ रथ घोड़ा वह सचात । 

आकम बाजी लेट करो, बादई मुगल पाठण करी। 

आज्या मुगल जाणुग्रा जसि, दरवाजा लई भीइझ्या तमि। 

चितानुर हवा जन लोक, पाठण साहि रहयासह्ि फोक । 

एक झहि नर खड़ी जहि, एक कष्ठि नर मण्डी रहि। 

एक कह्ठि काई थाहइसे, एक कहि ए भागी जासे। 

एक फह्ठि ए निसन्तराध एक ऊद्ि नप चदी न जाय। 

एक कहि नूप नासि आज़, एक कह़ि ज्ञेत्रीनी लाज। 

मुसलमाना के लण्फर से डर कर लाग उदयन मन्नी के पास 
गए, उसने उनको घीरज़ वेधाया ओर स्पय देमाचाय के पाल गया । 
उन्होंने चक्रश्वरी देवी का आदान किया-- 
गुर बचन देवी सज थर्ड, निश भरी मुगल दलमा गई | 
आयी जहां सते। सुलतान, लिठ्रा ढेट फीखु विज्ञान । 
प्राद्ठे ससनी जागे जमि, पासि फोई ने देखी तसि। 
पन्च5 चत्रीनी परिवार, अछुर तय हृदंडि फरि जिचार । 


हश में आने पर पराइशाह हो बहत पाचाचाप हुआ, परन्तु 
कुमारपात ने कटा, “में चाजुल्वब्रगो राजा €, बन्धन से पड़े 


रे 
श्गु जा 
की 


नही सारता, इसलिए नस नदी मास गा ।' ऐसा कहजर उसने इसरा 


२०८ ] [ रासमात्ा 


वहुत सत्कार किया | इससे बादशाह प्रसन्‍न हुआ और कुमारपाल के 
साथ मैत्री करके अपना लश्कर वापस ले गया। कुमारपाल का यह कारये 
उसके लिए हुए दशर्तें ब्रत के अतुसार हुआ था | 
इस अन्थकार ने भाग्य द्वी से कहीं किसी का विशेष नाम लिखा; 
है | वह तो प्राय उसकी पदवी अथवा उपाधि लिखकर ही काम 
चलाता है | इसीलिए इस बात की गडबडी पड़ती हैँ कि यह गजनी का 
खान कौन था और उसका नाम क्या था ? मुसलमान इतिद्दासकारों में 
से कोई भी यह नहीं लिखता कि गजनी के अमुक वादशाह ने 
कुमारपाल के समय में हमला किया था। निर्वासित शाहजादे जला- 
लुद्दीन ने सिन्ध पर चढ़ाई करके उमरकोठ के राजा को पकड़ लिया 
था, इसके विषय मे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अ्न्थकार एकमतृ- 
हैं । यदि इसी वात को इस तरह लिख दिया हो कि गजनी के खान नें 
कुमारपाल पर आक्रमण किया, तो कुछ कट्दा नहीं जा सकता । कनेल 
टॉड ने लिखा है कि मन्त्र-शास्त्र के वल्त से बादशाह को पाठण 
मे पकड़ मगवाने की वात पाटण पर अधिकार करने के बाद में जोड़ी 
गई है | इस वार्ता का उपसहार भी बड़ा मनोरजञ्ञक है । कहते दें कि 
कुमारपाल की मुसलमानों के साथ इतनी अधिक मैत्री हो गई कि 
मुसलमानी धर्म के मूल तलों को ओर भी वह आकृष्ट द्वो गया था। 
हेमाचाये ने इसमे पहल की ओर यदि वह अपने राज्यकाल के ३३ वें 0 
से द्वी जहर देने के कारण न मर जाता तो कुमारपाल हेमचन्द्र के 
समान सुसलमानी घमर्म में परित्र्तित हो जाता | आगे कहते है कि 
दूसरे द्वी वषे हेमाचाये सर गए ओर मरते समय उन्होंने, अल्लाह, 
अल्लाह पुकारते हुए प्राण छोड़े । एक सुप्रसिद्ध महान जैन आचायेद्वारा 
.. सत-परिवतेन की वात को छुपाने व उस पर लगाया हुआ आरोप दूर 


कुमारपाल-बिशेष-वृत्तान्त [ २०६ 


फरने के लिए लोग कद्दते है कि अन्तिम ससय में सन्निपात के कारण 
वे इस प्रकार चिल्लाये थे। परन्तु, उनके मुसलमानी घमें में मिल 
जाने की बात इसलिए भी सिद्ध हो जाती है कि मृत्यु के बाद उनकी लाश 
क्री जलाने की एत्रज गाडा गया था । 


कुमारपालप्रवन्ध मे यह प्रमाणित किया गया है कि हेमाचाये का 
अग्तिदाह क्रिया गया था। उसमे लिखा हे कि, चन्दन, अगर ओर 
कपूर आदि उत्तम पदार्थों द्वारा आचाये की देहू को जलाया गया । 
उनकी भस्म को पत्रित्र सानकर राजाने तिलक क्रिया और नमस्कार 
किया । यह देखकर राजा के सामन्‍्तों और दूसरे लोगों ने भी ऐसा ही 
किया । भस्म के वीत जाने पर लोग वहां से मिट्टी भी खोद ले गए 
"जिससे एक विशाल खइड्डा पड गया । यह खड्डा पाटण में 'हेमखाडा' 
के नाम से प्रसिद्ध है । 


प्रकरण १२ डे 
अजयपाल-बालमूलराज-भीमदेव (द्वितीय) 


आचाये मेरुतु ग लिखते हैं कि, सबत्‌ १२३० बि० (११७४ ई०) 
में अजयदेव गद्दी पर बैठा | (१) कृष्णाजी इसी बात को इतनी ओर 
बढ़ाकर लिखते हैं कि, “सिद्धराज की गद्दी पर बैठकर कुमारपाल ने 
तेतीस बे राज्य किया, परन्तु उसके कोई कु बर नहीं था इसलिए उसका 
भतीजा, जिसका नाम अजयपाल था, गद्दी पर बैठा ओर उसने तीन बे 
राज्य किया ।” (२) 

इृधाश्रय के कर्ता का कहना है कि, अजयपाल मरनेवाले राजा 
(कुमारपाल) के भाई महिपाल का-्पुत्न था । 

कुमारपाल के क्रमानुयायी अजयपाल ने अपने राज्य के आरम्भ 
में ही, जेन-धर्मानुयायी राजा (कुमारपाल) के वनवाए हुए घार्मिक स्थानों 
के विरुद्ध घोर लड़ाई शुरू करदी। (३) जैन मतावलस्बी ग्रन्थकारों ने 


(१) पीष सुदि १२ सवत्‌ १२२६ बि० को गद्दी पर बैठा और फामुण 
छुदि १२ सबत्‌ १२१३२ को मृत्यु होगई, इस प्रकार तीन वर्ष राज्य किया | कप 
(२) सिद्धराय आसन कु वरपाल, रहो वरस एकतीस ज्यु । 
इनकु पुनि नहि पुत्र भो, छत श्राव को होईस ज्यु ॥१७॥ 
विन नाम दे अ्जयपाल सो, तिदुं वर्ष राज्यकुले बहु , 
(३) चब्र अनयपाल पूर्वजों हारा निर्मापित मन्दियरों को तुडवाने लगा तो 
'सीलण? नामक एक कीतुकी ने उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए एक नाटक का 


अजयपाल ] [२११ 


उसके विपय में लिखा है कि वह भ्रष्ट बुद्धिवाला, पितृथमंघातक, और 
नास्तिक था, परन्तु (सनातन) धर्म मानने वालों ने भी उस पर ऐसे ही 
दोष लगाए हों, ऐसी दन्तकथाए' प्रचलित नहीं हैं. । (१) इससे यही 
(वजन न त्त्ता रह 
प्रसण॒ उपस्थित किया । वह एक रोगी का अमिनय करता है श्रोर पाच तरण- 
विनिर्मित देवमन्दिर अपने पुत्रों को मक्ति-भाव-पूर्वक सुरक्षार्थ सॉपता है । उसका 
अन्त समय आया भी न था कि उसके छोटे पुत्र ने उन मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया । तत्र रोगी पिता ने कहा अरे पुत्राधम । श्री अजयदेव ने तो अपने पिता 
के परलोक गमन के बाद उनके मन्दिरों को मग्न किया है, तू तो मेरे जीवनकाल 
में ही इन्हें तोड रहा है । अतः तू अधम से मी अघम है ।” यह प्रसज्ञ देखकर 
राजा लज्जित हुआ और जेन-मन्दिरो को तुड़वाना बन्द कर दिया । इसी के 
परिणाम-स्वरूप कुमारपाल के बनवाए, हुए. कुछ विहार अब तक विद्यमान हैं। 
-दुर्ग-स्थेत अजितनाथ के मन्दिर को अजयपाल के नाम से अक्षलित कर 
के चतु॒र (१) लोगो ने बचा लिया | 


राजाओं को अपनी सनक में आकर कुकार्यों में प्रश्नत्त होने से रोकने के 
लिए, ऐसे दस्वारी कवि, चारण और माड (माण प्रहसनादि अभिनय करने 
वाले) आदि रखने की प्रथा थी। ये लोग समयानुकूल कविता, गीत और अ्रमिनय 
प्रस्तुत करके उनको सत्पथ पर ले आते थे | 

(१) स॒कृतसकीतेन के कर्ता अरिसिंह ने लिखा है कि, 


“अ्रथोरधामाइजयदेवनामा रक्त दक्तु: कच्षितिमक्षुतीजा: | 
हा न केडपि काराकुहरे5प्यरण्य-देशे5पि नो यस्य ममुर्हिपन्त ॥ (२.४४) 

सपादलक्षप्रभुणा प्रदत्ता रैक्मी वमी मण्डपिका समायाम्‌ | 

सेवागतो मेरुरिव स्थिरत्वजितो भूशं यस्य कशप्रताप- ॥ (२४५) 

कमारपाल के बाद, चतुर और अक्षयवलशाली अजयदेव गद्दी पर बैठा, 

जिसके शचुओं से काराण्द (जेल) और जगल मरे हुए थे। सपादलक्षु देश के राजा 

ने उसको एक सोने की मंडपिका मेंट की थी, वह सभा में ऐसी शोमित होती थी 

कि मानो, जिसकी स्थिरता जीतली गई है और जो इस राजा के सामने मन्दग्रताप 


२१२ ] ['रासमाला 


में तीथडुरों 
अनुमान लगाया जा सकता है कि इस नवीन राजा के समय में तीथझूरों 
के पत्रित्र मत के विरुद्ध, किसी अश तक, आन्दोलन खड़ा हुआ होगा, 


हो गया है ऐसा, सुमेरु पर्वत ही उस (अजयपाल) की सेवा में उपस्थित हुआ है) 


कीर्तिकौमुदी का कर्ता सोमेश्वर देव था जिसने सरथोत्सव, कर्णाम्रत 
प्रपा और रामशतक आदि अनेक ग्न्थ लिखे हैं | यह गुजरात के राजाओं का 
पुरोहित था | सोमेश्वर के पिता का नाम कमार था, जिसको अजयपाल ने सूर्य 
ग्रहण के अवसर पर बहुत सा सोना और रत्न देना चाह्य परन्‍्ठ उसने कुछ नहीं 
लिया । कुमार बद॒केश्वर महादेव का पूजन करता था और उसको प्रसन्‍न करके 
उसने लड़ाई में पडे हुए श्रजयपाल के गहरे घावो की पीडा का निवारण भी किया 
था, ऐसा सुरथोत्सव में लिखा है । इस लेखक ने अजयपाल को कुमारपाल का 
पुत्र लिखा है | सम्मव है उसने ऐसा इसलिए, लिख दिया हो कि कुमारपाल हम 
बाद वही गद्दी पर बैठा था । 
कीर्ति कौमुदी के द्वितीय सर्ग में लिखा है *-- 
भपालो5डजयपालो5भत्‌ कल्पद्र मसमस्तत । 
चक्रे वसुन्धरा येन, काड्चनेर [प्य | किज्चना ॥५२॥ 
दण्डे मण्डपिका हेमी, सहमत्ते मंतगजै । 
दत्वा पाद गले येन जागलेशाब्ण्ह्मत ॥ ५३ ॥ 
जामदग्त्य इवोद्दार्मा धाम ]भत्सितभास्कर । 
क्षत्रालच्षालिता धात्री ओत्रियत्राचकार यः ॥५४॥ 
दानानि ददठो नित्य, नित्य दरडयतो वृपान्‌ | $ 
नित्यमुद्दहतों नारीय॑स्या55सीत्‌ त्रिगण: सम ॥५५॥ 


“अ्रजयपाल ने सोने का दान दे दे कर लोगों को धनवान बना 
दिया था, जागलेश ( कुरु देश के पास वाला प्रदेश के ) राजा के 
मस्तक पर लात मार कर उसने दण्ड में एक स्वर्ण की मण्डपिका ओर 
खनेक मदोन्मत्त हाथी लिए थे, उसके परशुराम के समान उद्दाम प्रताप के आगे 


सूर्य को भी नीचा टेखना पडता था; उसने पृथ्वी को ऋत्रियो के रुघिर से धोकर 


अजयपाल ] [ ९१३ 


परन्तु साथ ही यह भी कद्दे विना नहीं रहा जा सकता कि अजयपाल 
ने अपने कर, उन्‍्मत्त और दे पी स्वभाव का परिचय अवश्य दिया था। 
उसने सबसे पहला काम तो यह किया कि, कुमारपाल के प्रीतिपात्न सन्त्री 
पकरपर्दी से अधान का पद ग्रहण करने के लिए आग्रह किया परन्तु, रसा 
करने मे यही धारणा प्रबल रही होगी कि यदि कप को प्रधान पद 
दे दिया जावेगा तो वह प्राय राजा को कुछ न कुछ कहता झुनता रहेगा 
ओर इस प्रकार शीघ्र ही उसके विरुद्ध कोई न कोई वहाना मिल 
जावेगा । उसने काम हाथ में लिया ही था कि उसके विरुद्ध 
राजा से वरावरी करने का दोप लगाकर उसे तप्त तैल के कडाह में 
डलवा कर मरवा दिया गया । (१) सी प्रव॒न्धों का रचयिता रामचन्द्र 


*टपारटी आह को दाल में है ओर रनों 
औदपॉर्टी ब्राह्मणो को दान में ठे दी थी, वह घम, श्रथै और काम, इन ती 


पुरुषार्थो का समान भाव से प्रतिटिन सेवन करता था क्योंकि ब्राह्मणों की दान 
देकर धर्म को साधता था, राजाओ से दण्ड लेकर अर्थ को साधता था और 
नवीन स्त्रियों से विवाह करके काम की साघना करता था। 


(१) जत्र कप से महामात्यपठ ग्रहण करने के लिए, कहा गया तो उसने 
उत्तर दिया “प्रात काल शकुन देखकर पद अहरण करू गा। ? फिर वह शकुन-ग्रह 
में गया और वहा दुरग्वी से सप्तविध शकुन की याचना करते हुए: युष्पाक्षत 
आदि से पूजन किया | इसके बाद जब वह नगर में आनन्द मनाता हुआ 
जा रहा था तो ईशानकोण में गर्नन करता हुआ साड ( आखला ) दिखाई 

 पडा। उसने इसको शुभ समझा, पर्ठु एक माखवाड़ी ने उससे कहा “यह शकुन 
तो विपरीत पडेगा क्योकि-- 

नद्य त्ारें5घ्ववैषम्ये तथा सनिहिते भये । 

नारीकार्य रणे न्याधी विपरीतः प्रशम्यते ॥! 


जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो प्रतिकूल को भी लोग अनुकूल ही मान 
लेते हैं, इसलिए, उसने उस मारवाडी का कहना नहीं साना | फिर जब उसको 


२१४ |] [ रासमाला 


नामक जैन अधिकारी उसका दूसरा शिकार था | उसकी बहुत यातना दी 
गई थी, यहां तक कि इस घोर यातना से मुक्त होने के लिए वह अपनी 
जीम काटकर मर गया। (१) 


मेरुतु ग लिखता है कि उसके सभी सामन्त आम्रभट्ट (राजे 
पित्तामह) की महानता को न देख सके और अवसर पाकर एक बार 
उसको नवीन राजा को नमस्कार करने के लिए ले आए । बहू जेन- 


त'त तैल के कडाह में डाला गया तो उसने दृढता के साथ कहा.--- 


अर्थिम्य, कनकस्य दीपकपिशा विश्वाशिता कोदयो 

वादेशु प्रतिवादिनां विनिह्वता: शास्त्रार्थनर्भा गिर; । 
उत्खातप्रतिरोपिनिद्ध पतिमि शारैरिव क्रीडितम्‌ के 
कत्त व्य कृतमर्थिता यदि विधेस्त्वत्रापि सज्जा वयम्‌ |) 


अर्थ--दीपक की लौ के समान पीले रग की करोड़ों मोहरें अर्थी लोगों 
के दान में दे चुका, शास्त्राथे में प्रतिपक्तियों के सामने शास्त्रगर्भित वाणी की 
व्याख्या कर चुका, शतरज के मोहरों के समान राजाओं की उखाड़ कर पुन 
स्थापित कर चुका, इतने कर्तव्य कर चुकने बाद अब भी जो कुछ विधाता मुझसे 
करवाना चाहता है, वही करने के लिए मैं तैयार हू ।? 


(?) रामचन्द्र को तपाएं हुए गरम गरम ताबे के पटरे पर बिठाकर मारा 
गया था, उसने यह गाथा कही थी -- 
माहदि वीदह सचराचरह बिन सिर दिल्ला पाय 
तस अत्यमणु दिणेसरह होउत हो ह चितराय ॥ 
(महीपीठे सचराचरे येन श्री दत्ता प्रायः । 
तस्याम्तमन दिनेश्वस्म्य भवितव्य मवत्येव चिराय ॥) 


“जिसने सचराचर पृथ्वीमण्डल कोप्रकाश दिया, उस टिनेश्वर यू 
का (भी) अम्त होना ही है, और बहुत समय के लिए होता मी है । 


अजयपाल ] [२१५ 


मतावलम्बी था, इसीलिए अजयपाल उस पर कुपित हुआ था, परन्तु, बह 
निडर होकर कहने लगा, “मेरा धर्म तो वीतराग है, गुरु हेमाचाये हैं. 
ओर राजा कुमारपाल है. ।” अजयदेव ने क्रोधित होकर कहा, “तू 
ठाजद्रोह्दी है ।” आम्रभट्ट सच्चा शूरवीर था | बह विन्ा युद्ध किए ही 
घातक के श्रागे सिर भुकाने वाला न था, इसलिए उसने जिनेश्वर की 
मूर्ति को पूजा करके अपने मनुष्यों को हथियारों से सज्जित किए और 
घर से निकल कर राज-सहलों पर आक्रमण कर दिया | जिस प्रकार 
हवा के भारी तूफान में रूई के फैलों का ढेर तितर वितर हो जाता हे 
उसी प्रकार एज-द्वार के वाहरी रक्षक उसके बेग के आगे न ठहर 
सके और सवके सब जी चचाकर भाग निकले । वह तुरन्त ही महल 
£ के घटिका-गृह सें आ पहुँचा और ज्योंही उसने घातक लोगों के 
संसगे-दोष के कल्मप को घारान्तीर्थ मे घो डाला त्यपॉह्दी स्वगे में 
अप्सराए, जो युद्ध का कौतुक देख रहद्दी थीं, चिल्ला उढीं, “इसको में 
वरुं गी, पहले में वरूगी ।” इस प्रकार उदयन का पराक्रमी पुत्र देवलोऊ 
की चला गया | उसके सरने पर लोग शोक करने लगे और कहने लगे 
कि, अन्य मरने बाले योद्धाओं जैसे तो पुथ्बी पर फिर पैदा हो सकते हैं, 
परन्तु उदयन के पुत्र के मर जाने से तो प्रथ्वी पणिडतों से शून्य 
होगई। (१) 
# 
(१) भीमान्‌ आम्रभट, जिन्होंने राजपितामह की उपाधि प्राप्त की थी, 
का प्रताप न सह सकने वाले सामन्तों ने अवसर पाकर उसको अजयपाल के 
दख्वार में नमस्कार करने के लिए बुलाया, | उसने कहा, “इस जन्म में तो में 


देववुद्धि से भरी वीतराग बिनेन्द्र को, गुरुवुद्धि से श्री हेमाचार्य को और स्वामी- 
बुद्धि से कुमारपाल को ही नमस्कार करता हूँ।” 


२१६ ] [ रासमाला 


अजयदेव का राज्यकाल जितना ही उपद्रवों और रक्तपात से भरा 

हुआ था उतना ही अचिरस्थायी भी था । पुराण में लिखा है. कि -- 
ब्रिमिवेषेस्त्रिसि्ासेस्त्रिसि पतक्षैस्त्रिमिदिने । 
अत्युत्तत॑. पुण्यपापेरिहेच॒ फलमश्छुते ॥ 

'तीन वर्ष, तीन मास, तीन पक्ष, अथवा तीन दिन मे, किसी के 
बडे भारी पाप तथा पुण्य का फल इसी लोक में मिल जाता है ।” इसी 
के अनुसार ऐसी घटना हुई कि जब अजयपाल को राज्य करते हुए तीन 
बे हो गए तो एक दिन विजयपाल नामक एक द्वारपाल ने उसके कलेजे 
में छुरी भोंक दी और “देव स्थानों को तुडवाने वाले उस पापी को कीढ़ों 
ने खा डाला तथा नरक की ओर पहु चाने वाला वह दुष्ट आखों से 





आम्रमट की प्रशसा में निम्न लिखित पद्म है, जिसका भावार्थ ऊपर! 
दिया गया है -- हर गा 
वर भट्ट भाव्य वरमपि चर खिल्ली धनकृते 
वर वेश्याचार्यवरमपि महाकूटनिपुर्णी, । 
दिव याते ढेवादुब्यनसुते दानजलधी 
न विद्वदूमिर्भाव्य कथमपि बुधेममिवलये ॥ 
धन प्राप्ति के लिए भाद, वेश्यागामी, वेश्याचाय॑ और कृटनीति निपुर 
होना अन्छा, परन्तु दान के समद्र उठयन-पुत्र (आम्रमठ) की मृत्यु हो जाने 
पर चठ॒र मन॒प्यो को टस प्रथ्वीमएंडल पर विद्वान नहीं होना चाहिये श्रर्थात्‌ 
अब विद्वानों का सम्मान करने जाला नहीं रहा । * 
टस प्रकार जैंन कार्यकर्ताओं को दूर करके श्रजयपाल ने सोमेश्वर को 
अपने महामात्य पढ पर नियुक्त किया था| यह बात उव्यपुर के एक लेख से 
विटित होती है जो इस प्रकार है-- 
“सबत्‌ १२२६ वैसाख श्ुटि ३ सोमे अद्येह् श्रीमद्शहिल्लपढके 
ममस्तराजावलिविराजितमहाराजाधिराजपरमेश्वरग्मजयपालदेवकल्याण विजयराज्ये 
तत्यादप्मोपजीबिनति महामात्यश्रीसेमेश्वरे श्रीकरणादी |” 


घालमूलराज ] [२६७ 
ओमल् हो गया ।(१) 


अजयपाल (२) के वाद मूलराज (द्वितीय) अथवा बाल मूलराज 
सन्‌ ११७७ ई० में गद्दी पर बेठा ओर उसने ढो वषे (सन्‌ ११७६ ई०) 
तक राज्य किया | मेरुतु ग ने जो कुछ थोड़ा सा ब्रत्तान्व उसके विपय 
में लिखा हे वह पूर्णरुप में यहां उद्धू त करते हैं --' उसकी माता नायकी 


(१) इति पुराणोक्तप्रामाण्यात्‌ स कृपतिवंयजलदेवनाम्ना प्रतीद्वारेण 
कुरिकया हतो धर्मस्थानपातनपातकी कुमिमिर्भक्ष्यमाण प्रत्यह नरकमनुभूय 
परोक्षता प्रपेदे | स० १२३० पूर्वमजयदेवेन वर्ष ३ राज्य कुतम्‌ |”? (प्र० चि.४, 
पृ० १४६) 

7५ (२) डाक्टर बूलर के लेख सग्रह में अक ५-६-७ के लेखों में 
पृष्ठ ७०, ७४ और ८४ में तथा इगण्डियन एण्टीक्वेरी के भाग ६ के पृ० १६६- 
२०० श्र २०१ में अजयपाल के विषय में निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैँ -- 

महाराजाधिराज-परमेश्वर-परम-मद्टारक --- हेला-करटीकृत-सपादलक्ष 
उमापाल-श्रीश्रजयदेव ॥५॥ 

परमेश्वरपरमभट्‌टारकमहाराजाधिराजपरममाहेश्वरहेलाकरदीकृतसपाद लक्षु- 
च्मापालभ्रीअजयपालदेव ॥६॥ 


परमेश्वरपस्ममट्टारक््महाराजाधिराजपरम माहिश्वसप्रवलब्राहुद एड रूपकन्दर्प- 

हेलाकरदीकृतसपादलक्ष॒क्ष्मापालश्रीअजयपालदेव ॥७॥ 
#*।  अक ८-६ ओर १० के लेखो में 'परम? के स्थान पर 'महा” शब्द 

लिखा है, केवल इतना ही अन्तर है। 

इस राजा के दिए हुए ताम्रपटटो में 'परममाहेश्वए और “महामाहेश्वरः 
की उपाधि मिलती है, इससे विदित होता है कि जैन-वर्म का नाश करके पुन 
शैव-धर्म का प्रचार करने का प्रयत्व इसके राज्यकाल में हुआ था, और इसीलिए 
जैन अन्थकारों ने इसके विपय में चह॒त थोड़ा बत्तान्त लिखा है और वह नी 
इसवी निनन्‍्दा से मरा हुआ है। 


२१८ ] / [ रासमाला 


देवी, परमर्दिराज (१) की पुत्री थी उसने बालक राजा को अपनी गोद 
में लिए हुए गाडराघट्ट नामक पहाड़ी पर युद्ध किया | बषों एव प्रतिकूल 
ऋतु ने उसकी सदाशयता में सहायता पहुंचाई इसीलिए उसने 
म्लेच्छुराज (२) को परास्त कर दिया। ३! 


(१) सातवें प्र करण की टिप्पणियों में ५० २३५ पर जेजाहुति अथवा महोत्रा 
के चन्देल राजों की तालिका दी गई है, उसमें श्ण वी सख्या पर परमददेव 
(परमर्दिदेव) का नाम है | यह परमर्दिदेव सवत्‌ १२२२, (१२२४) अथवा सन्‌ 
११६५ ई० से १९०३ तक था । इस राजा के सिक्‍के व लेख भी ग्राप्त होते हैं । 
नायकी देवी इस राजा की पुत्री होगी अथवा कादम्बकुल के राजा परमर्दि अथवा 
शिवचित्त की, जिसने ११४७ ई० ११७५ ई० तक राज्य किया था | जगदेव 
परमार कथा की टिप्पणी में ० २४७ में लिखा है कि जगदेव परमर्दिराज डे, 
दरबार में गया था। यह परमर्टिराज कुन्तल का राजा था, परन्ठ इसका समय 
बहुत पीछे रह जाता है | कल्याण के कलचुये राजा कृष्ण का पुत्र जोगम, उसका 
घुत्र परमर्दी श्रथवा परमादी ११२८ ई० में था । इसका पुत्र त्रिथुवनमल्ल 
अथवा विज्जल ११४३४-११६७ ४० में था। सभव है यह उसकी बहन हो | 


(२) यह म्लेच्छुराज मोहम्मद गोरी ( शाहबुद्दीन ) जान पडता है । 
इस मूलराज को ब्रालाक्क अथवा वालमूलराज लिखा है | डाक्टर बूलर ने 
चालुक्यो के विषय में ११ लेख प्रकाशित किए हैं जिनमें से तीन इसके 
विषय में हैं--- 

लेख श्र क ३ (सव॒त्‌ १२६३ श्रावण शुद्दि २ खौ ) | 

“परममट्टारकमह्वाराजाधिराजपरमेश्वराहवपराभूतदुर्ज्जय गर्ज्ज न का घिरा ज- 
भ्रीमूलराजदेवपादानुध्यात ?? 

लेख अ के ४ ( सवत्‌ १२८० पीष शुद ३ भीमे, ) 

“महाराजाधिराजपरमपरमेश्वरपरमभट्टारक उमापतिवरलब्धप्रसादप्रौद - 
प्रतापत्रालाक्कआहवपरामूतदुर्ज्ज॑यगर्ज्जनका धिरा जश्रीमू लराजदेवपादानुध्यात, ? 


घालमूलराज |] [ २१६ 


मूलराज (दूसरा) अजयपाल का पुत्र था। आवू प्रेत पर अच- 

लेश्वर का एक देवालय है, उसमे एक लेख (१) है, जिसमे लिखा है. 

कि “उसके (कुमारपाल के) वाद अजयपाल ने राज्य किया, उसका पुत्र 

“मूलराज (२) था, उसका छोटा भाई प्रसिद्ध मीम (३) आजकल भूमि- 
भार को धारण करता है ।” 


लेग्व अक ५ (सवत्‌ ११५८३ श्रावण शुद्‌ १५.) 
“परमेश्वरपरममटठारकम्लेन्छुतमनिचयन्छुन्न (महदी)वलयप्रयोतनत्रालाक्क- 
महाराजाधिराजश्रीमूलराजदेवप'दानुध्यात”? 


रासा वालो ने लिखा है कि मूलराज (हद्वितीय) का मुसलमानों से कगडा 
हुआ था । इस ज्ञात की पुष्टि उक्त लेख से भी होती है । लेख में लिखा है कि, 
६: जिसको जीतना कठिन है, ऐसे गज्जन के राजा को युद्ध में हराया है जिसने, ऐसा 
“मूलणज राजा था? 


(१) एशियाटिक रिसर्चेज भाग १६ पृ० रपये | 


(२) मिस्टर विल्सन ने इस लेख का अनुवाद करते समय यह नोट 
लिखा है कि “अनुजन्मा' शब्द का अर्थ साधासणतया 'पीछे जन्म लेने चाला! (भाई) 
होता है, समवतः इसका अर्थ पुत्र भी हो सकता है, परन्तु पहले अर्थ (छोटामाई) 
को ठीक मान लेने के लिए, तहुत से कारण मौजूद है ।” जत्र मूलगज बचपन 
ही में मर गया था तत्र भीमदेव द्वितीय पूर्ण वयम्क था, ऐसा ज्ञात होता है। 
इसलिए उसको श्रजयपाल का भाई मान लेना ही अधिक सगत होगा। मि० 
विल्सन का अ्रभिप्राय अगले पेरे में ओर भी अधिक स्पष्ट हो जाता है-जहा 
लिखा है कि “भीम, अ्रजयपाल के पुत्र मूल का छोग माई । 


(३) अ्जयपाल का पुत्र मूलराज था, ओर नीचे लिखे प्रमाणों से तो 
यह विदित होता है कि भीम भी उसझ्ा पुत्र था, परन्तु उसके कार्या को देखकर 
बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि वह (मीम) अजयपाल का छोटा भाई था । यह 


बात बहुत ध्यान देने योग्य है, परनु इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं मिल 
सका है । 


२२० ] [ रासमात्ा 


बढ़बाण के साधु मेरुतु ग ने जिन स्‍्लेच्छों के विषय में लिखा 
है वे मुसलमान थे जिन्होंने महमूद गजनी के हमलों के वाद एक सौ 


जूनागढ के अधीनस्थ प्रमासपटटरा के बड़े टरवाजे पर भीमदेव का सवतक् 
१२७३ वि० का एक लेख है जिसमें लिखा है -- 


आखरडलप्राज्नरिके च तस्मिन्‌ सुव वमाराजयदेवभुप: | 
उच्छार्यन्‌ भूपतरूप्रकाण्डान्नुवाप यो नेगमघर्मइक्षान्‌ ॥२१॥ 
यत्खडगघाराजलमग्ननानानपेन्द्रविक्रान्तियश प्रशस्तिः | 
भश्राज तत्पुष्करमालिकेव श्रीमूलराजस्तदनूदियाय ||२२॥ 
तस्यानुजन्मा जयति क्षितीश श्रीमीमदेव: पग्रथितग्रतापः | 
अकारि सोमेश्वर्मण्डपोडय येनात्र मेब्रध्वनिनामथेय |२३॥ 


जब कुमारपाल इन्द्रलोक को चला गया तो अजयदेव ने पृथ्वी का भा£ 
धारण किया, इस अजयदेव ने प्रकाण्ड भूप रूपी पेडों को उखाड़ कर वेदरूपी 
वृक्षों की बोया ॥२१॥ 

जिसकी खड॒गधारा के जल में निमग्न होने वाले अनेक राजो के पराक्रम 
से उत्पन्न हुई यशःप्रशस्ति उसकी ( श्रजयपाल की ) प्रुष्पमालिका के समान 
शोमित द्वोती थी। उसके वाद मूलराज का उदय हुआ ॥२श॥ 

उसका अनुजन्मा (पीछे जन्म लेने वाला) अर्थात्‌ उसका छोटा भाई 
भ्री भीमदेव जिसका प्रताप विख्याति को प्राप्त हो गया है, राजगद्दी पर बैठा । 
इसने मेघ्रध्वनि नामक सोमेश्वर का मण्डप बनवाया ॥२३॥ 


सकृतसकीरत्त न के तीसरे सर्ग में लिखा है -- ! 
तदद्भजो दिग्गजद॒न्तिशय्याविश्वान्तकीर्ति किल मूलराज ॥ 
ठरक्‍्कशीर्षाणि शिशुर्जयश्नीलताफलानीव लसन्नण्ह्मात्‌ ॥४५॥ 


उसका (अजयपाल का) अ गज (पुत्र), दिग्गजों के दाँतो रूपी शब्या 
पर विश्राम किया है कीर्ति ने जिसकी ऐसा, मूलराज हुआ, (शअ्रर्थात्‌ दिग्दिगन्तो में 
जिसका यश फेला हुआ था) जिसने बचपन में खेल ही खेल में नयलक्ष्मी रूपी 


वालमूलराज ] [२२१ 
बर्ष पीछे फिर अणशहिलवाडा की सीमा पर चढ़ाई की थी । फरिश्ता 


लता के फूल समभक्र तुर्कों के मस्तको को ग्रहगा कर लिया था । (अर्थात्‌ जिसने 
मुसलमानों के मस्तकों को काट डाला था । ) 


४ यस्मिन्‌ सदौच्चे: शिरसि प्रतीची महीम्गति स्फाखलाम्बुराशी। 
अस्त समस्तारियशःशशाझ्लुप्रतापचण्डद्यू तिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जिसकी सेना का विस्तार समुद्र के विस्तार के समान था ऐसा, पश्चिम 
दिशा का राजा, राजशिरोमणि मूलराज शत्रुओ के यश रूपी चन्द्रमा और अपने 
प्रतापरूपी सूर्य-मण्डल के साथ अस्त हो गया | 
श्रीमीमदेवो5स्ति निरगंलोग्रभुजार्गलग्रस्तसमस्तशत्रु । 
विभ्रत्‌करे भूवलय पयोधिवेलामिलन्मौक्तिकमस्य बन्घु: ॥ ४७ ॥ 
उसका भाई भीमदेव है, जिसने अपनी निरर्गल उग्र भ्रुजाओ रूपी अर्गला 
७ वे समस्त शत्रुओं को बाँध लिया है और जिसने, जहा पर मोती प्राप्त होते हैं 
ऐसी, समुद्र-वेला-पर्यन्त पृथ्वी को अपने हाथ में ले लिया है । 


अआजन्मसझ दू सदा मदेकक्षुणप्रदानात्‌ ्यमेष मागात्‌। 
इति स्मरन्‌ यः कनकानि दातुमुन्मूलयामास न हेमशेैलम्‌ ॥४०॥ 
यह (सुमेरु पर्वत) शुरू से ही देवताओं का निवास म्थान रहा है ओर 
मेरे दान कर देने से एक ही क्षण में समाप्त हो जावेगा” इसी विचार से जिसने 
(भीमदेव ने) समेझ पर्वत की नहीं तोडा (अर्थात्‌ अपर्याप्तसमझ कर रहने दिया) | 
यदहानमश्रावि सदानुभूतमेवार्थिभिर्गीतिपु खेचरीणम्‌ । 
विलास्हेमाद्रिसमेर्षादाधियाचकाना स्वग्होपकण्ठे ॥४६॥ 

? » जिसके (भीमदेव के) विलास के लिए बने हुए सोने के क्रीडा पर्वत पर, 
अपने घर सुमेर शिखर की भ्रान्ति से उतर कर आई हुई अप्सराओों की गीतियो 
में, उसके निरन्‍्तर होते रहने वाले दान के विषय में याचक्त लोग सदा ही 
चर्चा सुनते रहते ये । 
कीर्तिकीमुदी के द्वितीय सर्ग में लिखा है कि -- 

“बुतपार्थिवनेपथ्ये निष्करान्तेडत्र शतक्त्ती । 
जयन्ताभिनय चक्र मूलणाजस्तदद्भज: ॥९६॥ 


+. 


है 


२२२ ] [ रासमाला 
लिखता है कि ११७८ ई० में, मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी गजनी से 


चापलादिव बालेन रिघ्ठुता समराद्रणे । 

तरु्काधिपतेयेंन विप्रकीर्णा वरूथिनी ॥ ५४७ ॥ च 
यच्छिन्नम्लेच्छुक्डालस्थमुच्चेर्विलोकयन्‌ । 

पिठ प्रालेयशैलस्थ न स्मसत्यबुदाचल ॥॥श्८ ॥ 


इन्द्र ने अजयपाल का रूप धारण किया था, राज्य-भूमि रूपी रंगमूमि 
पर अपना कार्य करके वह तो चला गया और उसके पुत्र मूलराज ने जयन्त 
का अमिनय किया । रणभमि में क्रीडा करते हुए ही उसने (मूलराज ने) तुर्कराज 
की सेना की तितर ब्रितर कर दिया । जिसके (मूलराज के) द्वाय्य मारे गये 
म्लेच्छों के ककाल (अम्थिपन्नर) के ढेर को देखकर अबु दाचल (श्राबू पहाड़) 
अपने पिता हिमालय को मी भूल गया । कट 


द्र्‌ तमुन्मीलिते तत्र घात्रा कल्पद्र माइकुरे। 
उज्जगामानुजन्मास्य श्रीमीम इति भूषति ॥४६)॥ 
भीमसेनेन भीमो5य भूपतिर्न कठाचन ॥ 
बकापकारिणा ठ॒ल्यो राजहसठ्मक्षम, || ६० ॥ 
मन्त्रिभि्माण्डलीकैश्च चलवदमि शनै: शने 
चालम्य भूमिपालस्य तम्य राज्य व्यमज्यत ॥६१॥ 


कल्पद्र म के अ कुर रुपी मूलराज को विधाता ने शीघ्र ही उखाड़ लिया, 
इसलिए उसका अनुजन्मा ( छोटा भाई ) श्री मीम राजा हुआ। 8) 

राजहसो का (राजा रूपी हसों का) दमन करने में समर्थ यह मीमराज 
बक (राक्षस अथवा बगुला) के अपकार (नाश) करने वाले मीमसेन के वरावर 
कमी भी नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ उससे वढकर है क्योंकि उसने तो बक को 
ही नप्ड क्या था और इसने गजहसो का दमन क्या है )। 

बलवान मन्त्रियो और माण्डलिको ने धीरे धीरे उस बालक राजा के 
राग्य को बाद लिया था ॥ ६१ ॥ 


वालमूलराज ] [ २२३ 


रताना होकर झरूच और मुल्तान के रेतीले मेंदानों के रास्ते से गुजरात 
पहुँचा था। (१)“राज़ा भीमदेत्र (महमूद गजनवी का सामना करने वाले 


(१) इस समय का मुसलमानों का इतिहास जानना मी आवश्यक है इसलिए 
में जो कुछ उसका हाल प्राप्त हुआ है उसे यहा विस्तारपूर्वक लिखते हैं--- 


गोरीवश का अलाउद्दीन जहासोज, गजनी को पेंमाल करके फीरोजकोह 
के तख्त पर बैठा था | उस समय उसके दो भतीजे थे, गयासुद्दीन-मुहम्मट शाम 
ओर मौजुद्दीन मुहम्मद शाम उर्फ शाहबुद्दीन जो सुलतान वहाबुद्दीन शाम का 
शाहजादा था और जिसको उसने वैरिस्तान के किले में केंद कर रखा था ओर 
उसके गुजारे के लिए बर्षिक स्कम बाघ रखी थी | 


सुल्तान अलाउद्यीन के बाद शाहजादा सुलतान सैफुद्दीन गद्दी पर ब्रैंठा । 

>इस सुलतान ने अपने दोनो चचेरे भाइयों को केद से छोड दिया । शाहजादा 

“ ॥यासुद्दीन तो फीरोजकोह में ही बादशाह सेफुद्दीन की सेवा मे रहने लगा ओर 

शाहबुद्दीन (मौजुद्दीन) अपने चाचा फसरुद्देन मसूद की सेवा में आमियान 
चला गया। 


सेफुद्दीन की त्रासदायक मृत्यु के बाद गौर के तख्त पर गयासुद्दीन ब्रैठा । 

जब यह बात फखरुद्दीन ने सुनी तो उसने अपने भतीजे शाहब्रुद्दीन से कहा 
(ुम्दारे माई के शिर पर त्तो वोक्ा आ पडा है, अब तुम्हारा क्‍या कर्तव्य है १”? 
उसने अपने काका को सादर नमस्कार किया ओर तुर्त ही फीरोनकोह के 
लिए खाना हो गया । वहा पहु चकर उसने अपने भाई की नमस्कार क्या ओर 
एक वर्ष तक वही उसकी सेवा में रहा । फिर एक बार किसी वात में अपना 
£ तपमान समककर वह सीजिस्तान में मलिक शमशुद्दीन के पास 
चला गया और एक जाड़े भर बही रहा | इसके वाद उसको वापस चुलाने के 
लिए, हलकारे भेजे गए. । वापस आकर पहु चते ही उसको उज्रान आर इंग्तिया 
( दिसत और गजनी के बीच का पहाड़ गोर प्रदेश ) के मुल्क सौंप दिये गए । 
इसी समय गयाऊुद्दीन ने गर्मशीर पर अपनी सा स्थापित करली ओर वहा के 
सबसे बड़े शहर तकीनाबाद को अपने भाई के आधीन कर दिया । इतने ही 
में उधर गजनी के लश्कर और उसके नेता ने विद्रोह कर दिया इसलिए वह 


न 


हि 


२२४ ] [ रासमाता 


गुजरात के राजा ब्रद्मदेव (भीमदेव ?) का त्रंशज) सेना लेकर मुसलमानों 
का सामना करने के लिए आया ओर बहुत मारकाट के वाद उनको 


वहा बारह वर्ष तक रहा ओर खुशरूशाह व खुशरू मलिक के हाथ में से देश छीलू.. 


लिया परन्तु शाहीदीन तकीनाबाद से कभी कभी हमला करके हैरान करता रहा | 


अन्त में, सन्‌ ११७३ ६० ( ४६६ हि० स० ) में गयासुद्दीन ने गजनी 
को नीत लिया और अपने माई शाहबुद्दीन की वहा की गद्दी पर बिठाकर वापस 
गोर लोग गया | इस शाहजादे ने गजनी को स्वाधीन करने के दो वर्ष बाद ही 
गुर्दन जीत लिया ओर तीसरे वर्ष (हि० स० १७१, ई० स० ११७५) अपनी 
फीज लेकर मुलतान तक जा पहुंचा और कर्मातिन (करामन ) के लोगों से 
उनका देश हइस्तगत कर लिया | इसके बाद उसने भाटिया लोगों से उच्च को 
ले लिया और वहा तथा मुल्तान में अली करमाज को श्रपना प्रतिनिधि नियुक्‌; 
करके गजनी लौट गया । 


इन सव घटनाओं का समय फरिओ्ता ने ४७२ हिं० स० लिखा है और 
यह भी लिखा है कि सुलतान ने उच्च के चारो ओर घेरा डाल दिया था इस- 
लिए, वहा का राजा किले में जाकर रहने लगा। परन्तु सुल्तान इस बात की जानता 
था कि किले को ले लेना कोई आसान बात न थी इसलिये उसने युक्ति से ही काम 
निकालने की सोची | उसकी किसी तरह इस बात का पता चल गया था कि 
राजा पर यानी का बहुत प्रभाव है, इसलिए उसने रानी को ही अपनी ओर मिला 
लेने का निश्चय किया | उसने अपने आदमी रानी के पास भेजे और कहलाया 
'यदि तुम्हारी मद से नगर मेरे कब्जे में आ जावेगा तो में तुर्म्ह रागरारी 
बनाऊँगा ।? शाहबुद्दीन का दबदबा टेग्वकर रानी उसके फुसलाने में आ गई ओर 
सोचा कि यह यहा से विजय किए त्रिना नहीं लोटेगा। उसने उत्तर मिजवाया 
“मे तो आपकी सेवा के योग्य नही हू, परन्तु यदि आप मेरे मालमते को न 
छेडे तो मेरी अत्यन्त रूपवती पुत्री का आपकी मेंट कर सकती हू और राजा को 
मरवाने का उपाय मी कर सकती हू ।” शाहबुद्दीन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर 
लिया ओर कुछ ही दिनों वाद रानी ने गजा को मरवा दिया तथा उच्च नगर 


चालमूलराज ] [२२५ 


(मुप्तलमानों को ) हरा दिया। लौटते समय गजनी पहु चने से पहले 
उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | इस समय तक 


सुल्तान के कब्जे में आ गया | इसके बाद अपनी प्रतिशानुसार उसने राजकुमारी 
की मुसलमानी धर्म में बदलकर उसके साथ निकाह किया ओर गजनी मेज ढिया। 
राजकुमारी की माताने पुत्री के वियोग में तुरन्त ही प्राण छोड दिए. और दो वर्ष 
बाद उसकी पुत्री भी मर गई । इस प्रकार उन दोनों को दी बादशाह की मुला- 
कात से कोई फल प्राप्त नही हुआ । 





इसी वर्ष, सक्सन ( शकरान, सेनकरान ) के लोगो ने मी धोखा करके 
चहुत उपठ्रव मचाया इसलिए, शाहबुद्दीन ने उन पर चढाई करदी और उनमें से 
बहुतों को तलवार के घाट उतार दिया | 


४» कुरान में लिखा है कि, रुकरान के लोग अपने देश के लिए लडे थे, 
इसीलिए क्तिमे ही लेखकों ने उन्हें गाजी लिगवा है । उन्होंने कुछ काजियो की 
अध्यक्षता में विद्रोह ख्रडा किया था इसीलिए शाहबुद्दीन की कितने ही गजनेतिक 
कारणों से उन्हे मी दण्ड देना पडा | 


इस उपद्रव की दवाने के बाद (हि० स० ५७४, ई० स० ११७८) उसने 
ऊच्च और मुल्तान होते हुए. थरपाकर मार्ग से अणहिलवाड़ा ( नहरवाल ) पर 
चढाई की । उस समय वहा का राजा मीमदेव बालक था ( तत्रकाते नासरी ) | 
फरिश्ता लिखता है कि, उस समय गुजरात की हकूमत वीरमठेव के वशज भीमदेव 
के हाथ में थी । 
हे 22258 

(यह लड़ाई उन्‌ ११७८ में हुई थी, उस नमय ञआालमृलराज्॒ ग़ुबरात 
का राजा था और भीमदेव उसकी ओर से राजकाज चलाता था। ऐसा जान पडता 
हैं कि उसकी मझुत्युके बाद ११७६$० में भीम गद्दी पर बैठा था | )भीमदेव ने 
उल्तान को हरा दिया और बहुत से मुसलमान मारे गए. | उुल्तान बहुत कठिनाई 
से गजनी पहुँचा और फिर वहा से ४७४ हि० स० में पेशावर चला गया। 
खुलासा तवारीख का लेसक लिग्यता है कि यह घटना हि० सन्‌ ४७७ की है। 


श्र ] [ रासमाला 


“प्रख्यात भीमदेव” गद्दी पर नहीं बैठा था बरव्‌ अपनी भाभी और 
बालक राजपुत्र की ओर से एक सच्चे राजभक्त शुरवीर की भाति 
राजकाज चला रहा था। 


वह कहता है कि, गुजरात फतह करने के इरादे से सुलतान ऊच्च और मुलतान 
होता हुआ थरपारकर के मार्ग से आया और सामने ही भीमदेव फौज लेकर 
उसका सामना करने के लिए. तैयार मिला | दोनों दलों में घमासान युद्ध हत्ना 
परन्तु, इस समय सुल्तान का लश्कर बहुत दूर चलकर आया था और मार्ग में बहुत 
सी कठिनाइया भोगनी पडीं थी इसलिए, काफी थका हुआ और पस्त था। उधर 
भीमदेव के सैनिक ताजा और वेपरवाह थे इसलिए तीरो, तलवारों ओर बन्दूकों 
से उन्होंने बहुत से मुसलमानों की जख्मी कर दिया | इस प्रकार अनायास ही 
भीमदेव की विजय हो गई ओर सुल्तान का बहुत नुकसान हुआ तथा वह इस 
सकट से प्राण वचाकर गजनी माग गया । | 


"जब सुल्तान महमूद गजनवी ने देवपटटण पर चढाई की थी उस समय 
जूनागढ के स्वधर्मरच्षक राजा मडलिक ने अणाहिलवाड़ा के राजा भीमदेव प्रथम 
का साथ दिया था, ऐसा सोरठ के इतिहासकार रणछोडजी दीवान ने लिखा है, 
परन्तु, सर बेली अपने गुजरात के इतिहास में लिखते हैं कि, यह त्रात मोहम्मठ 
शाह ( शाहवबुद्दीन गोरी ) के इमले के समय लागू पडती है | हमकी ऐसा जान 
पडता है कि महमूठ गजनवी के हमले के समय भीमदेव प्रथम था और गोरी की 
चढाई के समय भीमदेव द्वितीय था | नामसाम्य के कारण सणछोडजी ने मोह- 
म्मद गोरी के समय की घठना की गजनवी के समय में लागू करके लिख दिया 
है । वे लिखते हैँ कि, “मुसलमानो पर हिन्दू लोग त्रिजली के समान टूट पड़े, 
वायु के समान वेग घारुण करके, बन्दरों के समान कृद फाद करते हुए और वाल- 
सर्गों के समान झुलाचें मरते हुए वें मुसलमानों के पीछे दौड़ पडे । मुसलमानों 
में से क्तिने ही तो हिन्दुओं वी तलवारों से मारे गये और कितनों ही के मस्तक 
राजपूत) की गदा से चऊनाचूर हो गए.। राजा का सौभाग्य सूर्य उच्च स्थिति पर 
पहुच गया, मुहम्मदशाह अपना जी बचाकर भाग खडा हुआ, पर्व उसके 
लश्कर में से वहुत से स्त्री पुरूष पकड लिए गये | 


भीमदेव द्वितीय ] [ २२७ 


अजयपाल का छोटा भाई भीमदेव (द्वितीय) अथवा जिसको 

भोला भीम भी कहते हैं, ११७६ ३० में गद्दी पर बेठा (१) ओर ३६ बर्ष 
राज्य किया | मेरुतु ग लिखता है कि, उसके राज्यकाल में मालबा के 
उस 3 
मुसलमानों के धर्मशास्त्र में लिखा है कि, तुके, अफगान और मुगल 
स्त्रिया जब्र तक क्‍्वारी रहती है तत्र तक पवित्र समझी जाती हैं । इसी के अनुसार 
ऐसी म्त्रियों के साथ विवाह कर लेने में कोई आपत्ति नही समभ्की गई । जो दूसरी 
स्त्रिया थी उनकी जुलाब आदि देकर शुद्ध कर लीगई और उन्हीं के धर्मशास्त्रानु- 
सार जो भली थी उनका मलों के साथ और जो दुष्दय थी उनका दुष्टों के साथ 
विवाह कर दिया गया । जो इज्जतदार मनुष्य थे उनकी दाढिया मु डवाकर उनको 
शेखावतो में मिला लिया गया और शेखावतो को वाढेल जाति के साजपूतों में 
<'मिल कर लिया गया। जो नीच श्रेणी के थे उनको कोली, साठ, बावरिया 
ओर मेर जाति के लोगं। में मिला लिया गया | शादी, जन्म, मरण आइढि की 
रस्म के विपय में इन्हें आजा दे टी गई कि वे अपने ही री'ते रिवान मानें परन्तु 
आर लोगों से अलग रहे । इसमें कहा तक सत्य है, यह परमेश्वर ही जानता है । 


(१) भीम देव (द्वितीय) ने ३६ वर्ष राज्य क्या, इस हिसाब से उसके 
गज्य-काल का अन्त १२१५ ३० में ही होता है, परन्तु यह ब्रात गलत है। मेरूतु ग 
के लेखानुसार उसने ६३ वर्ष राज्य कया ओर उसके दिए हुए ताम्रपटर्टो 
मे भी यही बात सिद्ध होती है । आवबू के १२९३१ ३० के लेख में मीमदेव को 
'राजाधिराज! ज्िखा हे और इसी लेख का आधार मि० फार्चस ने इस पुम्तक 

/ ऊेलिया है, शायद ८३ के अ को को उलद पुलट पद लेने के कारण भूल से 
६३ के स्थान १६ पर लिख दिए हैं। मेमतुग ने प्रजन्धचिन्तामणि में म्पष्ट 
लिखा है कि, 'सवत्‌ १२३४ प्र॒वे वर्ष ६३ श्री भीमठेवेन राज्य क्त” अर्थात्‌ 
सवत्‌ १२३५ वि० से ६३ चर पर्यन्त संवत्‌ ११६८ ($० स० १२४१-४२ ) तक 
भीमदेव ने राज्य क्या । मेर्तु ग के लिसे अनुसार भीमदेव के ताम्रपटट मिलते 
खाते हैं। उतका अन्तिम ताम्रपट्ट ( जो डा० दूलर के प्रकाशित किए हुए, ११ 
ताम्रपट्यों में से £ वा ६ ) संवत्‌ १२६४ वि० या है | उसके त्राद में व शशृ६८ 


श्र ] [ रासमात्रा 


राजा श्री सोहडदेव ने गुजरात को नष्ट करने के लिए चढ़ाई की थी 
परन्तु भीम मे उसको घमकी दी कि, 'राजा-मात्त ण्ड (सूर्य) जो सूये- 
बश को कान्ति प्रदान करता है, केबल पूर्व दिशा में द्वी प्रदीष्त होता हे, 
वह्दी सूये जब पश्चिम दिशा में पहुँचता है. तो कान्तिद्दीन ही जाते 
है।!'(१) इस घसकी को सुनकर सोहडदेव वापस लौट गया । सेरुतु ग ने 
लिखा है कि बाद में उसके पुत्र अर्जु नदेव ने गुजरात को लूडा था । 
इस कथन की पुष्टि मालवा के अ्जुनदेव के एक लेख (२) से हो 


वि० (१२४१-४२ ६० ) का ताम्रपट्‌ट राजा त्रिभुवनपाल का मिलता है। इस 
लिए, भीमदेव ने सवत्‌ १२६८ वि० ( १२४१-४२ ३० ) तक राज्य किया। 


गुजराती अनुवादक ने लिखा हैं कि, हमारे पास एक पहद्ावली है जिसके 
अनुसार बाल मूलरयाज ने सवत्‌ १२३२ की फाल्युण कृष्णा १२ से १२३४ वि० 
की चेत्र शुक्ला १४ तक २ वर्ष और १ महीने राज्य किया उसके बाद स० १२३४ 
की चेत्र सुदि १४ से उसके माई भोले भीम ने राज्य करना आरम्भ किया । 


विचारश्रे णी में लिखा है-- 
“ततस्तदेवोप श्री मीमदेव राज्या इति राजावली' 


इसमें तथा हमारे पास एक दूसरा जैनपत्र है, जिसमें लिखा है कि भीम 
देव सवत्‌ १२३५ में गद्दी पर बैठा, इससे इस वात में सन्देह नही कि सन्‌ ११७६ 
$० में भीमदेव राज्य करता था क्योंकि अणहिलवाडा के बालमेर के पास कैरालू 
नामक एक़ ऊजड ग्राम है, वहा के ११७६ ई० (सवत्‌ १२३५) के एक लेख उग्र 


विदित होता है कि वह ग्रस्यात विजयी भीमदेव के राज्यकाल में लिखा 
गया था !” 


(१) “प्रतापो राजमात्त रड पूर्वस्यामेव राजते । 
स॒ एवं विलय याति पश्चिमाशावलम्बिन |? प्र चि प्र १४६ 
(२) बंगाल एशियाट्कि सोसाइटी जन॑ल ५ वा पृष्ठ ३८० । 


भीमदेव ट्वितीय ] [ २२६ 


जाती है जो सन्‌ १९१० ई० का लिखा हुआ है ओर जिसमें लिखा दे 
कि 'सुभटवर्म ( सोहड़देव ) ने, जो अजु नदेव का पिता 
था, अपना क्रोघायसान्‌ पराक्रम दिखलाने के लिए गुजरात 

“श्गर पर गजेन किया,' और अजु न राज ने जो बालक ही था, खेल ही 
खेल मे ज़यसिंह राज (१) को भगा दिया। १६१० ई० का द्वी एक ओर 
लेख है. जिसमे बालमूलराज के क्रमानुयायी भीमदेव (द्वितीय) के ढ्यि 
हुए दान का वर्णन है और उसमे लिखा है कि 'भीमदेत दूसरा 
सिद्धराजदेव और नारायण का अवतार है. २ 


गुजरात के इतिहास-लेखकों ने भीमदेव (द्वितीय) विषय में बहुत 

६ थोड़ा वर्णन लिखा है परन्तु इस कमी को मुसलमान इतिद्वासकारों श्रीर 

उसके प्रतिस्पर्द्धी चोहानों के इतिहासलेखक चन्द्र चारह5(३) ने पूरी कर 

दी है | चन्द के सुन्दर चित्रोपम काव्य में अणहिलयबाडा के भोला परन्तु 

वीर भीमदेव का स्थान गोण नहीं है। अब आगे लिखे जा रहे बृत्तान्त 
का आधार यही उपयु क् इतिहास है । 


(१) मालवा विजय करने वाले अणहिलवाड़ा के राजा के बाद में होने 
वाले राजा (जयन्तसिंह ?) के विषय में यह चात लागृ हो सकती है । 


.. (२) सवत्‌ १५८० का लेख जयमिंह देव का है उसमें 'नारायणावतार- 
श्री भीमदेव” ऐसा लिखा है ( देखिए--डाक्टर बूलर द्वाग प्रकाशित लेख 
न० ११ )। 

(३) फार्बंस साहत्र ने पृथ्वीराज रासो के कर्ता चन्द्र को बारहठ ( 3970 
(7०४ ) लिखा है, यह भूल है। ग्रुजगती अनुवादक भी यथावत्‌ च्राग्हठ ही 
लिखते हैँ वास्तव में चन्द भाद विरझाई था, चारहठ चारण नहीं था। अत 
पुस्तक में जहा जहां चारहठ लिया गया है वहा वर्दा3 पढ़ना चाहिए। 


२३० ] [ रासमाला 


चारहठ चन्द्र ने लिवा है कि, जज अनगपाल (१) दिल्ली में 
राज्य करता था उसी समय कमघज अथवा राठौड़ राजा व्िजयपाल ने 
उस पर चढ़ाई करने की तैयारी की | उस समय सांसर में आनन्ददेव का 
पुत्र सोसेश्वर देव राज्य करता था । जब उसने सुना कि कमघजों और 
तेंबरों में युद्ध होने वाला है तो क्षत्रिय होने के नाते घर बेंठे रहना उचित 
न सममा। “में आन्‍न्नराज के कुल की कीर्ति को बढाऊ या, अथवा कैलास 
या इन्द्रासन को प्राप्त करूगा”? यह कहकर उसने रणभेरी बजाई 
ओर कमतधज के विरुद्ध दिल्लीश्वर की सहायता के लिए रवाना हुआ । 
सोमेश ओऔर अनगपाल श्वेत छत्र घारण करके विजयपाल (१) का 
सामना करने के लिए आगे बढे । लड़ाई में सोमेश्वर ने विजयपाल' 
को घायल किया और बद्द भाग गया | शक्षिशाली कमधज को पराजिदृ 
करने के कारण दिल्ली मे सोमेश्वर का यशोगान होने लगा और 


(१) तबर वश में अनगपाल नाम के तीन राजा हुए: हैं, उनमें से यह 
तीसरा अ्रनगपाल था जिसको आईने अकबरी में आकपाल लिखा है ] इसने सन्‌ 
१५१९८ ई० से ११४६ ई० तक २१ वर्ष २ महीने ओर १६ दिन राज्य किया । 
दिल्‍ली की राजवशावलि में इसका अक १६ वा है | 


(२) फ्न्नोज के राठीड राजो की राजावलि में विजयपाल का नाम नहीं 
मिलता है, पगन्तु प्रथ्वीरज रासो में लिखा है कि यह जयचद्र का पिता था। 
(7078 0 )४९९88ए४) वपरवा के पृष्ठ प८४-८७ में चद्रदेव ( १०४० ) दे 
पुत्र मटनपाल का समय १०८० से १११५ ई० लिखा है और गोविन्द्चन्द्र का 
समय १११५४ से ११६५ $० तक लिखा है | 

अजब चन्द्र ( जबचन्द ) का समय ११६५ से ११६३ ई० तक का है, 
अब बीच में वित्यचन्द्र या विजयपाल नामक व्यक्ति के लिए कोई झववाश ही 
नही रहता । राजकाल निर्णय के ए० १३ में जयचन्द्र के पिता का नाम विजय- 

> चन्द्र राठोड लिएा है, परन्तु इसका कोई प्रमाण नही दिया है इसलिए यह बात 


भीमदेव द्वितीय ] [२३१ 


अनगपाल ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करके दृढ़-सम्त्रन्ध 
स्थापित कर लिया | इसके वाद पूणे आदर सहित उसकी विदाई की 
अर सोमेश भी विजय-दुन्दुभि वजाता हुआ अजमेर लौट गया। 


5:27 ऐसा मालूम होता है कि अनगपाल के कोई पुत्र न था | उसकी 


दोनों पुत्रियों मे से एक कमलादेवी तो अजमेर के सोमेश्वर को व्याही 
थी ओर दूसरी का विवाह कन्‍्नीज के राजा जयचन्द राठौोड के साथ हुआ 
जो अनगपाल की भुआ के लड़के विजयपाल का पूत्र था । तेवर कुबरी 
के पेट से सोमेश्वर के पुत्र सुप्रसिद्ध प्रथ्वीराज ने जन्म लिया, जिसने 
दिल्ली ओर अजमेर की गद्दी को एक कर दिया था ओर जिसने 
मुसलमानों के साथ अपने युद्ध करते हुए शारीत्याग किया था। चढ़ 
परदाई लिखता है कि, कन्तोज, अणहिलपुर और गजनी मे यमढतो ने 
प्रथ्वीराज के जन्म के समाचार प्रसिद्ध किए । प्रथ्बीराज के प्रथा नाम 
की एक बद्दन थी, जिसका विवाह उसके पिता सोमेश्वर ने चित्तीड़ 


के रावल समरसिह (१) के साथ किया था। 


विश्वास योग्य नही समझी जा सकती है | विजयचन्द्र अथवा विजयपाल के स्थान 
पर यदि गोविन्द्चन्द्र लिखा होता तो रासो की बात मानने योग्य समझी जा 
सकती थी । 

(१) राजा गुहसेन अथवा ग्रुहिल का समय ५३६ ई० से ५६६ $० तक 
का है। गोहिल अथवा गेलोटी राजपूत, जो आजकल शिशोदिया कहलाते है आर 
जो णखजपूताना और काटियावाट में राज्य करते है, इसी गुहिल राजा के वशज 
हूं। इस गुहसेन राजा का बडा पुत्र धस्सेन (द्वित्तीय) अपने पिता के बाद वलमी- 
पुर की गद्दी पर बैठा और उसके छोटे माई गुहादित्य को ईडर का राज्य मिला | 
श्सी के वशज ईंडर से चित्तीड ( सेदाड़ ) चले गये थे और यही पर खब तक 
राज्य करते रहे हैं । गुहादित्व की कुछ पीटियो बाद उप अथवा बपष्पा हुआ निसने 
मेवाट में चितीढ़ की गद्दी प्राप्त की थी | 


२३२ |] [ रासमाला 


उत्त दिलों राजा भोला भीस गुजरात में, अणहिलपुर का शुज्ञर 
था। वह अगाध समुद्र के समान बलवान ओर अजेय चतुरंगिणी सेना 
का स्वामी था, त्रेलोक्य उस चालुक्यराय की शरण में था ओर बढ़े बड़े 


“भावनगर के प्राचीन शोध सम्रह”” से एक दूसरा ही अमिप्राय विदिती 
होता है । वह इस प्रकार है कि, जत्र वलभी के सातवें राजा शिलादित्य की मृत्यु 
हुई उस समय उसकी सगर्मा स्त्री पुष्पवती आराखुर में अम्बा भवानी की यात्रा 
करने गई हुई थी । जब उसने पति की मृत्यु का समाचार सुना तो वह वहीं ठहर 
गई । एक गुफा में उसने पुत्र को जन्म दिया इसलिए, उस बालक का नाम 
गुद्दादित्य पडा । इसके वाढ रानी ने अपने युत्र को राजोचित शिक्षा मिले, इस 
अभिप्राय से एक योग्य ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वय सती हो गई | गुहावित्य, 
जब बड़ा हुआ तो भाइरे के भीलो का राजा हुआ । वह ब्राह्मण के कुल में पला 
था इसलिए: ब्राक्षण धर्म का ही पालन करता था । उसका पुत्र अप्पा हुआ, वहू- 
भी ब्राह्मण धर्म का ही पालन करने लगा और हारीत मुनि की सेवा करने लगा । 
इन हारीत मुनि ने एकलिंग भगवान्‌ शकर को प्रसन्‍न करके उनसे एक सोने का 
कंडा प्राप्त किया था । बष्पा की सेवाओं से प्रसन्न होकर वष्टी कडा उसको देने 
लगे, तब वप्पा ने कहा, “महाराज ' सोने का कडा तो क्षत्रियों को शोभा देता है |”? 
इस पर हारीत मुनि ने उसको ज्ञात्रतेज प्रदान किया और उसने अपना बद्मत्व मुनि 
को मेंट कर दिया तथा उनसे स्वर्ण कटक एव ज्ञात्रतेज प्राप्त किया | गोहिल कुल 
के पूर्वज पहले ब्राह्मण कुल को आनन्द देने वाले थे, इस आशय का किसी कवि 
का श्लोक महाराणा कुम्मकर्ण ने अपने एकलिंग-माहात्म्य में उद्धुत किया है-- 

आनन्द पुरसमागतविपरकुलनन्दनी महीदेव । 

जयति श्रीगुह्दत्त प्रभव श्रीग॒हिलवशस्य ॥ पर 

आनन्दपुर (बढवाण) से आए हुए, ब्राह्मण कुल को आनन्द देने वाले , 
श्री गृहिलवश में उत्पन्न हुए, श्री गुहिलदत्त राजा की जय हो । 

नीचे लिखे अनुसार समगसिंद तप्पागवल की २६ वी पीढी में हुआ था। 
देखो, अचलेश्वर, आतू पर अचलगढ़ के पास वाले मठ का लेख (सवत्‌ १३४२, 
ई० स० १२८७, ) मार्गशीर्ष शुक्ला १ (भावनगर प्राचीन शोध सम्रह प्ृ० ५२) 


भीमदेतर द्वितीय ] [२३३ 


गढपति उसकी सेवा में रहते थे । सिन्ध के जहाजों पर उसका अधिकार 
था ओर घारा की घरती में उसकी फोजी छावनी थी | 


इस वशावली में दिए हुए पुरुषों के नाम पुत्र, पौत्र और प्रपीत्र के क्रम 
से ही नहीं दिए गए हैं अपिठ कहीं कह्दी भाई मतीर्जों के गा भी आ गए हैँ:-- 


_. शभ्ननप्पा हि 
५ | १६-वेरट 
२-गुलिल बैरिहि | 
१७- 
३-मोज | 
| श्य-विजयसिंह 
४-शील | जे. 
४-कालमोज के 
६-मु मट्ठ २०--चौडसिंह 
हु 3 र्‌ 59232 
| 
८-महायिक २२-क्षेमसिंह 
६-खुमाण २३-सामन्तर्सिह 
| 
१ के २४-कुमारसिंह 
११-नरखवाहू २५-मथनसिंह 
१२-शक्तिकुमार २६-पद्मसिंद 
! १३-शुचिवर्म्मा ; २७-जैत्रसिंह 
१७४-नखर्म्मा रश८-तेजसिंह 


१५--कीर्तिवर्म्मा २६-समरखिंद 
[ इस विषय में ओकालीकृत 'राजपूताने का इतिहास! मा.१प. ३६४-४० बदेखें] 


२३४ ] [ रासमात्ा 


अमरसिह शेवडा नामक एक जैन साधु डसकी (भीमदेव की) 

सेवा में रहता था, वह मन्‍्त्रों द्वारा स्त्री, पुरुष और देवताओं को वश में 
करना जानता था। पारकर (१) के यादव और सोढा उसके वश मे थे । 
उसने ब्राह्मणों के घरों को भस्म करके उन्हे देश से निष्कासित कर दिय&- 
था । मालव में पल्ली प्रदेश और आयू की पहाड़ियों पर बह घूमता 
फिरता था | 

उन दिलों आवू पर जैवसी परमार राज्य करता था। (२)उसके सलख 
नामका एक पुत्र ओर इच्छनकुमारी नाम की एक पुत्री थी जो इतनी 
रूपवती थी कि उसके रूप की सत्र चर्चा और प्रशंसा होती थी। भीमदेव 
ने उससे विवाह करने की इच्छा की । आवू, परमार राजा और इच्छनी 
के विषय में जब कोई बात करता तो वह बहुत मन लगाकर सुनता ओर 
इस वात का विचार न करता कि कहने वाले ने सच कहा था या भ्लूठ । 
डसका रोग इतना वढ गया था कि उसे सपने भी इच्छनकुमारी के ही 
आने लगे। अन्त में, इच्छुनकुमारी की मांग करने के लिए उसने 
अमरसिंह को आवू भेजा । 

परन्तु, उसकी सगाई पहले ही चौह्ानपत्र के साथ हो चुकी थी । 

जब भीमदेव के प्रतिनिधि को यह बात मालूम हुई तो उसने कहा, 
“हे पेतपति ' भोला बीर चालुक्य इच्छनकुसारी की वातकी सुलकर उसे 
भूल नहीं सकता है, बह तुमसे तुम्हारी कन्या की मांग करता है, यहि 
तुम इसे अस्वीकार करोगे और अपनी कन्या का विवाह चौहान के साथ 
कर दोगे तो बह चुमको आयू के परकोटे से वाहर निकाल देगा। उसके 

(१) पार्कर के यादव समा, कन्‍्छु के जाडेजो के भाई-बन्धु | 

(२) इघ्वीराज चौहान (११७६ ई०-११६२ ई०) के समयमें तो आबू का 
राजा घारापर्ष (११६३-१५२१६ $०) था जिसके अनेक शिलालेख मिलते हैं। 





भीमदेव द्वितीय] [२३४ 


लिए परमारों से युद्ध करना उतना ही सरल है जितना कि अज्जु न॒ के 
लिए किसी तुच्छ से युद्ध करना 7 जैेतसी ने भीमदेव के प्रधान की चातें 
बहुत शान्ति के साथ सुनी और उसको पांच दिन तक बहुत आदर 
“्तत्कार के साथ अपने द्रवार में रक्ख़ा, तदनन्तर अपने मन्त्रियों के 
साथ सलाह की कि, क्या उत्तर देना चाहिए। अन्त में, जैतसी का पुत्र 
तलवार लेकर खडा हो गया और कहने लगा, “यदि भीमदेव मेरा 
राज्य सांगता तो में उसे सहपे दे देता परन्तु, उसने जैनमत को अपना 
लिया है, बहू दगावाज है, बह वशीकरण करता है और भुरकी डालता 
है; इन्हीं उपायों के द्वारा उसने इतनी प्रथ्त्री प्राप्त करल्ती है, परन्तु उसे 
उत्तर दिशा वाले शत्रु का ज्ञान नहीं है ।” जैतसी ने भी कहा, “मरुदेश 
४ में नौ लाख योद्धा बसते हैं, आयू के नीचे अठारह राजगदियों दूँ 
ओर साम्भरपति मेरे साथ है, यदि ये सब मिलकर भी मेरी रक्षा 
न कर सके तो जिसने साता के पेट में परीक्षित की रक्षा की थी, जिसने 
जलते हुए जद्जल में से छोटे छोटे बच्चों को बचाया था, जिसने अपने 
मामा का बध करके माता पिता की रक्षा की थी, जिसने गोवर्धन को 
उठाकर ब्रज को बचाया था वही गोकुल का स्वामी श्रीकृष्ण मेरी रक्षा 
करेगा ।” यही उत्तर देकर उसने भीमदेव के प्रधान को विदा किया। 


:+ .. जेतसी ले अपने पांच सम्बन्धियों के हाथ में आवू की रक्षा का 
भार सौंप दिया ओर फिर अपने पुत्र से कद्दा अब अपने को चौहान से 
सहायता सांगनी चाहिए 7 ऐसा कहकर सोमेश्वर के पुत्र के साथ जल्दी 
से जल्दी इच्छनकुमारी का विवाह हो जाने के विपय में एक पत्र अपने 
हाथ से इस प्रकार लिखा, 'सलख की बहन आर जैत की पुत्री को भोला 
भीम मांगता है ओर कहता है कि, था तो इच्छनकुसारी का विवाह 


२३६ ] [ रासमाला 


उसके साथ करदें अन्यथा वह आबू को ऊजड कर देगा । क्या सिंह का 
भाग गीदड़ के हाथ पड़ जायगा ? बह मेरे राज्य में लूट करता है, 
ग्वालिये नित्य उसको शिकायतें लाते हैं, मेरी श्रजा दिनो दिन गरीक- 
होती जा रही है |” चौहान ने परमार का स्त्रागत किया | प्रथ्वीराज ने 
दिल्‍ली कहला भेजा, “में सीस का सामना करने के लिए सलख के साथ 
जाता हू ।” सोमेश्वर का पुत्र घर से निकला, वह सलख परमार के साथ 
उसके घर जाने को तैयार हुआ । 

जब भोलाभीम ने ये वातें सुनी तो मानों उसके सु हू पर थप्पड़ 
पड़ा । उसने अपने सन्त्रियों को तुलाकर तैयार होने की आज्ञा दी ओर 
रणखदुन्दुभि चजा दी । “ऐसा कौन है जो चालुक्य के शत्रु को शरण 
देकर सोते हुए सिंह को जगाता है, प्रथ्वी को धारण करने वाले मणि- 
घर से के मस्तक पर से मणि लेने का अ्रयास करता है, जानबूक कर 
यम के मुह भें अपना हाथ देता है ?” ऐसा कहते हुए शौये से 
उसका शरीर प्रकम्पित होने लगा, उसने कच्छ ओर सोरठ मे आज्ञा 
पत्र भेजे । घूल के वादल आकाश मे छा गए, चारों ओर से बड़ी बड़ी 
सेनाए' आकर एकत्रित होने लगीं । गिरतार का राजा, लोहाणा कटारी, 
वीरदेव वाधेला, राम परमार, पीरम का राजा, राणिद्न काला, सोढ़ा 
शान्न देव और गगदाभी आदि सभी शूरवीर उपस्थित हुए । अमरसिह 
शेवडा ओर जैन मन्त्रीश्चर चाचिंग तो बहा थे ही । अब, मोलाभीम ने 
आयबू पहुँचकर गढ़ को चारों ओर से घेर लिया | कितने ही दिलों तक 
चालुक्य ओर परमार की सेनाओं मे युद्ध होता रहा । अन्त में सलख 
ओर उसऊा पिता जत पीछे हृट गये, परन्तु, ज्यों ज्यो वे पीछे हटते गए 
भूमि को रक्त से लाल करते गए । भीम आगे बढ़ा और अचलेश्वर पर 
उसका अधिकार हो गया) परमार मरुदेश की ओर भाग गये। गढ़ 


भीमदेव द्वितीय ] [२३७ 


चालुरक्‍यों के हाथ में आगया ओर भीम जयष्वजा फहदराता हुआ आयू 
के शिखर पर चढ़ गया । 


इसी समय इन राजपूर्तों का एक ओर सामान्य शत्रु इनके शिर 

: मेघ के समान गजेन कर रहा था। वह इनके आपसी मगड़ों की 
ताक ही लगाए बेठा था। यह शाहबुद्दीन गोरी था । वह कहता था कि, 
यह प्रथ्वरी न हिन्दुओं की है त स्लेच्छों की है, जिसकी तलवार में जोर 
है बही इसका स्व्रामी है ।” उस समय भीमदेव के पास कुछ चुद्धिसान्‌ 
सलाहकार थे और यदि चहू उन्तकी सीख मान लेता तो भारत- 
(पे की ऐसी दुर्देशा कदापि न होती । परन्तु भोले अथव्रा पागल भीम 
ने अपना नाम सार्थक करते हुए उनमे से एक की भी न सुनी | पीरम 
के गोहिल सामन्‍्त ने कहा, “लड़ाई बन्द कर देनी चाहिए, परमार का 
कोई बड़ा अपराध नहीं है, यदि वह सिंह की सी कमरवाली इच्छनी 
को भेट करदे तो बस यही पर्याप्त है । हमे इसी के लिए प्रयत्न सोचने 
चाहिए ।” राणिद्वमाला ने कहा “युद्ध के समय हमे युद्ध की द्वी बात 
सोचती चाहिए, व्यथे बातों पर ध्यान नहीं देता चाहिए, हां, इस वात 
का विचार करना चाहिए कि शाह से दुश्मली न चध जावे |” वीरदेव 
/ भूपेला ने कह, "हमें चौहान से पारस्परिक ससमोता कर लेना चाहिए 
ओर मिलकर शाह का सामना करना चाहिए । उसको हराने से हमारे 
णज्य का विस्तार ओर कीर्ति का प्रसार होगा ।” अमरसिह ने धीरे से 
कान में कह, “तुम लोग जो छुछ कहते हो वह सत्र सद्दी है, परन्तु 
राजा को इनमें से एक भी वात अच्छी न लगेगी )? उधर राजा स्वयं 
अपने झगड़े को चालू रखने का निश्चय किए बैठा था। वह कह्दता था 
“यदि राजपूत ने एक बार श्रपसान सहन कर लिया तो कोई भी उसका 


श३८ ] [ रासमाला 


अपमान करने की हिम्मत कर वैठेगा, हजारों दोषों का पाप उसके शिर 
पर मेँढ जावेगा, वह नरक में पडेगा, ओर कोई भी उसका उद्धार न कर 
सकेगा ? राज़पूत तो अपनी तलबार ही के वल् पर ससार के आवा- 
गमन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यही उसके भाग्य का विधान है, 
हिन्दुओं मे परमार ओर चौहान, दो ही वडे लडाकू सममे जाते हैं, 
जब में चौह्यानों को नि.शेप कर दू गा तभी गोरी से मुकावला करू गा ।? 
इस ग्रकार भीम ने इस सम्पन्ध में टट सकल्प व्यक्त किया ओर रख- 
भेरी वजा दी। 

इघर चौहान पर दोनों ओर से आक्रमण हुआ ओर साम्भर के 
राजा की दशा गोरी और गुजर के वीच मे ढोल के समान हो गई; 
बह दोनों ओर से पिटने लगा। अपने हिन्दू शत्रुओं के विरुद्ध तो बह 
भवानी से इस प्रकार ग्राथेना करने लगा-- “हे दुर्ग ! जैन धर्मे ने 
चारों ओर अधिकार कर लिया है, अब तू इन विश्वासघातकों को 
बस में करले, अब राजाओं का कोई मान नहीं रद्दा हे, सामन्तों की 
सत्यता नप्ट हो चुकी हे, जद्या वेद ध्वनि गू जीती थी और चण्डीपाठ से 
वायुमडल मुखरित होता था, बह्ां अब जेनो की अपवित्र वा्तों का प्रचार 
होता हे | है चामुण्डे! अपनी शक्तिशालिनी तलवार को ग्रहण कर 
ओर रक्षा कर, है काली ! महाप्रलयकालीन यमदूतों का रुप धारण 
करके इन जेनो का नाश करदे, तू पापों पर बरिज़य प्राप्त करने बाली है, 
देवताओं का रक्षण करने वाली है आर दानवों का दमन करनेवाली 
है, इसलिए इनका नाश करदे | तेरी जय हो ' जय हो !” रात्रि के 
समय स्वयं चंद्र बारहठ ने गुजरात की सेना पर आक्रमण किया। 
यय्रपिं उस समय चानुक्यों की सेना लोहे के दुर्ग की दीवारों के समान 
हद थी, चारों ओर द्वाथी खडे थे और जाडेजा को परास्त करने वाले 


भीमदेव ट्वितीय ] [२३६ 


त्था कच्छु और पाञ-्वाल को लूटने वाले वीर मालों का कड़ा पहरा भी 
लगा हुआ था, परल्तु दुर्गा के भ्रताप से चन्द्‌ की पूण विजय हुई | उस 
समय रात्रि के अन्चकार में ऐसी गड़बडी मची कि भीम के योद्धा 
“प्लापस में ही एक दूसरे को सारने लगे और यद्यपि स्वर्य राजा ने भी 
उस युद्ध मे भाग लिया तथा उसके हाथी के मर जाने व तलवार के 
दृट जाने पर भी एक मात्र कटार से वरावर लड़ता रहा परन्तु अन्त में 
उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ ओर उसको पीछे हृठला ह्वी पड़ा । 


इसके वाद भीम की गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिए थोड़ी 

सी फौज को छोडकर ओर सेना का बड़ा भाग अपने साथ लेकर चोहान 

सुल्तान से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा और उसको भी युद्ध में 
“(रोस्‍्त किया । 


भीमदेव के काका का नाम सारद्भदेव था। जब वह भरा तो उसके 
सात लड़के थे, जिनके नाम, प्रतापसिंह, अमरसिह, गोकुलदास, गोविन्द 
हरिसिंहू, श्यम ओर भगवान थे । ये सब के सब वीर योद्धा थे श्र 
इन्होंने महायली राणिद्ञ काला का वध किया था| किसी अज्ञात कारण 
बश भीमदेव इनसे अप्रसन्‍त हो गया था इसलिए ये लोग सोरठ की 
पहाड़ियों मे रहते थे ओर यादत्रों के देश में लूटपाट करके अपना 
“जज्नोह करते थे। धीरे घीरे ये लोग इतने बल्ी हो गए कि भीमदेब को 
इन पर चढ़ाई करनी पड़ी । राज़ा का डेरा एक नदी के किनारे पर लगा 
हुआ था ओर उसका हाथी नदी सें स्नान कर रहा था, इतने ही मे प्रताप 
ओर अमरसिंह ने आकर उस हाथी आओर उसके सहावत को मार डाला। 
इस अपसान से भीमदेव के तन चंदन में आग लग गई । पहले तो 
उसने इनको पकड़ लेने का ही विचार फ़िया था परस्तु, अब तो उसने 


२४० ] [ रासमाला 


उनको पकड़ कर सार डालने में भी कोई दोष न समझा । जब भाइयों 
को उसके इस मनसूवे की खबर मिली तो उन्हें गुजरात छोड़कर भागने 
के अतिरिक्त और कुछ न सूका और वे युवक प्रथ्वीराज की शरण में 
चले गए | प्रथ्बीराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया ओर उनको 
गात्रों के पट्ट तथा शिरोपात्र आदि दिए | € 


एक वार सोमेश्वर का पुत्र, प्रथ्वीराज दरबार में अपने सिंहासन 
पर विराजमान था ओर सामन्तों के मध्य तारागण के बीच में नवीन 
चन्द्रमा के समान शोभित हो रहा था । उसी समय प्रतापर्सिह सोलकी 
आर उसके भाई भी राजा को नमस्कार करने के लिए दरबार में उपस्थित 
हुए । राजसभा मे, उस समय महाभारत का प्रसंग चल रहा था 
अर चोहानों के पराक्रम का गुणगान हो रहा था । कहते हैँ कि उसी 
समय अतापसिंह ने अपनी मू छ पर हाथ रखा और प्रथ्वीराज के चाची 
कन्ह चौहान ने इसको प्रत्यक्ष अपमान समझकर बहुत क्रोध किया तथा 
तलवार खींचकर प्रतापसिह के शरीर के दो टुकड़े कर डाले। सोलकी 
के मरते ही उसके भाई अमरसिंह ओर उसके साथियों में भी उत्ते जना 
फैल गई और बदला लेने के लिए वे सभा-भवन में घुस गए। प्रथ्वी- 
राज उठ कर महल में चला गया ओर युद्ध की दावारिन प्रज्वलित हो 
उठी । जिस प्रकार दीपक पर पतंगे टूट टूट कर पडते हैं: उसी प्रकार 
सोलकी चीर कन्ह पर आक्रमण करने लगे। एक अहदर तक तलवार 
ओर यमदत (१) (कटारी) की मारामार चलती रही, लाशों पर ला 
पडने लगी। अन्त में एक एक करके प्रतापसिह के सभी भाई सू्येमडल 
को वेध कर स्पर्ग चले यए | इस प्रकार बिचाता के समान कुपित, 


(१) इसको बजमदन्त या जम्बिया कहते हैं । 


भीमदेव द्वितीय ] [२४१ 


सोमेश्वर के भाई, कन्द ने भीम के सातों भाइयों को यमलोक पहु चा 
कर अपता क्रोच शान्त किया । 


प्रथ्वरीराज ने जब यद्द समाचार सुना तो उसने कन्ह को बहुत 

“खुछ कहा सुना, “तुमने यह क्‍या किया ? सब लोग कहेंगे कि चीहानों 

ने चालुक्यों को घर घुलाकर मार डाला |” त्तीन दिन तक अजमेर नगर 

में हडताल रही आर चारों ओर 'शोक | शोक ” का शब्द छा गया। 

शहर की गलियों में खून की नदियां बह चल्लीं | चन्द॒बरदाई ने कीर्ति- 

गान किया, “धन्य | घन्य !! चालुक्य ! तुम्हारे माता पिता घन्य हूँ, 
तुमने स्व्रप्त मे भी युद्ध से भागने का विचार नहीं किया ।” 


जिस प्रकार पवन के द्वारा गन्ध चारों ओर फेल जाती है उसी 
£ अफार यह समाचार भी शीघ्र द्वी देश देशान्तर में जा पहुँचा । जब भीम- 
देप चालुक्य ने सुना कि सारइदेव के पुत्र मारे गए दे. तो बह क्रोध 
ओर शोक से उबल पड़ा | उसने चोहान को बदले के लिए चुनौती भेजी 
ओर उसने भी इस आसमन्त्रण को सहपे स्वीकार कर लिया । इसके बाद 
भीस ने अपने सामन्तों को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी, परन्तु 
उसके प्रधान बीरदेव ने वर्षाऋतु के बाद हमला करने की सलाह दी। 
भीमदेव ने इस बात को सान लिया ओर शरद्‌ ऋतु मे चढाई करने का 
_ विचार किया। चात की बात में समय निकल गया ओर राजा का क्रोध 
: स्वतः कम पड़ गया। 
चद वारहट यहीं से गुजरात के विपय में लिखना वन्द्र कर देता 
है और यह वर्णन करने लगता है कि किस अकार अनद्भपाल तपस्या 
करने के लिए वदरिकाश्रम चला जाता है ओर एथ्वीराज गही पर 
आसीन होता है । यह युवक राजा गोरी के शाह को पयनेक वार पराम्त 


२४२ ] [ रासमाज्षा 


करता है, फिर कन्नौज के शक्तिशाली शासक जयचन्द्‌ को हराकर बह 
उसकी वागूढत्ता देवगिरि की राजकुमारी शशिक्रता को हर लाता है। 
इसके अतिरिक्त उसने इस राजपूत रोलेन्डो (१) के अन्यान्य पराक्रम- 
पूरे कार्यों का भी विस्तृत वर्णन किया है | इस विवरण के अनन्तर कवि 
पुन भीमदेव को ग्रहण करके उसके ओर चौहानों के अनेक 
भंगडों के कारणों का वर्णन करता है । पाठकों को इस राजपृत-काज्य 
की शैली से परिचित कराने के लिए इस स्थल से हम प्रायः चन्द कवि 
का ही अनुसरण करते हुए लिखेगे । 


महामहिमशाली दुर्दमनीय ओर भीम पराक्रम गुजरात नरेश 
चालुक्य भीमदेव के हृदय मे साभर का सोमेश्वर सक्ब चुभता रहता 
था ओर दिल्लीपति प्रथ्बीराज अगारे के समान जलन पेंदा करता था 
उसने अपने मत्रियों को बुलाया ओर चतुरगिणी सेना तैयार की | बह 
कहने लगा, “अव, में शत्रुओं को कुचल डालू गा और समस्त प्रथ्वी पर 
एक छत्र राज्य करूँगा ।” फिर, उस चालुक्य ने वीर काला राणकदेव 
को बुलाया ओर सानों बह आग ही से तपाया गया हो इस प्रकार 


(१) रोलेण्डो अथवा रोलाण्ड ( [र0)870 ), आठवी शताब्दी में होने 
वाले फ्रास के प्रख्यात गजा शालमन ( 0#४767798706 ) का प्रसिद्ध 
सामन्त एवं मतीजा था। वह बहुत नेक, वीर, एवं स्वामिमक्त था। उसस्के 
पराम्मपूर्ण कार्यों का बर्शन यारप की प्रसिद्ध वीररसपूर्णा पुस्तक 'टी सागूस आफ 
रोलाण्ट? में किया गया है। दस पुस्तक की सचना ६०६६ $० से १०६४ ई० 
के बीच में हुई थी | स्पेन-निजय के लिए जब शालंमन ने चढाई की थी तत्र 
गेलाड! उसके साथ था| वापस लीखते समय उन लोगो पर सरसनी (मंसलमानो) 

अचानत श्राक्रमण्य कर दिया, उसी हमले में रोेलेगटो मार गया था | यह 
उतर ७-८ ६० वी वात हैं। [ दी न्यू स्िण्टर्ट एन्साइक्लोपीडिया पृ० १०६६ _] 


भीमदेव द्वितीय | [ २४३ 


आवेश की गर्मी मे आकर अपना हृदय उसके आगे खोलकर रख 
दिया | उसने सभी अच्छे अच्छे योद्धाओं को निमन्त्रित किया और 
उनसे कहा, “अब हम लोगों को जल्दी चढ़ाई करनी चाहिए और जिस 
“साकार जवान हाथी प्रथ्वी पर से धूल को उलीच देता है उसी प्रकार 
चीहान के राज्य को नष्ट कर देना चाहिए, जिस प्रकार भील लोग चूहों 
के विलो को नष्ट कर देते है उसी प्रकार हम लोगों को सांभर देश 
को नष्ठ कर देना चाहिए |” कनककुमार, राशणिकराज, चोरासिम 
[चूडासमा] जयसिंह, वीर घबलांगदेव, ओर सारगमकबाणा आदि सभी 
योद्धागण निमन्त्रित किए गए थे। पिछले झंगडे की याद करते हुए 
उसने कहा. “सीस और काठी युद्ध मे बहुत वीरता दिखाते हू, चलो 
« इम वीरों की तरह चदला लेगे, रणधोप मेरे हृदय को आनन्द से भर 
रहा है । जहा पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हू ऐसी गुफा मे गर्मी, 
जाड़ा ओर बरसात सहते हुए तपस्या करके तपस्त्री लोग कितने दी बर्षों 
में जिस मुक्ति को प्राप्त करते ह. उसको हम लोग क्षण भर में प्राप्त 
कर लेगे ।' भीम ने फिर अपने साथियों को इस प्रकार उत्ते जितत किया 
“जिस प्रकार राहु चन्द्रमा से लडा था उसी प्रकार हम चोहानों से युद्ध 
फरेंगे । हमे जीवन का मोह छोड़कर युद्ध करना है, तभी तो प्रथ्तरी 
हमारे हाथ मे आवेगी, निर्मेय होकर सती के द्वारा फेंके हुए अक्षतों के 
“प्रमान जो अपने जीवन को (अमभोग्य) सममता है बद्दी प्रथ्वी का स्वामी 
होता है| 


जिस प्रकार छोटे छोटे सोते आ आ कर नदी में मिलते हैँ उसी 
प्रकार भिन्‍न भिन्‍न राजों की सेनाएँ इकट्ठी होने लगीं। इन योद्धाओं के 
साथ बहुत से हाथी ओर हवा से बातें करने वाले घोड़े थे। हाथियों की 


२४८ ] [ रासमाला 


ऐसा दिखाई पड़ रद्दा था मानों वर्षाऋतु की घनघोर काली अर घियाली 
और तुफानी रात्रि से पौ्रतों पर दावानल जल रहा दो । रणवाद्य सुनकर 
महादेव की समाधि टूट गई, वे उठकर तालियां वजाकर नाचने कूदने 
लगे और अपनी मुण्डमाला को हिलाने लगे, नारद भी आनन्दित हे 
गए, अप्सराएँ अपने अपने विमानों मे बेठकर आकाश में आ पहुँचीं 
अर एक दूसरी से होड करने लगी, यक्ष ओर गन्घबे भी चकित होकर 
इस दृश्य को देखने लगे और सोचने लगे कि अब महाप्रलय का 
समय निकट दी आ पहुँचा है। इस रणयात्रा मे प्राणत्याग करने 
वाले योद्धा सीधे बैकुएठ को चले गए। सच्चा शुरत्रीर सोमेश्वर योद्धा 
इस युद्ध मे खण्ड खएड होकर गिर पडा | जब्र उसके सामन्तों ने देखा 
कि सचमुच द्वी उनका सरदार लहू लुद्दान होकर धराशायी हो गया है 
तो उनसे से वहुतों ने लडते लडते उसी के साथ इस ससार से मुक्ति 
प्राप्त्की। उस समय वह रणखत्तेत्र महाभारत के रखत्षेत्र के समान 
हो रह्या था । सोमेश सोम (चन्द्र) लोक को चला गया ओर चालुक्य ने 
अपना द्वाथ रोक लिया। प्रथ्वी जय जयकार के शब्द से यू ज उठी ओर 
देवता' शोक ' शोक !” चिल्ला उठे क्योकि उन्हें भय हुआ कि सोमेश्वर 
स्वगे में आकर उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर लेगा । 


जब प्रथ्वीराज ने लड़ाई के समाचार खुने तो उसने बची हुई 
सेना को वापस बुला लिया और अपने पिता के निमित्त पोडश पिणड- 
ठान फ्रिया। बारह दिन तक उसने प्रथ्वी पर शयन किया, एक वार 
भोजन फिया आर स्त्रियो के ससगे से दूर रहा। उसने ब्राह्मणों को 
असामान्य दान दल्षिणा दी । सोने से सींग ओर खुरी मढी हुई तथा 
दूसरे आमृषणों से सुसग्जित आठ हजार श्रेप्ठ गीए उसने ब्राह्मणों 


भीमदेव द्वितीय ] [ २४६ 


को दान में दे दीं। इस प्रकार पोडश-दान की दूसरी बस्तुएँ मी त्रिप्नों को 
भेट की । 
इसके वाद उसने अपने पिता का वदला लेने का निश्चय किया 
“स्थ्रोर जब तक बदला न ले ले तव तक पगड़ी न बाघने की प्रतिज्ञा की। 
उसने बार बार कहा, “भीम चालुक्य को मार कर में उसकी अ तडियों 
में से अपने पिता को निकालू गा। थिक्‍कार है उस पुत्र को जो अपने 
पिता का बदला न ले |” यह कहते हुए राजा की आखें क्रोध से लाल 
लाल हो गई' ओर बह आपे से वाहर हो गया | उसने एक सेना तैयार 
की ओर पहले सिंहासन पर बैठ कर फिर युद्ध से जाने का निश्चय 
किया। अभिषेक का काये सपादन करने के लिए प्रथ्वीराज ने, राजाओं 
« ही रोति भाति को जानने वाले, धार्मिक, यज्ञ ओर वलि के काम मे 
निपुण, ब्रह्म के समान पापों का नाश करने में कुशल, भूत, बर्तेमान, 
ओर भव्रिष्य को जानने बाले ब्राह्मणों को घुलबाया। अब, सोमेश के 
निमित्त प्रायश्चित्त करने के लिए वलि आदि की क्रियाए' ठाटवाट के 
साथ सम्पादित होने लगीं। शत्रु के देश में जाकर युद्ध मे विजयप्राप्ति की 
कामना से राजा ने विपुल दान दिया, उसने ज्राह्मणों को एक एक हजार 
मोहरं झ्रोर एक एक हजार रुपये आदर सहित सेंट किये । निगमबोध 
नामक स्थान पर, जहा युधिष्ठिर का राज्याभिपेक हुआ था, प्रथ्वीराज 
/ न शास्त्रोफ्त त्रेघि के अनुसार राजतिलक हुआ। चन्द्रमा के समान 
( कान्तिमान्‌ ) सुखमण्डल वाली मगनयली स्त्रियों ने सदड्लगान किया । 
उनके करठों में बहुमूल्य हार सुशोमित थे और उनका स्थर कोचल के 
स्व॒र के समान मधुर था। 'जय ! जय !! प्रथ्वीरान ! जय !' का शब्द 
चारों ओर गूंज रहा था । इच्छनी देवी ओर प्रध्चीराज का गठबन्धन 
हुआ और वे उस समय शी आर पुरन्दर के समान विराजमान हुए । 


२४० ] [ रासमाला 


नगर की भी उस समय ऐसी शोभा हो रही थी मानों इन्द्र ने द्वी इन्द्रा- 
सन ग्रहण किया हो । सामन्तों को घन, हाथी, घोड़े, ओर रथ प्रदान 
किए गये । फिर, द्रवारियों ने राजा को मेंट की। कन्ह चोहान 
ने सबसे पहले राजतिलक किया और एक हाथी भेंट किया 
उसके बाद लिडेर राठौड ने राजतिलक किया ओर फिर अन्य 
दरवारियों ने | सफेद घोड़े के वालों के चबर राजा पर डुलाए जा रहे 
थे जो ऐसे मालूम होते थे मानों चन्द्रमा के पीछे सूर्य रश्मिया खेल 
रही हों, सोने के दण्ड पर श्वेत छत्र उसके शिर पर शोभित था। 
सुल्तान को कितनी ही वार पकड कर छोड़ देने वाले मह्या श्रवीर 
प्रथ्वीराज की उस समय अनुपम शोभा थी। इसके वाद्‌ यज्ञयागादिक से 
नवम्रह की शान्ति हुई, समस्त प्रजा ने राजा को नमस्कार किया ओ#' 
परम महोत्सव मनाया । 

प्रथ्वीरा॥ के हृदय से भीम निरन्तर सालता रहता था, 
शत्रु के प्राण लिए त्रिना उसको प्रव॒ल कोपाग्नि शान्त नहीं 
हो सकती थी | वह अपने सामन्तों के सामने वार बार इन शब्दों 
को दुददराता था, “भीम ने सोमेश्वर बध किया, हरि ! हरि !” परमार 
ने उसको बहुत समझाया ओर कहा, “तुम अपने पिता के लिए दुखी 
मत हो, जिसका शरीर युद्ध मे तलवार की धार से कट जाता है उसकी 
कीर्ति सुरलोक तक फेल जाती है, यही क्षत्रिय का परम धर्म है।” सिन्ध 
परमार ने कद्दा “मेरी वात सुनो, गुजरात को ऊजड़ करदो, इससे 
स्वगेवासी सोमेश की आत्मा को शान्ति मिलेगी। खुलतान भी तुम्हारे 
नाम से कापता है, फिर चालुक्य तो चीज ही क्‍या है ९” प्रथ्चीराज 
ने कहा, ' मैंने स्नान करके पिता को पिण्डदान देते समय पतिजञा की 
हे कि में पिता का बदला लगा, भीम को कैद करके में उससे सोमेश 


भीमदेव ट्वितीय ] [२५१ 


को मार्गूगा, योगिनी, वीर और वैताल आदि को हृप्त करेगा ।! यह 
कहकर प्रथ्वीराज शयन कक्त में चला गया । प्रातःकाल द्वोते द्वी योद्धागण 
पुनः एकन्नित हुए | राजा ने कन्ह चौहान को चुलाया। जब वह आया 
शत समस्त दरवारी द्वाथ जोड़कर खड़े हो गये क्योंकि कन्ह को 
'रख्यात्र' का पद प्राप्त था। बज्ञ के समान दृंढ शरीर बाला, रातदिन 
श्ंखों पर पट्टी बांचे हुए बह साकलों से जकड़े हुए शेर के समान 
दिखाई देता था। जाम यादव, वलीभद्र, राजाघिराज कूमदेव, चन्द 
पुए्डीर आतिथेय चौहान जो पाए्डव सीम के सदृश था, युद्धक्षेत्र में 
अग्नि के समान तेजस्वी लगरीराय ओर विजयी गदह्दत्नोत तथा अन्य 
सभी छोटे मोटे सामन्‍्तों ने सभा में यथास्थान आसन ग्रहण किए | 

: डयामयी दुर्गांदेवी जिस पर प्रसनत थी, ऐसा चन्द चरदायी भी उपस्थित 
. हुआ । सभी को सम्बोधित करके प्रथ्वीराज ने कहा, “मेरे पिता का 
चदला लेने के लिए आप लोग चलिए, सेना तेयार कीजिए ओर गुजेर 
से युद्ध करमे के लिए कटिबद्ध हो जाइये । हमे चालुक्य वश को जड़ 
मूल से उखाड़ फेंकना हे । सोमेश्वर को पराजित करके भीम ने अपना 
घट लवबालब भर लिया हे, अब हमे चालुक्य-चश को कच्चे बच्चें 
सहित सप्ट कर 'देना है। वह यदि घोर से घोर चन में भी जाकर 
छुपेगा तो हम उसे खोज लेंगे | यदि में ऐसा करने में समथे न हुआ 

- जी यह समझ गा कि ब्राह्मणों ने मेरा नाम प्रथ्वीराज निरथंक रखा है 7?! 
प्रथ्यीराज के कथन से सभी सामन्त सहमत हुए ओर 'मुह्ृते 

देखकर चलने से ही हमारी जय होगी' यह कहकर उन्होंने ज्योतिपराय 
को चुलाया । ज्योतिषी ने आफर शक्कषुन का विचार किया। जगज्ब्योति 
ज्योतिषी ने राजा को उत्सादित करते हुए कट्दा, “यही घड़ी बहुत शुभ 
है, तुरन्त रवाना होने से महाराज की जब होगी ओर पैर का बदला 


२४५२ ] [ रासमाला 


पूरी वरह लिया जा सकेगा, इस समय ऐसा द्वी लग्न पड़ा है. कि 
महाराज के हृदय मे जो भी बात हो वही प्री होगी । शत्रु के प्रह सन्द 
पड़े हुए है । यदि वह देववा भी दो तो उसे इस समय परास्त होना दी 
पड़ेगा ।” यह सुनकर चौहान राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ । जगज्ज्योति ने 
फिर कहा, “सहाराज, आप भीम को परास्त करेंगे ओर उसे बाघ लेंगे। 

यदि इस शकुन में मेरे कथनानुसार आपका काये सिद्ध न हो तो में 

प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद में ज्योतिप-शास्त्र के अध्ययन का 

काये छोड दूँगा ।” 


प्रथ्वीराज ने अपनी सेना सज्जित की और निश्चित घड़ी आते 
ही नीचत वजवाई । सेना लेकर वह नगर से बाहर आया ओर एक, 
उपयुक्त स्थान पर जहा विशाल ब्ृत्ष खड़े हुए थे और जहां 
प्रथ्वी हृढ़ थी खेमा गाड दिया गया। देवों और दानबो ने जय 
जयकार किया | प्रात.काल होते ही चारो ओर सेनाए' आ आकर साभर 
मे चौहान के चारों ओर जमा होने लगीं | लड़ाई के गीत 
आरम्भ हुए ओर पाचों प्रकार के रणवाद्य वजने ल्गे। गुजरात का 
नाश करने के लिए सेना लेकर प्रथ्वीराज रचना हुआ । भीम के गुप्त- 
चरो ने जाकर खबर ढी कि युद्धशील प्रथ्चीराज चौसठ हजार योद्धाओं 
के साथ गुजरात पर चढाई करके आ रहा दे, उसकी सेना समुद्र की 
उत्ताल तरगो के समान उमइती हुई वढ़ रही है। महादेव के शिर पर 
जल छोड़कर कन्ह्‌ चीहान तथा गोविन्दरात्र द्वारा की हुई प्रतिन्ना का 
हाल भी उन्होंने कह सुनाया ओर प्राथना की, 'महाराज़ अब अपने 
को भी तलवार से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाना 
चाहिए ।? 


चना 


>> अपना+०+-+क+ डक म+ल 


पीमदेव द्वितीय ) रे 


यह समाचए खुलकर भीम वहुत कुपित छुआ | उसके अंग 
प्रत्यग शी से फडक उठे ओर आंखें लाल ही गई १ उसने तुरन्त ही 
राज-सन्त्रियें को चुलाकर युद्ध के लिए तैयारियां करने की आज्ञा दी । वात 
जी चछ सें सभी परणर्नों मे आज्ञा पहुँच गई, बहुत से राजा चढ् आए, 
घनुपवाण और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित दो हजार सवार तेयार हो गए, 
कच्छ (१) से तीन हजार जिरहचख्तर से सजे हुए लड़ाई के घोड़े और 
छुटढ सवार आ पहुँचे, सोरठ से पन्द्रह सो सवार आए, काकारेज से 
अचूक निशानेबाज कोली भी आए । कभी युद्ध में पीठ न दिखाने वाले 
ओर सदा युद्ध की इच्छा करनेवाले मालावाड़ के माला भी आ पहुचे, 
जिसकी चढाई का समाचार सुनते ही समस्त देश पलायमान हो जाता 
/ था ऐसा काबाधिपति मुकुन्द भी सदलब्रल चढ़ आया, जिससे शब्रुओं को 
ने दिन मे चेन मिलता था न रात को, ऐसा काठियाबाड़ का काठी राजा 


भी आया। इनके अतिरिक्त गुजराव के छोटे सोदे सभी प्रान्तों मे से 
गणित सेना इकदठी हुई । 


सांभर के गुप्तचर ने जाकर समाचार दिया, “समुद्र के समान 
गजेन करती हुई चाल्ुक््य की सेना तैयार हो गई है, उसमे एक लाख 
योद्धा और एक हज़ार हाथी हैं। यह सब में अपनी आखों से देखकर 
आया हूँ ।” यह सुनकर प्रथ्वीराज़ ले कहा, “यदि युद्ध में भीम मेरे 
'उसने पड़े गया तो जिस प्रकार ओ्रीष्मऋतु से पवन की सहायता से 
अग्नि विशाल जगल को भस्म कर देती हैः उसी प्रकार में इन सब को 
नष्ट कर दूं गा ।”? 


सांक हो गई धी, इसलिए जो जहां पर था वहीं पर उसने अपना 





(१) फच्छु के जाम रायघणवी ने यह लरकर भेवा था । 


२५४ | [ रासमाला 


डेरा जमा दिया, किसी ने पास तो किसी ने कुछ दूर | कैमास तलवार 
बांघकर राजा के पास सोया | जिस प्रकार धार्मिक समाधि लगाने वाले 
को स्वप्न के मोहक दृश्य वश में कर लेते है. उसी प्रकार वे सब लोग 
निद्रा के वश में हो गए । कन्ह भी राजा के पास ही था और आवू 
सरदार जेत और सुलख, पुए्डीर और दाहिम, चामुण्ड, राजा हमीर, 
वीर कुम्भ, पहाड़ तवर, लोहाना, और लक्जरी राजा भी वह्दीं उपस्थित 
थे | इन सबने एक घडी रात रढे शिकार के लिए निकलने का निश्चय 
किया , सामनन्‍्त लोग उदास हुए और कहने लगे, “यहा कोई भी जीवित 
प्राणी नहीं है, इसलिए इस काम में हमे सफलता नहीं मिलेगी ।” इतने 
मे एक जानवर की वोली सुनाई दी । कन्द्द ने कह्दा, देखो, सुनो, यह्‌ 
जानवर भविष्यवाणी कर रहा है कि कल सुबह यहां पर घोर सम्राम 
होगा / सभी सामन्तों ने आश्चर्य किया कि कल सुबह यहां पेर 
लडाई कैसे द्टो सकती है ? कन्ह ने कद्दा, “सोमेश्वर की मृत्यु के पहल्ते 
जो शक्कुन हुआ था बद्दी शकुन भीस को हुआ है, यदि प्र॒थ्वीराज इस 
अवसर से लाभ उठाए तो स्वयं यम भी उसके सामने नहीं ठहर 
सकता ।” 

इस तरह वाते हो ही रही थीं कि सूर्योदय द्वोगया। योद्धाओं ने 
नारायण को नमस्कार किया ओर जिस प्रकार सूर्य को देखकर कमल 
प्रफल्लित हो जाते द्व उसी प्रकार उनके मन्र भी प्रसन्‍न हो गए। इसी 
समय दृसरा शुभ शकुन हुआ ओर लगे हाथो तीसरा। सामन्तों ने कहा, 
निश्चय द्वी आज, एक घण्टे के भीतर भीतर भयानक युद्ध होने वाला 
है ।! प्रथ्वीराज़ ने कद्दा, “शकुन देखना व्यथे है, सच्चे योद्धा फे लिए 
तो युद्ध का दिन द्वी उत्सव का दिन है । मनुष्य जीवित हो अथवा मरा 
हुआ, उसऊी आत्मा तो हमको दिखाई नहीं देती । कीर्ति सिलती भी है. 


भीमदेव द्वितीय ] [ २५५ 


अोर चली भी जाती है, यद्दी विधाता का विधान है । जो दारेगे उन्हें 
हुर्येधन का पद मिल जावेगा, ओर जो जीतेगे वे अपने को पाण्डवों 
के समान समझ लेंगे, इसलिए शकुनों का विचार करना व्यर्थ 
'टी हे | हमे तो महाभारत के समान युद्ध करना है ओर सुई के अग्र- 
भाग जितनी भी भूमि नहीं छोड़नी है | शकु्नों का कोई अन्त नहीं 
है, पे तो होते रहते हैं ओर मिठते रहते है-अब्र, आगे बढ़ना 
चाहिए ।” 


राजा की वात सुनकर सामन्त लोग सभी ओर से युद्ध की हुंकार 

करने लगे | नोचत, रणसिंगा, भेरी आदि रणबाद्य बजने लगे, हाथियों 
ने घण्टों का घोष ओर साकलों की खणखणाहट होने लगी, घोड़े हिन- 
ट्विनाने लगे और सम्पूर्ण सेना आगे बढ़ने लगी । मुकाम पर मुकाम 
करते हुए वे पट्टण का नाश करन के लिए तथा जिस प्रकार आकाश से 
तारे प्रथ्त्री पर टूट पड़ते हैं. उसी प्रकार शत्रु पर दृठ पड़ने के लिए 
आगे बढते चले गये । उनकी संख्या चेसठ हजार थी, उनके भार से 
शेपनाय भी आकुल हो उठा था। प्रथ्वीराज पर चंबर डुल रहे थे, उसने 
राज-छत्र अपने चाचा कन्द के ऊपर लगवा दिया ओर व्यूह का स्वामी 
बनाकर उसको सबसे आगे रबाना किया | उसके पीछे पीछे यह स्वयं 
#'उत्ा । उसके पीछे निडर (राठोड) ओर फिर परमार चलने लगा | जिस 
प्रकार कोई ज्योतिषी जन्म-पत्नी (१) को आगे आगे द्वी खोलता जाता हे 
अर वापस नहीं समेटता उसी प्रकार अपने जीवन का मोह छोड़कर वे 


(१) यहा पर गोल लिपटी हुई जन्मपत्री से तात्पप है आजकल तो 
पुस्तकावार भी यनाई जाती है । 


२४६ | [ रासमाला 


आगे ही आगे बढते चले गए । देवबाहु, शूरबीर चौह्दान जिससे शत्रु 
कांपते थे, आगे बढ़ता चला गया | 


भीम के देश में भय छा गया। जिस प्रकार छोटे छोटे गांवों ओर 
जगलों मे से शिकार के पक्ती छोटी छोटी टुकडियों में उड़ जाते हैं उस 
प्रकार लोग घर बार छोडकर भागने लगे, रास्तों पर गद छा गई । नदी 
की वाढ़ के समान सेना आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे चलते हुए घोडे 
सारसों के सदश दिखाई देते थ और दौड़ते समय मृगों के समान 
छलागें भरते थे । भाले, वरछिया और तलवबारें सूये के प्रकाश में जग- 
मगा रही थीं । 


बेर के बढनते का प्रसग लेकर प्रथ्बीराज ने चन्द बारहठ को भीम 

के पास आगे भेजा | वह भी जाल, नसैनी, कुदाल, दीपक, और हाथी, को 
अ कुश साथ लेकर गुजरात की राजधानी में जा पहु चा। (१) उसके हाथ में 
एक त्रिशल भी था। ज्योंही वह चालुक्य के दरबार में पहु चा, तमाशा 
देखने वालों की भीड़ लग गई | चन्द्र ने भोला भीम के पास पहुँच कर 
घोषणा की “साभरपति आ पहुँचा है /!” भीम ने कहा, “ऐ भाट ! 
तुम्हारी लाई हुई इन विचित्र वस्तुओं का क्‍या अर्थ है ? हमें जल्दी 
बताओ ।” चन्द्र ने उत्तर दिया, “प्रथ्वीराज की आज्ञा है कि, यदि तुम 
पानी में जाकर छुपोगे तो इस जाल से पकड लिए जाओगे, यदि आकार 
उड़ोगे तो यह नमेनी मौजूद हे, यदि पाताल में चले जाओगे तो इस 


(+) ग़जामात्र की समा में भी एक दक्षिणी मदठाचार्य इसी प्रकार वी 
सामग्री लेजर पहंचा था मिसको गागा नामक तेली ने शास्त्रार्थ में परम्त किया 
था | इस गेचक कथा के लिए देखिए 'राष्ट्रभापा, जयपुर अक ४-६ वर्ष २? में 
मेग लेय । 


भीमदेव द्वितीय ] [ २५७ 


कुदाल से खोदकर निकाल लिए जाओगे, अ्रघेरे में जाओगे तो यह 
दीपक सीजूद है, इस अर कुश से तुम्हें वश मे किया जाएगा और यह्‌ 
त्रिशूल ही तुम्दारा काम तमाम करेगा । जहा तक सूये का प्रकाश पड़ता 
डे बहा तक तुम कहीं भी कृपोगे तो प्रथ्चीराज तुम्दारा पीछा करेगा ।”! 


यह सुनकर भीम ने उत्तर दिया, “मुझे! जो धमकी, देता है में 
उसका बध करता हूँ। सेरा नाम भीम है, में भयकर युद्ध करने वाला हूँ 
आओं।र सभी मनुष्य मुझ से डरते हैँ, इसलिए इतना आपे से बाहर मत 
हो, नम्नता से वात कर ओर जो कुछ पहले हो चुका है उसकी भी याद 
कर ले ।” 


“* चन्द ने कहा, “यदि कभी कोई चूहा बिल्ली को जीत ले, गिद्ध 
पत्रित्र राजहूस के शिर पर नाचले, लडाई में हरिण मिंह का मुकावला 
कर ले, मेंढक सर्प को निगल जाय तो इसको विधाता के विधान की 
विचित्रता ही समझती चाहिए-ऐसी बाते बार बार होंगी, यह सोचना 
मूखेता है. । क्‍या पव॑तों पर छाए हुए जगल को भस्म कर देने वाली 
दावाग्ति की बराबरी एक छोटा सा दीपक कर सकता है ९” 


भीम ने कहा, 'भाट्टों के छोकरे तो केबल इस प्रफार गाल 
बज़ाना जानते है जैसे देत्य लोग भाई बटवारा करते समय गाली गलीज 
28 हि ० का 
'पोर मुक्कामुक्की करते हैँ, परन्तु, सोमेश्वर का मकंगडा तो मरणान्त 
ही लड़ना पड़े गा। जा, सांभर के राजा से कह दे कि यहां कोई कायर 
नहीं है जो तेरी घमकी से डर जावेंगे ।” 


इस उत्तर को सुनकर चन्द्र भी कुछ घवराया और उसकी आसें 
क्रोध से लाल द्वो गई । बह तुरन्त प्रथ्वीराज के पास लौट आया प्रौर 


श्ध्प ] [( रासमाः 


उसका क्रोध बढ़ाने के लिए जो कुछ हुआ था बह यथावत्‌ कद्द छुनाया 
उसने कहां, 'भोला भीम ने मुमे कहा कि, “जिस तरह सोते हुए सां 
को कोई मेढक उसकी पूंछ पर चढकर जगाता है ओर बेड़ता हैः उर्स 
तरद्द तुम मुझे छेड़ते दो ।” गुजेरनरेश चतुरगिणी सेना लेकर तुम्दार 
सामना करने के लिए आ रहा है. मैंने लौटते समय उसकी सेना को 
अपनी आंखों से देखा है । मैंने जो कुछ कद्दा उस पर उसने कोई ध्यान 
नहीं दिया । मैंने उसकी जाल, दीपक और कुदाल भी दिखाई | उसने 
मुमसे पूछा कि इसमे क्या भेद दे ” चतुर केमास, जो प्रधान मन्त्री 
है, तुम्दारे साथ क्यों नह्वीं भेजा गया ” चामुए्डराय अथवा चतुर कन्ह्‌ 
या स्वथ साभर का राजा क्यों नहीं आया? मैंने बहुत बार लड़ 
कर गुजरात के लिए विजय आप्त की है, जिन राजों को तुमने जीदू 
लिया है मुझे उनमे कभी सत सममता। मैंने साभरपति जैसे हजारों 
राजों को कत्ल कर दिया है ।” जब मैंने यह छुना तो भीम से कह्ट दिया 
'सभल जाओ, चौहान की चतुरगिणी सेना आ रही है।” 


प्रथ्वीराज ने निडरराय को अपने पास बुलाया और उसका हाथ 
अपने दवाथ मे लेकर कहा, इन सब योद्धाओ मे तुम्हीं मुख्य हो, तुम्हारा 
कुल आचीन योद्धाकुल है ओर तुम भी अपने पूर्वजों के समान ही 
श्रवीर हो कर सुमे विश्वास हे कि यदि देवता और दानव भी तुम्द्वारा 
सामना करने को आए तो तुम उन्हें परास्त कर ढोगे | तुस्हारा रख- 
कोशल पासडवो के युद्धचातुर्य के समान है । इस घरा का मोद्द छोड़ दो 
आर अपने सामन्तो को साथ लेकर परमात्मा का ध्यान करते हुए एक- 
चित्त होकर युद्ध करो [”? ह 


& 5 छ न हि कब 
नडरराय ने उत्तर दिया, “अपने सामन्तों मे शत्रुओं हि अं वक 


भीमदेच द्वितीय ] [ २५६ 


तरह काट डालने की शक्ति है | हे प्रथ्वीराज ! स्मरण रखो कि तुम 
दानव बश के हो, तुम्हारे ही वल से तुम्दारे योद्धा 
भी चलशाली हैँ । कन्ह को, वचपन, जवानी ओर बुढ़ापा, इन तीनों ही 
नशवस्थाओं में युद्ध से आनन्द प्राप्त होता हे | बह मद्दावलशाली हे, 
उसे 'नर-ज्याध' ऋटते हैँ ओर वह साक्षात्‌ भीष्म का अवतार है । 


यह बात खुनकर प्रथ्वीराज ने अपने गले से एक वहुमूल्य 
मोतियों की साला उतार कर निडेरराय को भेंट की। वह साला उसके 
गले मे ऐसी शोभित हुई मानों सूर्य-मण्डल गंगा की घार से घिरा हुआ 
है | इसके बाद शूरवीर सिडरराय ने युद्ध की नोचत चजवाई ओर नोवत 
का शब्द सुनते द्वी समस्त सेना वीरोचित प्रणाली से एकत्रित हो गई । 
समय निदरराय उन योद्धारूपी तारों में श्रत्ष॒ के समान 
प्रकाशमान था। 


कन्हू को प्रथ्चीराज ने अपना राजकीय अश्व अपेण किया ओर 
बहुत आग्रह के साथ उसे उस घोड़े पर चिठाया । कन्ह ने कहा, हे 
रणपति ! गुमे घिवकार है कि मेने अभी तक सोमेश्वर के शत्रु का वघ 
नहीं किया ओर मेरे जीवरूपी हंस को इस शरीर से निकल भागने का 
मार्ग न मिला 7 प्रभ्वोराज ने उत्तर दिया, 'एक समय सुप्रीवर अपनी 
--प्ती की रक्षा करने में समथे न हुआ, एक बार दुर्योधन कणे की रक्षा 
न कर सदा, एक बार स्वय श्रीरास ने बन में सीता को खो दिया, 
एक बार पाण्डव द्रोपदी के चीरहरण को न रोक सफ़े--कनन्‍्ह ! 
ऐसी बातों पर शोक नहीं करता चाहिए | भ्म तुम्दें न्यपर्त इप्टदेव के 
समान भानता हूँ, जिस तरह मोर की आंखों फो देखकर सर्प डर जाता 
है. उसी प्रफार सुम्दारे नेत्रों की ज्वाला को देखफर शत्रु अबमीत हो 

हि 


२६० | [ रासमाला 


जाता है ।” जब प्रथ्वीराज इस प्रकार निर्डरराय और कन्ह का सम्मान 
कर रद्दा था, उसी समय समाचार मिला कि भीस भी भारी फौज 


लेकर आ पहुंचा हे ! है के 
उधर जब भीम ने छुना कि अपने पिता का बदला लेने के लिए 


शत्रु पट्टण के समीप ही भआ पहुंचा है तो वह उसी प्रकार क्रोध से 
भर गया जिस श्रकार पैर से दबा देने पर सांप, नींद से जगा देने पर 
सिह कुपित हो जाता है अथवा गरमी के दिनों में जरा सी चिनगारी 
से पूरे जंगल में अग्नि भभक उठती हज । उसने अपने योद्धाओं को 
बुलाया और सब द्वाल कह सुनाया । ज्योंही उन लोगों ने यह वात सुन्ती 
वे सब ससार का भोह त्याग देनेवाले योगियों के समान दिखाई पड़ने 
लगे और शीघ्र ह्वी दोनों सेनाए आमने सामने आ डटीं । दोनों ओर 
गोलियों की वौछारें होने लगी, अग्नि वाण छूटने लगे और आकाश 
आग उडती हुई दिखाई देने लगी, दोनों ओर से अश्वारोही आगे बढ़े 
कर तलवारें चमकने लगीं । 

भीम ने ऐसी व्यूहरचना की थी कि उसको भेद कर शत्रु नगर 
तक न पहुच सके | उघर चौहान की सेना का चक्र भी सहज में दूटने 
वाला न था | युद्ध शुरु हुआ, कितनों ही का सांगों की मार से भेजा निकल 
गया, कितने ही तलबार से मारे गए, “मारो मारो” की पुकार होने लगी 
कितने ट्टी मल्ल युद्ध कर रहे थे, कितनों दी के शरीर में से वाण आए- 
पार निकल रदे थे । शिव और काली के आनन्द का ठिकाना न था, 
काली खप्पर भर भर कर रक्तपान कर रही थी, शिव मुण्डमाला बनाने में 
व्यस्त थे। जिस प्रकार किसी बडे तगर की सड़कें यात्रियों सें खबाखच 
भरी रद्दती है उसी अफार स्वर्ग के मारे में भीड लग रही थी, रणमुक्त 
ट्ोकर योद्धागण मुक्ति लूट रददे थे। 


भीमदेव द्वितीय ] [ *६१ 


जिस प्रकार बादलेीं मे चमाचम विजली चमकती हे उसी तरद्‌ 

कन्ह की तलवार भी चमकने लगी । एक ओर कन्‍्ह्‌ चीहान था दूसरी 
ओर सारद्रमकबाणा । दोनों ही मतवाले सिंहों की भांति लड रहे थे, 
-मलवारे चल रही थीं। अन्त में, सारह रणमुक्त हुआ ओर कन्ह विजयी 
हुआ। हाथियों के समान चिंघाडते हुए योद्धाओं के चीच में सकबाणा 
गिर गया । उसके गिरते ही सारद्न की घरती विधवा हो गई। प्रथ्वीराज 
के योद्धाओं ने गर्जना की, जिससे शत्रुओं के कलेजे दल गए । कठिन 
तपश्चर्या के बाद योगियों को जो स्थान प्राप्त दोता है वद्दी शुरबीरों ने 
एक क्षण मे प्राप्त कर लिया, अपने घन-दीलत को छाया के समान अ्रस्थिर 
समभकर वे युद्ध मे कूद पडे, उन्होंने सचाई से तलवार चलाई अर 
“- एक दूसरे पर टूट पडे, एक मात्र 'मुक्ति प्राप्त करना' ही उत्तका लक्ष्य 
था, उनके सामने जीवन स्पप्न मात्र था। 'आज़ ही रात को हमे तो 
मरना है, कल सुबह की कीन जाने ?? यही उनके विचार थे । जिस 
प्रकार पतन से आग फेलती चली जाती है उसी प्रकार लडाई का वेग 

चढ़ने लगा । 

योद्य लोग जानते थे कि युद्ध मे सरने से उनकी कीर्ति बढ़ेगी, 
तलवार की चार से उनका शरोररूपी पद्धर द्वट जावेगा तो आत्मारुपी हंस 

> फ़िर उसमे बद्ध नहीं होगा ओर पिजरे का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा । 
लड़ाई का वेग ओर भी चढा, मनुष्यों के शिरों पर तलबारे निरन्तर 
वरसने लगीं, कितनी ही जीने शोर कबच भी कट गए। जब कायरों के 
शिर पर तलवार पढती तो वे 'अरे अरे ! चिल्लाने परन्तु उनका 
रोदन रणनीवत के गम्भीर नाठ में विज्ञीन हो जाता था। प्रथ्वीराज 
शापास, शात्राष्ष' कह कद कर अपने योद्धाओं का उत्साह चढाता था ! 


हु 


२६२ ] [ रासमाला 


गुजरात की लदी साथरमती के दोनों किनारों पर खुन की वाढ आ 
गई थी और उसके अवाह मे मनुष्य, हाथी, ओर घोड़े आदि वबहते 
लगे थे। रणभेरी फिर वजी और आधा घण्टे तक तुमुल युद्ध हुआ, 
भोरों के समान सनसनाहठ करते हुए बाण हवा मे उड़ने लगे 
चौहान के वहुत से योद्धा मारे गए और चालुक्य के वीरों की भी पक्तियां 
हाथियों की पक्तियों के समान रणज्षेत्र मे लोट गई । (१) 


इस प्रकार प्रथ्चीराज ने अपने पिता का बदला लिया । देवियों 
ने हाथो मे प्याले लेकर सन्त्र पढे, हिंख आणियों ने अपनी भूख मिटाई 
ओर योद्धाओं के मत शरीरों से रणक्षेत्र लाल लाल पुष्पों वाले वृक्षों के 
बन के समान दिखाई पड़ने लगा। जब क्रोध मे भरकर प्रध्चीराज ने 
अपना घोड़ा आगे बढाया तो उसकी टापों से प्रृथ्वी कम्पित हुई शत्रुओँ 
की सेना इस प्रकार कॉपने लगी जैसे पत्रत के कोप से पीपल के पर्ते 
कापते है । इतने वाण चल रहे थे कि हवा में पक्षियों को उड़ने के लिए 
भी रास्ता न रहा ओर युद्ध की भयकरता अधिकाधिक बढती गई | एक 
दूसरे पर बार करते हुए योद्धा ऐसे मालूम होते थे मानों लोहार घन पर 
चोटे मार रहे है । जिन सामन्तों ने युद्ध में प्राणत्याग किया उन्हीं का 
जीवन सच्चा (जीवन) था । 


अन्त मे, चालुक़्य की सेना स्रगे के मारे को छोड कर भाग 
खडी हुई, देव ओर दानव एक साथ वोल उठे, “जो क्षत्रिय 
सूर्च-मण्डल को भेद कर स्थ्रग को जाता है, वह धन्य है |” घोड़े दिन- 
हिनाने लगे, तलबारे खडखडाने लगीं आर योद्धा लोग राजा की दुद्दाई 


(१) वालर्य यह हे कि मत वीरो का इतना विशाल ढेर लग गया ऊ#ि 
॥. “तने पर बढ गज-पक्ति लेना लगता था | 


भीमदेव द्वितीय ] | “4 रे 


देकर एक दूसरे को उत्तेजित करने लगे । वामन ने तीन कदम बढ़ाकर 
एक ही लोक को जीता था परन्तु योद्धा लोग एक द्वी कदम बढा कर 
तीनों लोका को जीत लेते हैं । वे लोग युद्ध की उमग मे उसी प्रकार 
ज्ञाचने कूबने लगे जिस प्रफार रुद्र अपने गणों के साथ नृत्य करते 
है । ज्यों ज्यों चालुक्य को सेना का बल घटता गया स्यों स्थों चौद्दान की 
सेना हृढ़ होती गई। यद्यपि बहुत से बीर घायल हो गए श्रे परन्तु 
प्रथ्यीराज की सेना धर व के समान निश्चल थी । जिस प्रकार फालर पर 
मोगरे की मार पड़ती है उसी प्रकार शस्त्रों की वर्षा होने लगी परन्तु 
सेना डिगी नहीं । यह देखऊर चौद्दान ने कद्दा, “आज मेरी इच्छा पूर्ण 
करू गा और शुजरात की घरती को राड बना दूगा ।” भीम की ओर 
घुमकर उसने कहा, “आज तुम मेरे दवाथ से नहीं बच सकते, में तुम्हे 
चहदी भेज दू गा जहां सोमेश्वर स्प्रगे मे विराजमान हे। फन्‍्ह ने भी 
पास आकर अपने राजा का साहस बढाया | साभर के राजा ने भीस पर 
धार किया । जहा पुनजजैन्म का बन्‍्धन था वहीं पर तलवार चेठी ओर 
भीम भूमिसान्‌ हुआ | स्त्रगे में देवताओं ने जय जयकार किया। कोला- 
हल को सुनते दी शिव की समाधि टूट गई । इस दृश्य को देखने के लिए 
अप्सराए संभ्रम सहित आगे वर्ढी ओर विजयी प्रव्वीराज पर आकाश 
से पुप्प वर्षा होने लगी। उघर भीमदेव ने स्वर्गीय ब्िमान में बेंठ कर 
.सरलोक को प्रस्थान किया। 


पार्यस साहब मे यहा निम्न पद्म था झ्र्थ टीक ने समककने के कारण 
भीमदेव के मरय की कल्पना करली है। वास्तव में, मीमदेव ही मृत्यु एस शुद्ध 
में नहीं हुई थी, न प्रष्पीराह्ररातों में ही ऐसा लिया है। यनतों में एस 
प्रकरण को मीमरध' नाम से लिया गया है मिससे सम्मदत मीमझ समन 
लिया गया है। इस युद्ध का निणपक् पर नौचे दिया जाता है मिसझा तात्यई 


२६४ | [ रासमाला 


आनन्द भरे पांचों प्रकार के वाजे बजने लगे, भाद चारण आदि 
प्रथ्तीराज की कीर्ति का गान करने लगे, उसका रोष शान्त हो गया। 


घायलों की देखभाल होने लगी । इस प्रकार प्र॒थ्चीराज ने अपने पिता 
की मृत्यु का बदला लिया । है 


सन्ध्या काली रात में बदल चुकी थी इसलिए योद्धाओं ने वह 
बहीं पर काटी, छ सामन्त बुरी तरह घायल हुए थे जिनकी देख भाल 
होने लगी । सवेरा होते ही कमल खिलने लगे, सूर्योदय होते ही चन्द्रसा 
आर तारे पीले पड़ गए, देव-द्वार खुलने लगे, चोर चकोर और अभि- 
सारिकांए छुप गई, मन्दिरों में शखध्वनि होने लगी, पथिकों ने अपना 


यह है कि चालुक्य घायल हुआ और पकडा गया । पु 


सिलह मद्धि खगधार, त्रीय उग्यौ ससि सोम । 

के नवव्रधु नखछित, काम कामिनि रस लोग ॥ 

मर्म वीर कत्तरी, दिसा दुति तिलक पुच्वा वर | 

के कृू ची स्थगार, सुभग भामिनि सध्या कर ॥| 

सोर्मात चन्द वी कला नम, कल कलक सुभ्मै न तन | 

हु ढयी खेत सामत हूप, बुज्कि राज तामस मन ॥ ७० | 

चालुक्य के 'सिलह' अथात कवच पर लगी हुई खड्गघार अथवा तलवार 

की चोट ऐसी शोमित होती थी मानी द्वितीया का चन्द्रमा ही उदित हुआ है, 
अथवा वह नववधू के नखक्ञत के समान है जो कामी और कामिनियो को रसल॒द्च 
कर देता है, अथवा वह वीरग्स की कत्ती (क्‍त्तरी) का मर्म (रहस्य अर्थात्‌ 
घार है, या पूर्व दिशा (के माल) का यू तिमान्‌ तिलक है अथवा सुन्दरी सध्या 
मामिनी के द्वाथ में ःरद्भार (पिटागे) की कुज्ली हे | परन्त, चन्द्रमा की कला 
तो नम में शोमित द्ोती ह- यद क्लक (रूपी चोट) शरीर पर शोमा नहीं 
पाती । (ऐसे श्रायातयुक्त) हुप को सामन्तों ने रणन्षेत्र में हद निकाला विससे 
यता के मन का तामस अथांत्‌ कोवष चुके गया अथवा शान्त हो गया (? 


भीमदेव द्वितीय ] [ २६४ 


रास्त लिया ओर सभी वृक्षों पर पत्तियों की चहचहाट शुरू हो गई। 
सामन्तों ने आकर प्रथ्बीराज के चरणों में प्रणाम किया, बहुत से योद्धा 
देवलोक को चले गए, भीम मारा गया, प्रथ्चीराज् की कीर्ति फैल गई, 
खथ्बी का भार हलका हो गया, पन्द्रदद सी घोडे, पाच सो हाथी ओर 
पांच हजार पैदल खेत रहे । 


चन्द बारहठ प्रध्वीराज ओर उसके सामन्तों का यश गाने लगा, 
“यह जीवन स्वप्त के समान है, जो कुछ दिगवाई देता है बहू सब 
नाशबान है परन्तु, जो सामन्‍्त स्वामिभक्त हैं, वे धन्य हैं, जिन्होंने 
इस कुवेला में स्व प्राप्त किया है वे यशा के भाजन हैं? 


'- *«. इसके बाद राजाने जय-पत्र लिखबाया (अपती इस जीत का 
हाल खुदबाया) ओर दिल्‍ली के लिए प्रस्थान कर दिया । सांग होते 
होते बह अपने सामन्तों सहित नगर में जा पहुँचा, इस प्रकार प्रथ्व्रीराज 
ने अपने पिता का वदला लिया । 


जो कुछ ऊपर लिखा गया दे, बह तो चन्द वारदठ के वर्णन के 
अनुसार है पणन्ठु, दूसरे इतिहासकार (जो पअधिक प्रामाणिक है) लिखते 
हूं कि मुसलमानों के माथ लड़ाई ने प्रथ्वीराज की हार हुई आर चह 
इसमें मारा गया | भीम इसके बाद भी जीवित रहा और विजेता मुस- 
जमानों फे साथ लडते लड़ते उसका भी बद्दी परिणाम हुआ जो प्रश्ली- 
राज़ पा एआ था । 


मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी ने गुज़रात जीतने का विफल प्रयत्न 


किया था उसके पाठ बे बाद (११८६ 5०) की चात है झि पद्द (गोरी) 
घोखे से लाहीर झा मालिक चन बेठा ग्रीर सुलगन खुसरू तथा उसके 


२६६ ] [ रासमाला 


कुट्धम्व॒ को केद करके ज्यूरिस्तान (१) भेज दिया। कुछ ढिनों वाद उसने इन 
सव को कत्ल करवा दिया । इस प्रकार जब महमूद का सम्पूर्ण चश नष्ट 


हो गया तो गजलत्री वश का राज्य गोरी वश के हाथ मे आरा गया। (२) 
अब हिन्दुन्तान के राजपूत राजों पर बादल टूट ह्वो पडने वाला, 


(१) (परणा#ईश्य श्ि]0 8णते ॥08छ807, ॥ 2067) 

(२) हम पहले पढ चुके हूँ कि सिद्धराज जयसिंह महान्‌ की पुत्री का 
विवाह लाँजा विजयराय के साथ हुआ था । अणह्िलवाडा की इस राजकुमारी के 
पेट से भोजदेव नामक कु वर पैदा हुआ जो अपने पिता की मृत्यु के वाद लोढ- 
वाडा वी गद्दी पर बैठा, परन्ठु उसको वहा से उखाड देने के लिए. उसका काका 
जेसल प्र यत्नशील था, इसलिए कुछ समय तक पाच सौ सोलकी भोज की रक्ा 
के लिए वहा रहे | जैसलमेर के इतिहास में लिखा है कि ''उस समय अणहिल- 
वाडा का राजा तातार से आई फोजो से वार वार युद्ध करता रहता था इसलिए, 
जेसल ने सोचा कि, 'यदि तातार के राजा से मिलकर अ्रणहिवाडा पर आक्रमण 
किया नावे तो यह सोलकी फौज लोढवाडा से टल सकती है ओर इसका यही 
एक मात्र उपाय है ।? इस विचार के अनुसार उसने अ्रणहिलवाडा पर चढ़ाई 
करने का निश्वय कर लिया और अपने मुख्य सम्बन्धियो के साथ दो सौ 
घोडे लेकर पचनद वी ओर रवाना हुआ । वहा पर गोर के राजा ने तातार के 
राजा की फौज को हराकर अपना थाना कायम कर दिया था इसलिए वह उससे 
मिल गया शरीर उसके साथ सिन्ध की प्राचीन राजधानी जालोर चला गया। 
वहा जाकर उसने अपना विचार प्रकट क्या और गोर के राजा के प्रति सदा 
नमज्डलाल रहने की सांगन्द खाई | इसके वाढ अपने भतीजे से राज्य छीनने, 
के लिए. फौज लेकर रवाना हुआ और सीधा आकर लोढवाडे के घेरा डाले 
दिया। सपने राग्य की रक्षा करते करते मोजठेव मारा गया ।नागरिकों को दो 
दिन की अवधि में अपना मालमता लेकर नगर से निकल जाने की आज्ञा हुई 
आर तीसरे दिन गोर की सेना को लूट करने की छुट्टी मिल गई । इस प्रकार 
लोदवाडा वी लूट हुई और लूट का माल लेकर क्रीमला त्रक्‍्कर को 
रवाना हुआ | 


भीमदेत्र द्वितीय [२६७ 


था, इसके पृत्रेरुप मे चेतावनी के लिए गुजरात पर (हवा के) सपादे 
के समान दो हसले हो चुके थे | बहुत समय पहले हुए सोमनाथ के 
नाश ले ही मुसलमानों की शक्ति को सिद्ध कर दिया था, परन्तु होन- 
हार के वशीभूत राजपतों ने इस कढ़ अनुभव से भी कोई शिक्षा नली 
अर उस बढती हुई ताकत में रोक लगाने का कोई प्रयत्न न करके 
आपस ही मे भ्रातघाती युद्ध करते हुए मसलमारनों के मागे को ओर भी 
सुगम बनाते रहे । गुजरात ओर मालवा, साभर दिल्‍ली ओर कन्तीज 
आपस की लडाइयों से निर्मेल हो चुके थे ओर इन्हीं पारस्परिक जय- 
पराजयों के कारण बेमनस्य का विप फेलता रहा जिसका स्थायी परिणाम 
यह हुआ कि इनमें सच्चा मेल होने की घडी कभी आई दी नहीं । 
मोहम्मद गोरी का पहला हमला सन्‌ ११६१ ई० में हुआ था। 
उस अवसर पर स्थानेश्वर ओर काल के बीच मे तिरारी नामक 
स्थान पर प्रथ्बीराज ने उससे करारी टक्कर जी थी ओर दिल्ली के राज- 


प्रतिनिधि चामुण्डराज की सहायता से मुसलमानों को पूर्णेत पराजित किया 
था । इसके ढो बे बाद (सन्‌ ११६३६० से) फिर युद्ध हुआ | उस समय 
देब ने ऋृष्टि फेर ली | दोनों सेनाए सरस्वती के किनारे मिलीं और वहुत 
समय तक लड़ाई द्योती रही परन्तु 'प्रन्त में शत्रू की कुशल व्यूहरचना 
से टक्कर लेते लेते सूर्यास्त के समय राजपूत सेना थक गई आर तभी 
स्वय मोहम्मद की 'ध्यत्षता में मुसलमानों के बारह हजार चुने हुए 
कऋवचघारी घुडमबारों ने 8ल्‍ला बोल दिया जिससे हिन्दुओं की सेना का 
फन्चरघाण (नाश) हो गद्या। घामुण्डराय मारा गया 'प्रीर 'चोहान फी 
विशाल सेना एक बार नींव हिलने पर किसी बडी भारी इमारत के समान 
एक दम धंसक गई शरीर अपने ही खंडहरों मे प्िल्लीन हो गई।' (१) 


कस 


(९) ७ए४९7६४ ण मत ऐ कि परिश्ता के मूल में ये घब्द नहीं है । 


२६८ | [ रासमाला 


शुरबीर प्रथ्वीरीज पकड़ लिया गया ओर वहीं उसका बध कर दिया 
गया । इसके बाद मोहम्मद स्वयं अजमेर गया और निदेयता से उसने 
कत्ल आस जारी कराया । फिर शहरों को लूठता पाटता बह गजनी को 
रवाना हुआ | गजनी लौटते समय उसने मलिक कुतुबुद्दीन को अपने , 
प्रतिनिधि के रूप मे हिन्दुस्तान मे छोड दिया था। मलिक ने थोडे दी 
समय मे सेरठ के किले ओर राजनगर योगिनपुर पर कब्जा कर लिया 
आर कुछ समय बाद अपने स्वामी की मृत्यु के उपरान्त स्त्रयं गद्दी पर 
वेठ कर उसने हिन्दुस्तान में 'गुल्लाम वश' की वादशादह्वी की नींब डाली । 


दूसरे ही बर्ष ११६७ ३० में मोहम्मद गोरी फिर हिन्दुस्तान 
आया और यमता नदी के किनारे पर जयचन्द को हराकर उसने 
कन्नीज एवं काशी को अपने अधिकार मे कर लिया, तथा वहां पर 'एक 
हजार से भी अधिक देवालयों की मूर्तियों को तुडबा कर उनको 
परमात्मा की सच्ची उपासना (नमाज) के स्थान (मसजिद) मे बदल 
दिया ! राठोड़ राजा ने पवित्र नदी में प्राणत्याग करके हिन्दुओं के 
मतानुसार अभीष्ट मृत्यु का वरण किया। कन्नीज का विशाल ओर 
विचित्र नगर उस समय हिन्दू नगर नहीं रह गया था, परन्तु थोड़े ही 
वर्षो वाद इस अभागे राजा के पोत्रों ने इस नगर पर फिर राठोडों की 
ध्यजा फहरा दी। कालान्तर में वही व्वजा यहां से मरुदेश में जब 
के किले (१) पर जा फहराई जहां से इसने निर्भय होकर कुछुबुद्दीन के 
राज्य-नाश के दृश्य का अपनी आंखों से साक्षात्कार किया | 


(१) वचपि जोधपुर का किला बाद में बना था परन्तु लोबपुर राज्य की 
रानपानी दोने के कारण ऐसा लिख दिया है | 


भीमदेव द्वितीय ] [२६६ 


अब, मुसलमानों के हमले का शिकार होने की गुजरात की बारी 
आई । सब्‌ ११६४ ई० मे कुतुबद्दीन ने फोज लेकर शुज़रात प्रान्त की 
राजधानी नेहरचाला (अशहिलवाड़ा) पर चढ़ाई की ओर चहां पर 
भीमदेव को हराकर अपने स्वामी.की दुल्ंशा का परा पूरा बदला लिया । 
दिलों तक धत्ती नगरों को लटता रहा परन्तु गजनी से बापस 
लीटने की आज्ञा आने पर उसको अचानक दिल्ली चला जाना पड़ा ॥ 
दूसरी जगह वही मुसलमान इतिहासकार लिखता है. कि, 'जब 
कुतुबुद्दीन ने अणहिलचाडा फे चाहर आकर डेरा ढाला त्तो भीमदेव 
का सेनापति जीवणराय उसको देखकर भाग गया । फिर, जब उसका 
पीछा किया गया तो सामने होकर युद्ध किया परन्तु बह मारा गया ओर 
सकी फीज़ भाग गई । इस पराजय का समाचार सुनते ही भीमदेव भी 
प्रपनी राजवानी छोड़कर भाग गया 
कुतुबुद्दीन की जीत अवश्य हुई, परन्तु गुजरात पर उसका स्थाई 
स्पसे अ्रधिकार न हो सका और हार होने तथा राजधानी से भगा दिए 
जानेपर भी भीमदेव की शक्ति मे कमी न आई । वही ग्रन्थकार लिखता 
है कि, “दो बे बाद (सन ११६६ ६० मे) छुनुबुद्दीन को समाचार मिला 
कि, 'नागीर और नेहरवाला के राजा तथा अन्य हिन्दू राजों ने मेर 
लोगों के साथ मिल कर मुसलमानों से अजमेर छीन लेने फा विचार 
पिया है! इस समय उसऊा लश्पर इधर व्यर के प्रार्न्तो मे घिरा हुआ 
था इसलिए जो कुछ थोड़े वहुत विश्वासपात्र सिपाही थे उन्हे को लेगर 
यवाशफ़ि नहरवाला की सेना फी बढ़ती को रोकने के लिए रचाना हुआ, 
परन्तु उसकी द्वार हुई । लडाई में बह फितनी ही बार घोड़े पर से सिर 
पड़ा आर इसके छ घानऊ घात्र लगे, परन्तु बाद में उसके सिपाही 
उसऊफो घरबस पाकृफकी ने ठालपफर रखज्षेत्र से अजमेर ले गए ” 


२७० | [ रासमाल्ा 


“मेर लोग इस जीत से वहुत प्रसन्न हुए और गुजराती फौजों के 
साथ मिलकर अजमेर के आगे अड बैठे । जब गजनी में वादशाह् ने 
यह समाचार खुना तो उसने कुतुबुददीन की सहायता के लिए मजबूत 
फोौजें भेजी । जब॒ तक सहायक फौज आकर पहुँची तब तक तो श््ू 
लोगों ने अजमेर को परी तरह अपने अधिकार में रक्खा ओर शत्र को 
घेरे रहे, परन्तु घात्रों के ठीक होते ही कुतुबुद्दीन ने घेरा डालने वाली 
फौज की भगा दिया ओर नेहरवाला तक उसका पीछा किया । मार्ग में 
उसने वाली और नांदोल के किले भी हस्तगत कर लिए । इसके बाद 
उसको खबर मिली कि, वालिन ओर दाराबरज की सेनाए नेहरबत्राला के 
राजा के साथ मिलकर सिरोही प्रान्त में आवूगढ के पास छात्रनी डाल 
कर गुजरात मे जाने के मार्ग को रोककर पडी हैं । मार्ग की कठिनाइयों 
ओर घरती के ऊब्रडखावडपन की परवाह न करते हुए कुतुबुद्दीन आगे 
बढ़ता चला गया । कद्दते हूँ कि इस प्रसंग में शत्र्‌ के पचास हजार से 
अधिक मनुष्य मारे गये और बीस हजार केद कर लिए गये। बिजे- 
ताओं के द्वाथ वहुत सा लूट का माल आया | कुछ दिन फोजको आराम 
देकर कुतुबुद्दीन गुजरात को नष्ठ करता हुआ वेरोकटोक आगे बढ़ा । 
उसने नेहरचाला पर अधिकार कर लिया ओर एक सरदार को एक 
मजबूत किलेदार के साथ वहां पर नियुक्त कर दिया | इसके वाद बह 
अजमेर होता हुआ दिल्ली लोटा ओर गजनी के राजा की सेवा में व॒दत 
सा सोना, जवाहराव ओर गुलाम भेजे ।? 


फरिश्ता के लेखानुसार परमारवंश के धाराबप ओर प्रल्हादन- 
देव अणहिलवाड़ा के राजा के आश्रित थे और क्रमशः आवू और चन्द्रा- 
वती उनके अधिकार मे थे। वे कुमारपाल के समसामयिक यशोधवल 


भीमदेव द्वितीय ] [२७१ 


के पुत्र थे । ऊपर उल्लिखितलेख मे छोटे कुवर प्रल्द्ादनदेव (१) के विषय 
मे लिखा है कि वह 'आक्रमणकारी दनुजों (मुसलमानों) से श्रीगुजेरदेश 
की रक्षा करने धाला वलवान राजा था !' आबू पत्रेत पर एक दूसरा लेख 
नै जिसमे लिखा है कि उस समय प्रल्हादनदेव युवराज था क्योंकि 
उस समय तक धारायवपे के पुत्र सोमसिंह का जन्म नहीं हुआ था। 
सन्‌ १२०४ ई० में मोहम्मद गोरी मार दिया गया था और वभी 
से अपनी मृत्यु-पर्यन्‍त कुतुचुद्दीन ऐभच्रक ने पाच वर्ष तक दिल्ली की 
बादशाही की । दूसरे भीमदेव के राज्यकाल की अब ओर कोई उल्ले 
खनीय घटना नहीं मिलती है । वह १९१४ ६० (२) मे मर गया ओर वही 
मूलराज चालुक्य के चंश का अन्तिम राजा हुआ कुनुबुद्दीन ने जो 
, किलेदार और फौज अणहिलवाडा मे छोड़ी थी बह या तो बापस बुला ली 
गई अथया वे लोग वहीं रहते हुए नप्ट हो गए क्योंकि इसके वाद में 
उनका कोई हाल नहीं मिलता। फरिश्ता ने लिखा है कि भीमदेव 
(द्वितीय) के मरने के पचास बपे बाद गयासुद्दीन चलबन दिल्ली का 
बादशाह हुआ, उसके सन्सत्रियों ने उसे गुजरात ओर मालवा पर जो 
'कुनुचुद्दीन द्वारा साम्राज्य मे मिला लिए गए थे परन्तु तभी से जिन्होंने 
अुसलमानी मत्ता को ठुकरा रक्खा था, हमला करने की सलाह दी थी | 
परन्तु गयासुद्दीत अपने सन्दत्रियों की इस सलाह के अनुमार फाये न कर 
4 (0) प्रत्दाइनरेव जैसा वीर था वैसा ही विद्वान्‌ भी था। प्ररद्वादनपुर 
प्रथा पालनपुर उसीया उसाया हुण्या है। सस्‍्झन में 'पार्धपगर्म ब्यायोग' 
प्रस्दाघन देव फी उत्तम फ्ति प्रसिद्ध ऐै। कहते ई है ग्राबू पर ख्चलेश्यर के 
स्थापना महोसत के खबमर पर यह नायर सेला गया था। (सम्जन शादिल्‍्य का 
दविश्यस १० ६६७-एप्णामचारी) रि० अऋ० धर 
हु (२) यश नाई नहीं है क्योरि १२४० 5० फा उनझशा सामपर मिलता है । 
ड£ि० पृ० २७५२ । पर पन्य नखनाए मी देपिए 


२७२ ] [ रासमाला 


सका क्योंकि उसको उत्तरीय मुगलतातार साम्राज्य का निरन्तर भय वना 
रहता था ।(१) 


(१)ऐसा जान पडता है कि भीमदेव (द्वितीय) पर बहुत सी आपत्तिया आ 
पडी थीं इसलिए वह निर्चल हो गया था | कीणिकौमुदी में आगे चलकर लिखी 
है कि, 'बलवान्‌ मन्त्रियों और मास्डलिक राजाओं के होते हुए भी उसने 
बालराजा के राज्य को क्षीण हो जाने दिया ।? 

सुकृतसकीर्तन में लिखा है-- 
सततवितदानक्षीणनि शेष लक्ष्मीरतिसितरुचिकीर्तिमीमममिश्ुजड्भा । 
बलकवलितममिमण्डली मण्डलेशश्चिर्मुपचितचिन्ताक्रान्तचित्तान्तरोडमृत्‌ | 
निरन्तर दान देते रहने से जिसकी लक्ष्मी क्षीण होगई है, त्रहुत ही शुभ्र 
कान्तिवाली जिसकी कीर्ति है, जिसने अपने चल से मूमण्डल की वश में कर लिया 
है, ऐसा मण्डलेश्वर मीम भूपति चिस्काल से बढती हुई चिन्ता के काश्ग 
व्यथितचित्त हो गया । 
पौष सुदी ३ सोमवार सबत्‌ १२८८० का ताम्रपत्र डा० बूलर ने अपनी 
चालुक्य लेखावलि के ४० ५ से ६८ में दिया है, उसमें लिखा है-- 
'श्रीमदणहिलपुर राजधानी अधिछित अभिनव सिद्धराज श्रीमज्जयन्तर्सिह देव 
इससे ज्ञात होता है कि इस जयन्तसिंह ने मीमदेव (द्वितीय) का राज्य दवा 
लिया था परन्तु, इसके बाद में सवत्‌ ११८३, १८८, ११६४ और १२६६ के 
लेख मीमदेव के ही मिलते हैँ | इससे यही जान पडता है कि मीमदेव ने फिर 
अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया था । 
चैत्र सुदी ६ मौम सवत्‌ १५६८ का लेख इसी पुस्तक में है, उसमें 
लिखा है-- 
्रोमीमदेवपादानुध्यातमहाराजाधिराजपरमेश्वरपरमभटटा रक 
शौरयोदास्येगाम्मीय्योदिगुणालइ ऋतश्रीत्रिभुवनपालदेव 
इस लेख से ज्ञात होता है कि भीमदेव (द्वितीय) के बाद त्रिम्रवनपालदेव 
राजा हुआ, परन्तु इस लेख की राजावली में जयन्तसिदह का नाम शामिल 
नही है। 


भीमदेव ट्वितीय ] [ २७३ 


बास्तय में, तेरहत्रीं शनाव्दी के अन्त तक गुजरात पर मुसलमानों 
का पूर्ण अविकार नहीं हुआ था, परन्तु इसके बाद अलाउ्टरीन खिलजी 


ऊ यह त्रिभुवनपाल देव कौन था, इसका पता नहीं चलता परन्तु उसने 
सबत १३२६८ में १३०० (११५४२ ६० १२८४६०) तक राज्य क्या था | डाक्टर 
भाऊदाजी ने एक पट्टायली प्रकाशित वी है, उससे मालूम होता है कि भीमदेव 
के बाद में ६ दिन तर तो उसकी पादुका को गद्दी पर रसकर मन्त्रियों ने राज- 
काल चलाया , इसके बाद में द्रिमुवनपाल गद्दी पर बैठा उसने २ मद्दीने (वर्ष ? ) 
प्र १२ दिन तक राज्य कया। 


एस समय के मन्‍्धी में वीर्विक्रमुदी, सुस्थोत्नय, सुकुतसपरी्तन ओर 


चतुर्शशितिप्रवन्ध के अन्तर्गत वस्तुपालप्रचन्ध, वस्तुपाल-तेनपाल-चरित तथा 
“चबन्ध चिस्तामणि है| 


पीर्ति-कीमुदी का कर्ता, सोमेश्वर, चालुक्या था वशपरम्परागत पुरोहित 
था | उसने सरशोत्सव वाच्य वी रचना की है, जिसमें, ऐसा मालूम पडता है 
फि भीमदेस (द्वितीय) के राज्यदाल दी अवस्था के आधार पर ही उसने झथानक 
फी झम्पना दी है | सुग्ध नामक राजा के अमाय उनके शघरुपों से मिल जाते 
हे और उनका राज्य छिन जाता है। वह मागफर जगल में चला जाता है ओर 
वर्दी एक मुनि से उसकी सेंद देती है, जो। चण्डीगठ अथया नप्तगती में वगित 
भयानी के पगाममभ वा बर्गान करफे उसे देवी की पग्रासपना ब्खे की सलाह देता 
है। इसके ख्यमुसार हुर्ध तफ्म्या में लग जाता हैं त्पोर भयानी उससे प्रसन्न 
(उपर दर्शन देखी है ठथा पुन शाग्पप्रात्ति रा ागीर्ाद प्रदान सस्ती है । इसने 
ही में उसके सगमिभाह झंगप्रिशतरी जाल ्रितारियों बा नाश स्स्के उस्प्री 
उलाश में निम्लते हैं पर बद्ीी उनसे मेट दोठे दी उले धृमधाम मे उसडो 
सतघानी में ते शारर तिर गरी पर रिठा उते हैं। 

एस प्रमार एस काच्य में सर्प मं, चोद में भीमोरेब पी रियल का सर्गाने 


ञा छः 
. हि के क्र 
गया 3 र0०० किन 2० ख्य्म्गाप: साई तर लय >> है 03, घान फेपा 
किया गया है। शीगरेय हे ह्शयायदी आर मालिश मे भी दचर घटने प्रोए 


२७४ ] [ रासमाला 


ने, जिसको गुजरात का प्रत्येक किसान 'खूनी' के नाम से जानता है, 
इस पर अपना पञ्ञा मजबूती से जमा लिया था ! 


दिया था | जयन्तसिंह ने अणहिलवाडा पर कब्जा कर लिया था, परन्तु वाद में 
उसको निकालकर भीमदेव ने फिर अपनी सत्ता हस्तगत करली । कि 


कुमारपाल के पिछुले प्र करण में हम पढ चुके हैं कि, उसका (कुमारपाल 
का) मौसेरा भाई आर्णोराज वाघेल में उसके माडलिक राजा की माति पूर्ण 
स्वामिभक्त होकर रहता था | उसके पुत्र लवणग्रसाद के विषय में यह भवि 
घ्यवाणी हुई थी कि वह परम प्रतापी होगा । यही लवणम्र साद मीमदेव के पास 
राजकाज में पूरा हाथ बठाता था, घोलका, घु धका आदि प्र देश उसके मण्डल 
में थे, उसका पुत्र वीरघवल भी अपने पिता के साथ रहकर जहा जहा अव्यवस्था 
होती थी वहीं जाकर ठीक ठीक व्यवस्था कायम करता था। गुर्जरधरा की राज्य- 
लक्ष्मी ने भीमदेव को स्वप्न में दर्शन देकर वीरधवल को युवराज वनाने दूं 
सूचना दी थी | ऐसा मालूम होता है कि उस समय लवणप्रसाद और वीरधवल 
की त्रहुत चलने लग गई थी क्योंकि उस समय के अन्तिम ताम्रपत्रों में वीरघवल 
के पूर्वजों के नाम पर स्थापित आनलेश्वर औ्रौर सलघरणेश्वर देव के पर्म-स्थानों 
में आम-आस दिये हुए हैं । 


वीरघवल ने बहुत सा प्रदेश अपने कब्जे में कर लिया था और कच्छ 
में आए हुए भद्दे श्वर के भीमसिंद प्रतिहार के साथ गोघा के घु घुल के साथ, 
दक्षिण के यादवराज सिंधघन के साथ तथा उसी प्रसंग में मारवाड से आए हुए 
चार शत्रु राजों के साथ उसने युद्ध क्या था। इस युद्ध में उसने अपना ऐसा 
पराक्रम दिखाया कि लोगों ने उसको अणहिलवाडा के मद्दाराजाधिराज का पह&- 
ग्रहण करने के लिए. कहा परन्तु भीमठेव के प्रति अपनी कृतश्ता विखलाकर 
उसने यह कह कर कि, “मेरे लिए तो राणक (राणा) ही योग्य पढ है,” इस 
प्र श्ताव को अम्वीकत कर दिया ओर आजीवन राणा ही बना रहा | भीमदेव की 
मझत्यु के बाद त्रिभुवनपाल ने १२८८ से १३०० वि० तक राज्य किया | उसके 
वाद में वीरववल का पुत्र वीचलदेव अणहिलवाडा की गद्दी पर बैठा । 





प्रकरण १३ 


अखणहिलपुर राज्य का सिंहावलोक न 


+ 
भू 


भीमदेत्र (द्वितीय) की सृत्युपर्यन्त बृत्तान्त लिख चुकने के बाद, 
हस एसे बिन्दु पर आ पहुँचे है कि, अब एक बार अशिहलबराडा की 
कथा का पुनरवलोकन कर लेना समुचित होगा । मिद्धराज अं.र कुमारपाल 
के राज्य की अन्तिम विसृष्ठि के उपरान्त बहुत समय तक गुजरात में 
अराजकता का हृश्य दिखाई देता रहा । मुसलमानों की विजय का काम 
'बाल रद्दा और ऐसे ऐसे छुट पुट आक्रमण होते रहे कि जिनकी गइ- 
बड़ी के कारण राज्य की नींव निर्बेल पड़ती गई | एसे समय मे कभी 
कभी बनराज़ के नगर में स्थित देवालयों आर प्राफार-शिखरों पर 
समुन्नति की सुनहली आमा दृप्टिगत हो जाती थी परन्तु वह 'स्तो- 
न्मुख सूये के अन्तिम प्रभामण्दल के सदश शचिरस्थायिनी थी; हृदय 
मे घड़फन अवश्य मौजूद थी परन्तु हाथ पैर ठण्ड हो चले थे, कवि के 
निम्तांकित वाय्यों की सी दशा हो रही थी:- 


।,.. 'जिस प्रकार मृत्यु के क्नारे पडे हुए घायल पशु की ओर गिद्ध 
'ताफ लगाए बैठा रहता है उसी प्रकार श्स शानशीरत के पीछे महा- 
विनाश झोर व्यवस्था प्रतीज्ञा फर रहे थे । 

आय तक लिन प्रन्थतारों की कृतियों से सहायता लेरर हम 
लिखते रह हैं इन पर भी थोड़ा सा प्रजादय डाल देना उचित होगा। 
स्तमाला फे फर्ता फप्णाजी आप्रण थे। उनशा एससे अधिझ बोई 


२७६ ] [_ रासमाला 


वृत्तान्त नहीं मिलता | उन्होंने भीमदेव (द्वितीय) की मृत्यु के वाद अपना 
ग्रन्थ लिखा था परन्तु समवतः उनके ग्रच्थ का रचनाकाल्न इस घटना 
के बहुत समय वाद का नहीं है । उन्तका काव्य उनके पूर्वबर्ती लेखकों 
के श्रम पर अवलम्बित है, यह बात निम्न छप्पय से विद्त होती है- 


“छुप्पय--ज्यों दुधिमन्‍्थन करत हरत घृत तक्र तजी कें, 
इच्चु पीडि रस ग्रही नहि लह् शेष सजी कें, 
रजतें कंचन लेत देत रज दूर ही डारी, 
कूकसतें (१) कन लहे, तिलते तेल निकारी, 
सव अन्थ पथ अवलोकि कें, सारयुक्त में सची, 
अस ग्रन्थ एहि अभिधानही, रत्नमालिंका शुभ रची | 


इृधाश्रय का आरम्भ सुप्रसिद्ध हेमाचाये द्वारा हुआ जान पड़ता 
है, जिनकी मृत्यु कुमारपाल के राज्य के अन्तिम समय में ११७४ ई० से 
पूर्व हुई थी। इसके वाद प्रल्हादनपट्टण ( पाल्हनपुर ) के लेशाजय- 
तिलक नामक जैन साधु ने इसकी अत॒पूर्ति की और सबत्‌ १३१२ बि० 
(१२४६ ६०) की दीपावली को यह अन्थ समाप्त हुआ। उक्त गणि ने 
लिखा हे कि लक्ष्मीतिलक साधु ने शुद्ध करके इसकी टीका 
लिखी है. ।' लेशाजयतिलक अपने को श्री दुलेभराज के समय में गुल 
रात भ्रमण करने आए हुए श्रीवद्ध मान आचाये की गुरुपरम्परा मे नवां 
पुरुष मानते हैं । इस ग्रन्थ का नाम दूव्याश्रय इसलिये पड़ा कि इसमे 


(१) खाखला, भाकस, भूसा | 


सिद्त्र॒लोकन ] [ २७७ 


प्रन्थकार ने सस्कृत सापा का व्याफरण भी सममाया है ओर सिद्धराम 
का वर्णन भी किया है, उस प्रकार इसके दो त्रिपय आम्रय बने हुए 
है । इस दोहरे मन्थ की रचना श्लिप्ट पद्यों में हुई हे जिनको दो बार 
पुढ़कर दोतों ओर लगते हुए श्रर्थ निकाले जा सकते हूँ । 


प्रवन्चचिन्तामशि ग्रन्थ इससे कुछ पीछे की रचना है। यह 
बद्ध मानपुर (आधुनिक चढचाण) में सन्‌ १३०४ ई० अवबबा सबत 
१३६१ की वैशाख शुक्ला १४ को प्रा हुआ ओर इसके रचयिता वहीं 
(बढवाण) के प्रसिद्ध जैन धर्म के 'आ्राचाये मेरुतुंग थे। श्रीगुणचन्द्र 
नामक एक दूसरे आचाये ने इसी नाम का ( प्रवन्धचिन्तामणि ) 
ऐसा ही ग्रन्थ लिखा है अथवा, जेसा फि स्वय मेरुतुग लिखते हैं, यह 
५ २ सम्भव है कि इस प्रन्थ का आरम्भ ही उन्होंने किया हो। पन्थकर्ता 
ने अपनी प्रस्तावना भे लिखा दे कि पुरानी बातों को सुनकर पशिडितों 
फे मन फो ठृप्ति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए सें अपने प्रत्थ प्रचन्ध- 
चिन्तामणि में अब के महाराजाओं की बातों का बशन मेरी छोटी सी 
बुद्धि फे अनुसार पूर्ण प्रचत्त के साथ करवा हूँ ।” 


उपयु फ़ ग्रन्थों के ही सुल्य आधार पर हम श्त्र तक लिखते 
आए हैं परन्तु, इनमे लिखी हुई बातों को ओर भी विशद् करने, सम- 
भने और उनका सम्बन्ध जानने के लिए पुराने लेखों, ताम्रपट्टों, मुलल- 
मान इतिहासकारों के लेखों, चन्द्र पारहठ के रामो, तथा अन्य भाट 
घारणों आदि फी मीस्विक चारतों मोर दनन्‍्तकथाओं फो भी यथाम्धान 
उद्घूत जिया है| 


घपदयाण अर पाल्टूनपुर के जन साधुओं हारा रचे हुए म्रस्थों 


फी शीली में बहुत समानता है उन्होंने चद्पि राज-प्रस्रण को धर्म 


र७्प ] [ रासमाला 


प्रकरण के आगे गौण समझा है, परन्तु दोनों द्वी विषयों में लगातार 
सम्बद्धता-प्षेंक लिखने का प्रयत्त न करके केवल बाताए लिखकर 
सनन्‍्तोपष कर लिया है । उनके लिखे हुए सक्षिप्त बिवरणों की रूपरेखा 
यद्यपि खण्डित है परन्तु असत्य नहीं है, क्‍योंकि उनके लिखे हुए वृत्तान 
ओर सन्दर्भ यथासम्भव अपेक्षाकृत प्रामाणिक अन्धों से तुल्लना करने 
पर परे खरे उतरे हैं। अत. यह मान लेना उचित द्वी होगा कि उनके 
विषय में ज्यों ज्यों अधिक शोध की जावेगी स्योँ त्यों इमें अधिकाधिक 
सत्य की प्राप्ति होगी ) यदि ह में यह ज्ञात हो जावे कि द्वथाश्रय में स्वयं 
हेमचन्द्र का लिखा हुआ कितना भाग है और लेशाजय तथा लक्ष्मी- 
तिलक ने बिना द्वेर फेर किए कितना भाग उद्धृत किया है तो दोनों 
प्रमुख राज्यकालों के विषय में समसामयिक लेखकों के मत प्राप्त हे 
सकते हैं, परन्तु, यह प्रत्यक्ष रूप से असभव है। अत हम इन जैन- 
वृत्तान्तों को रचनाकाल के तत्सामयिक रास (परम्पराओं के अभिलेख) 
मानकर ही सन्तोप कर लेते हैं । ऐसा मान लेने पर भी उनके मूल्य में कोई 
कमी नहीं अआती क्योंकि वे दूसरे साहित्य (१) को सममने ओर उससे 
सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होते हैं | इतना द्वी नहीं, कितनी ही 
बार तो वे घटना की सत्यता को खोज निकालने में सूत्र का काम भी करते 
हैँ । यद्यपि उनमें वर्णित बहुत सी वाते प्री छान बीन और स्पष्टीकरण 
के उपरान्त द्वी विश्वास करने योग्य निकलती हैं फिर भी उस समझ के 
रीतिरिवाजों, सस्थाओं, मनोभाषों और राजकाज के विषय में जो पूरी 
पूरी सूचनाए मिलती हूँ, उनको मान्यता न देना नितान्त अनुचित है । 
सुसलमानी आक्रमणों से पृ की शताब्दियों के मध्यकाल्लीन भारत- 


(१) जैनेतर साहित्य ! 


/फ 


सिंहात्॒लोकत ] [ २४६ 


विवयक बहुत ही थोडी जानकारी हमें प्राप्त हे और आधुनिक हिन्दू 
लोगों के विषय में ठीक ठीऊ अध्यण्न करने के लिए उस काल के 
अविशिष्ट सस्मरण कितने अधिक उपयोगी हू, इस वात पर ध्यान देने 
ताला कोई भी विचारवान्‌ मनुष्य इन बर्णनों का 'वमृूल्यन करना 
संगत नहीं सममेगा, ऐसा हमारा मत है! 

चन्द्र बारहठ की कब्रिता अ्रपेज्ञाइत अधिक सुन्दर, चमत्कारपूण, 
अर मनोरस्ञक है परन्तु इसके विषय से सोच विचार कर ही लिखना 
उचित होगा। जितने भी चारण भाट झ्रादि कवितालेखक हुए है. उन 
में चन्द्र की कीर्ति सत्र से बढ़कर है । जहा उसकी कविता में सभी 
प्रकार के ढोप पाये जाते हूँ बहा सभी प्रसिद्ध गुण भी उपलब्ध हू । 
-चुसे फेबल सविवेक आस्याता ही नहीं कहा जा सकता वरन्‌ “यदि 
(मदिरा की ) लाल घुट फा' आस्वाद करके नहीं तो युद्ध कौर जातीय 
भतिस्पर्धा की मदिरा पीकर उत्त जित हुआ, चीहानों का घरू भाद भी 
अवश्य समझ जा सकता है| उसके पाठ में इतनो गठबड़ी है दि कहीं 
फही तो कुछ भी समम में नहीं शआ्याता और जहा पर भावार्थ समझ में 
आता है वहां इस बात का पता चलाना कठिन हा जाता है कि इससे से 
घन्द का लिखा हुआ मृल भाग ऊ़ितना है श्र उसके अनुयतियों ने 
ह्टेर फेर करके कितना भाग प्रत्तिप्त किया है। ऐसे हेर फेर उतने अधिक 
#कि मूल प्रन्य की प्रामाशिकदा (१२) के परिपय भे भी संदेह हुए बिना 





नन्‍नलल 





(१) पन्‍्द बारएठ प्रोपा चन्द्र परदादी में नाम से प्रशिए है) इगजा रिएया 
शुशा शणास्य ४८०० पर्े या बदाण चाता है दिसता सिस्लार ऐैपर १२०९ 
पयो मा ले गया है। [किए जियोड सच हा तती5, पे क 597 
इस ऋग्प के प्रामाविण रगहर्गा मी पे चात आपशयाप हे पल पा का 


हद हे है 
अत सट्िम है । 


डी -्ज ४ 


श्पर ] [ रासमाला 


उसके कान जिस प्रकार महलों का गरभीर चौघड़िया (नोबत) सुनने में 
अभ्यस्त हैं उसी प्रकार युद्ध की प्रचण्ड रणभेरी का निनाद खुनने को भी 
कम उत्सुक नहीं है । वह रानी का शिशु, क्षत्रिय का पुत्र, अभिषिक्त राजा 
ओर 'ढालवाला मलुष्य' है । 


सुन्दरियों का चित्र देखेने के लिए हमे दूसरे पट पर दृष्टि 
डालनी चाहिए। स्वयवर-मण्डप मे अपने मन के मानीते शूरवीर का 
वरण करती हुई और फिर कामदेव के साथ रति के समान शोमित होती 
हुई रमणी का रूप हमारे दृष्टिगत होता है | तदतन्तर हम उसे गोरब- 
मयी माता के रूप में अपने युवा पुत्र का राज्य सचालन करती हुई, 
अथवा उसके बडे होने पर अपनी सलाद से उसके द्वारा दया और धर्म 
के काये सम्पादन करवाती हुई देखते हैं, अथवा, दु ख़ की वात है कि 
हमें उसका दूसरा ही रूप देखने को मिलता है । उसकी आखें क्रोध के 
मारे विलक्षणा प्रकार से लाल हो रही हैं, स्वामी के निर्जीव शरीर को 
उसने गोढ मे ले रखा है, रणसिंगे की भीपण ध्वनि ओर उससे भी 
कठोर ओर अस्पष्ट चीत्कार कानों को कष्ट पहुंचा रही हे-इसी बीच 
में चिता की भीपण ज्वाला भभक उठती है और गहरी घुओं के बादल 
ऊपर फैल जाते है मानों वें इस भयानक दृश्य को स्वगे की आँखों से 
छुपाने का प्रयत्त कर रहे हैं । मं 

भूमिकर भी हिन्दू समाज के इतिहास का एक मुख्य विपय रहा 
है । जिन पुस्तकों के आधार पर हम लिखते आ रहे है, उनके लेखकों ने 
इसको ससार का स्ेसाधारण विपय मानकर कोई विशेष चर्चा नहीं 
की है ओर न ऐसा करने की आवश्यकता द्वी सममी है | परन्तु इधर उधर 
से जो बातें हमारे जानने मे अनायास ही आ गई हैं, वे ये हैं कि कभी 


सिंहाचलोकन ] [ रप३ 


तो राजा अपना राजस्त्र सीधा फिसानों से वसूल करता था, कभी कभो 
इसफे प्रतिनिधि चनकर उसके मत्नरी कर डगाहते थे, कभी कृपें से गांव 
के अधिपति कर ले लेते थे, उनसे राजा अपना भाग भहण करता 
ज। देश में 'प्राम' अथवा गोँव बसे हुए थे आर उनमें रहने वाले लोग 
फीटुम्बिफ ( कशवी ) अथवा कृपफ ( फ्रिसान ) कहलाते थे, गाँव 
का मुखिया पट्कील अथवा पटेल फ्दलाता था। किसान लोग जिस 
प्रकार आज कल अपने काम में व्यस्त रहते हूँ उसी प्रफार उस जमाने 
में सी रहते थे । जब फसल उग आती तो ये अपने खेतों के चारों ओर 
कॉडिदार माडियों की फच्ची वाढ़ लगाते थे लौर जब फसल ओर भी 
बड़ी दो ज्ञाती तो थे अपने अपने खेतों में चिड्ियां उड़ाने में व्यस्त 

दिखाई देते थे । किसान स्त्रियां भी, आज कल की भांति ही, अपने 
धान के सेतों की रखवाली करती हुई मधुर गीतों से धायुमण्डल को 
ग़ुज़ा देती थीं। यदि वर्षा कम होती अथवा बिलकुल न ध्ोती तो राजा 
को अपना भाग बसूल करने मे कठिनाई का सामना करना पड़ता था 
ओर फिसानों फो रोक फर कींद फ्रिण बिना इस कार्य की सिद्धि नहीं 
पोती थी। फभी कभी तो इतना होने पर भी, किसान अपना हठ स 
छोड़ते आर सहाय चालक की भाति क्रदन करके शाजा के द्दय भे 
दया उत्पन्त परने का प्रयास करते । इसके फ्लस्वरूप दोनों ही परी की 
फटठिनाउयां बढ जाती 'प्रौर अन्त में, पच-फेंसले पर यह विपय किसी 
प्रयार तय दो जाता था। श्ाजकल भी देशी राज्यों मे कितनी ही जगष्ट 
यही इशा प्रत्यत्त देखने में आयानी है। 


द्रेबस्थानों झोर धर्म-गुरुयों फो मुग्यवया राजा ही ओर से 
भूमि प्रशन फी ज्ञादी थी | इस पिपय के बहुत से प्रमाण 


र८४ ] [ रासमाला 


सुरक्षित रखे गये हैं। उदाहरणार्थ, सिद्धपुर अथवा सिद्दोर ब्राह्मणों को 
ओर चाली ग्राम जैनों को मित्रा हुआ था । इस प्रकार दिया हुआ दान 
पग्रास” कहलाता था और सभवत. यह शब्द 'घार्सिक-दान' के अर्थ में 
प्रयुक्त होता था । जब मूलराज ने अणहिलवाडा में त्रिपुरुषप्रासादः 
नासक शिव-सन्दिर बनवाया तो उसने सन्दिर के अधिकारी को 'आस' 
प्रदान किया था, ओर जब कुमारपाल के राज्यकाल में उदयन के पुत्र 
वास्भट्ट ने पाल्तीताना के पास वाहड्पुर में राज़ा के पिता के नाम पर 
त्रिभुधनपाल-विद्वार नामक जेन चैत्य बनवाया तो राजा ने मनुष्यों के 
खाने पीने के प्रबन्ध के लिए जो भूमि प्रदान की थी वह भी 'ग्रास! द्वी 
कहलाती थी | भोजराज के द्रबार मे माच नामक एक कवि हुआ है, 
उसने एक ब्राह्मण की दरिद्रता के विषय में अनुरोध करते हुए 
कट्दा है कि, 'जो ग्रहस्थ भ्रास देना भूल जाता है. उसका सौसास्य- 
सूये अस्त हो जाता है. ।' यह काये 'शासन' के नाम से प्रसिद्ध है । 


राजा के कढुम्बियों और भाई बन्धुओं को भी जमीनें मिलती 
थीं जैसे, देथली और वाघेल । कुमारपाल के विषय में यह भी कहा 
जाता है कि, 'दानियों के अधिपति' सोलकी राजा ने आलिग नामक 
कुम्द्ार को सात सो गांवों का पट्टा लिखकर दे दिया था। वह कुम्हार 
अपने नीच कुल के कारण वहुत लज्जित हुआ, और इसी कारण आज 
तक उसके वशज '“सगरा” कह्दलाते हैं । इस दान के विषय में अब कोई, 
पता नहीं चलता है | एक बाघेल को छोड़कर, वशपरम्परानुगत सैनिक 
सेनाओं के लिए मिली हुई किसी स्थाई जागीर का भी पता नहीं चलता 
है | गुजरात भे जितने किले हैँ वे सब राजा के सनिवेश के लिये वने 
हुए मालूम होते हँ। पटायतों का उनमे कोई भी दखल नहीं था । 
जितने भी राजपू्तों के ठिकाने हूँ, जिनके स्वामी जमीनदार व छोटे 


सिंहावलोकन ] [ ८५ 


छीटे राले बने हए हैं, उनमे से एक के भी इतिहास लेखक के लेख से 
यह प्रमाशित नहीं होता है कि उन्हें ये जसीनें अणहिलत्राड़ा के राजों 
की दी हुई हैं। हां, काला राजपृत तो अवश्य कहते हैं कि उनके पास 
जो भमि है वह अणहिलवाड़ा के अन्तिम राजा कर्ण (द्वितीय) (१) 
ने उन्हें प्रशात की थी। हम मूलराज के दरवार मे मुकुटधारी राजा'ओं 
का तथा अन्य स्थानों पर मंडलेश्वरों एच प्रान्तपतियों का वणुत्त पढ़ 
चुके हैं-उदाहरणाय्, छुमारपाल फे बहनोई कान्द्ददेव को ही यह पद 
प्राप्त था प्लौर जब उदयन सन्‍्त्री ने सोरठ के साऊसर पर चढाई की थी 
तय यह लिखा है कि उसने यबढवाण आऊर समस्त 'मण्डलेश्यरों' 
फो एकत्रित फ्िया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग 'प्रलण श्रलग 
प्रार््तों के अधिपति थे, इनके अतिरिक्त दूसरे ऐसे साश्डलिक राजों का 
भी बणेन मिलता है कि जिनके देश 'अणहिलवाड के राजाओं के 
आधीन तो थे परन्तु गुजरात की सीमा में नहीं गिने जाते थे। आयू 
कौर गिरनार फे राजा तथा कॉकण का अधिपति मल्लिकाजु न एसी बरस 
में मिने जाते थे। 


सामन्तों 'पर सैनिक अफसरों को प्राय राजफोप से ही चेतन 
मिलता था। और जमा कि घाद में दिल्‍ली के मुगल बादशाहँों फे जमाने 
में हुआ फरता था, जितने आदमियों पर वे अधियारी होते थे उसी 


जज कं 


न औ >> 


(!) मिषराद फे पिता पाए सोचफी (१०७२-२५६४) में हु्सों कछर०० 
दाभ मितते शे, एर्ग (दिवीग) नहीं हुसझे विषय में प्रमाण य* पृर्वीयर 


पी हटाई में काता थे, ऐंगग बटठ सी जगह लिस्म हाग मिलगा है| एसरे फरप 
हा संगप २६८-१३०४ 5० हे, शिस्ो' उसमे पदले ६६०३ में लिया गया था 
इनानिए छाए के उपने पहसे शेना आाए। 


श८६ ] [ रासमाला 


अनुसार उनका पद होता था। कहते हैं कि, सिद्धराज ने अपने एक 
खबास (मुख्य सेवक) को "सौ घोडों का सामन्त पद! दिया था, ओर 
जब कुमारपाल ने आन्नराज पर चढ़ाई की थी उस समय के वर्णन में 
लिखा ९ क, 'उसकी सेना में वीस वीस ओर तीस तीस सिपाहियों के;- 
अधिकारी महाभट्ट ओर एक एक हजार सिपादहियों के अधिकारी भट्टराज 
मौजूद थे ।' इनसे बढ़े अधिकारी 'छत्रपति! और 'नोबतघारी” द्वोते थे 
अर्थात्‌ उन्हें छत्न ओर नौबत के राज्य-चिन्हों का उपयोग करने का 
अविकार मिला हुआ था। इस विपय मे यह वात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि इन बड़े वड़े पदों एवं स्वतन्त्र अधिकारों को आप्त करने 
बालों मे अधिकतर बनिया जाति के लोग थे, जैसे वनराज का साथी 
(मित्र) जाम्ब, उसका वशज सज्जन, जयसिंद् का सेवक म्ुञ्जल, उदयन, 
ओर उसके पुत्र इत्याढि। जो लोग यदा कदा प्रसंगवश सेवा में उपस्थित. 
होते थे, वे नोकर न कहलाकर प्राय सहकारी कहलाते थे । ऐसे सरदारों 
में कल्याण के राजे ओर सियोजी राठौड़ (१) थे । राजपूत! और 'प्यादे? 
ये दो नाम अलग अलग लिखे गए हैं इससे मालूम होता है कि 
'राजपूर्तों' से घुड़ सचारों का अभिम्नाय है । 


राजा का सबसे मुख्य कतेव्य यह होता था कि वह विदेशी हमलों 
तथा अन्तरद्ग बखेडों से अपनी प्रजा की रक्षा करे, आस पास के छोटे 
छोटे राज्यों की अपने अधिकार मे लेकर राज्य की वृद्धि करे, औई..' 


(१) मूलयन ओर गआहरिपु की लडाई में कच्छु के लाखा फूलाणी को 
मारने वाला सियोजी राठीड था, यह पहले लिखा जा चुका है, और इसीलिए 
उसका नाम यहाँ पर सहकारियो में लिखा हे परन्तु सियोजी उस समय नहीं था, 
वह तो १३१२ $० में हुआ था | 


सिंद्दावलोझन ] [ र८ऊ 


बालतव में आदर्श राजा विक्रमादित्य (३) का शनुकरण करे, 'जिसने 
चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करके राजमएडल को 'प्रपले 'प्राधीन दर 
लिया था / इस प्रकार की चढ़ाश्यां 'बिजञयन-यात्राए ! कहलाती थी । कभी 
-ऋभी फिन्दीं विशेष और 'आवश्यक कारणों से भी लडाइया हुआ करती 
थीं, जैसे, म्राहरिपु पर धर्म-विग्रह्ू के कारण चढ़ाई की गई । यशोवर्मा 
ने सिद्धराज को उत्ते जित किया । परन्तु, फिर भी इन लढाइयों का मूल 
उह्टे श्य तो एक ही होता था। जब बिजेता के सामने विजित राजा दांतों 
भें तिनका ले आता ओर कर देना स्रीकार फर केता तो वह सन्‍्तुष्ठ दो 
जाता और उसके राज्य पर स्थाई रूप से अधिकार न जमाता। जब एक 
देश पर एक बार आक्रमण हो चकता आर पुन उस पर हमला करना 
. "डता तो यह श्राय. 'मुलुकगीरी' की रीति का द्वोता था । जीते का अथ 
यह होता कि भूमि की वार्पिफ उपज से से कोई भाग लेते का अधिकार 
ब्रिजेता को प्राप्त हो जाता था शरीर इस प्रकार वा हक आवतरूप में चलता 
रहता धा। जिस प्रझार अपने देश के किसातों से राजा अपना भाग 
लेता था उसी प्रशर दूसरे देशों के राजों से उन पर एसले करडे अपना 
पर यसूल फरता था। यह प्रथा बहुन पहले से प्रचलित जान पदती है, 
क्योंकि जब भूयद राज़ा ने जयशेखर पर चढाई की थी इस समय भी 
यही रिएात्त था । गसीके अनुसार कल्याण के राजा ने भी, "सपने 
-मधियारियों को वर बसल फरन मे सहायता मिले इसलिए गुजरात 
देश देश के युवक राजा पनराज पो अपना 'सेलभव' बनारर भेजा था | एफ 
इस्तक्था एसी प्रचलित थो फ़ि, शुक्रात बात फि्े नह गोणिररी के 
दृग्च्णि के शाजाणों पे आ्मपीन फरद शाप्य को भांति रहा था।यप 


(६) प्रा्चिसाएरि : 


श८८ ] [ रासमाला 


बात चावडा वरा के अन्तिम समय तक चलती रही और यहां तक कि 
तेलिप राजा के सेनापति बारप ने जब प्रथम सोलंकी राजा के समय 
हमला किया था उस समय भी यह प्रसिद्ध थी | इसके बाद बनराज के 
क्रमालुयायियों ने कच्छ, सोरठ, उत्तर कॉकण, मालवा ओर जालोर तथा 
अन्य देशों पर बहुत से इमले किये परन्तु उत्त पर उनका स्थाई अधि- 
कार न हो सका | यद्यपि मूलराज ने आहरियुको हरा दिया और लाखा 
को मार डाला था परन्तु इससे जाड़ेजा और यादव वंश की समाप्ति 
नहीं हुई । यद्यपि जयसिंह ने यशोवर्मा को जीत कर धार पर अधिकार 
कर लिया था परन्तु इसके थोड़े ही वर्षों वाद मालवा के अर्जु नदेव ने 
गुजरात को उच्छिन्त कर दिया, ओर यद्यपि सपादलज्ष देश में एक चार 
अशणहिलवाडा की विजय पताका सगे फहराई गई परन्तु अजमेर छे- 
नरेशों ओर बनराज के वशजों में निरन्तर शत्रुता चलती रही और 
अन्त में चौहान ओर सोलकी, दोनों ह्वी समान रूप से मुसलमान 
आक्रमणकारियों के शिकार वन गये। 


पडोस के शक्तिशाली राज्यों के द्रवार में अणहिलवाड़ा की 
ओर से भेजे हुए 'सान्धि-विम्न हिक! रहते थे जिनका काम संधि और 
युद्ध करवाने का तथा विदेशी मामलों मे पूरी जानकारी रखने का था। 
यही कार दुसरे प्रकार से भी होता था । इसके लिए 'स्थानिक पुरुष 
अर्थात्‌ उसी देश के मनुष्य (गुप्तचर) रखे जाते थे जिनको सब 
हाल मालूम रहता था परन्तु उनका पता किसी को नद्दीं चल सकता था। 


ञ 


अणहिलवाडा के राजा लोग भूमिकर के अतिरिक्त देश से 
वाहर जाने वाले माल पर 'दाण” ओर यात्रियों से 'कर' बसूल करते 
थे। समुद्रगमन ओर व्यापार के विषय में बहुत कम बृतान्त प्राप्त 


॥₹45६॥45८ए॥ 4 हि ६ 


होता है परन्तु, समुद्री जहाजों, व्यापार तथा समुद्री ढाऊुत्ं का 
हाल आवश्य मिलता है । व्यापारी लोग जो 'व्यव्रहरिया' कइलाते थे 
चहुत धनवान होते थे। ओर, ऐसा कहते हैँ कि, जिसके पास एक करोड 
_ फा घन होता था बह अपने मकान पर 'करोड़पति-ध्यजा' (१) फहरा 
सकता था। योगराज़ के समय में घोडों, हाथियों आर दूसरे सामान 
से लदा हुआ एक जहाज देवपदट्रण में आऊर उतरा था, सिद्वराज फे 
समय में समुद्री व्यापारी, सांयात्रिक आदि समुद्री डाकुओं के भय से 
अपना सोना बोरियों मे छुपा कर लाते थे । उस समय, उत्तर कॉकण, 
गुजरात शोर उसके द्वीप-कल्प भाग के समुद्री किनारे 'प्रणद्देलवाडा 
के राजाओं फे अधिकार में थे । उनमे से स्तम्भतोर्थ ओर भृगुपुर, थे 
, दोनों बन्दरगाहू खम्भात अर भर्टाच के नाम से प्रसिद्ध हूँ, सर्यपुर 
से सुरत या अभिप्राय गा अर संभवतः गणदेवी ही गणठाबा (१) 
कटलाता पो। इसके अतिरिक्त वेट, दारमा, देवपद्ण, महुया ओर गोपी- 
नाथ 'प्रादि अन्य स्थानों से भी सीराज्र जा समुद्री किनारा मरा हुमाथा । 


जैन कोर माएणु उस समय के प्रचलित घम थे। उनने निरन्तर 
घद़ायटी चलती रहती थी ओर बारी बारी से एक दूसरे फो ठवाने रहते 





(१) ऐल्स रियाण था हि एए रूयय से रोफर निन्यानें शाप तर 

४ डिझये घर में एतो रपये ऐसे पे यह उसने ही दीपे एरह्ाता था। मिद्रशाद 

में एक मनुध्य के पर पर ६६ टिये एचते देर छत पृष्ठाए ही तो मालूम एप 

ति पर ६६ लाए गा पागामी था, इस पर राश ने उसे चपने यणफरोर से 

४ गाए शपये फोर ऐपर स्रेटयी एसा दिया । श्यड़े शाद उसे मनुष्य णो 
होगे ने शागरर घेरा एर स्थश ही पहुरनी ए०ट। थी । 


रन नर पक दिला पिलमरनन दमन जप ०० (०५ ८ 
(६) पर शण्देरी नहीं पुरनू एरु फे रगा पर्णों या एंपरगोप जिए है । 


२६० ] [ रासमाला 


थे। पहले राजा के समय में जैन धर्म की प्रबलता थी, इसका कारण 
यह हो सकता है. कि राज! के वाल्यकाल मे उसका सरक्षण इसी घमें 
मे हुआ था और उसकी माता का भी अभाव था क्‍योंकि बह इसी धम्मे 
में दीक्षिता हो चुकी थी । वनराज और उसके क्रमानुयायी तो शैष धर्माः 
को ही मानते रहे परन्तु जब से सिद्धराज ने अन्त का सतत छुना और 
कुमारपाल ने इसको स्वीकृत कर लिया तब से स्थिति मे कुछ परिवर्तन 
हो गया और उसी काल से जहां तक हम आ पहु चे हूँ वहां तक, अजय- 
पाल के अल्पकालीन राज्य को छोडकर, इस राज्य मे जेनधर्म का ही 
प्रावल्य रहा ओर यहां के राजा लोग उस घम के प्रामाणिक पुरुष माने 
जाते थे । इन धर्मों के विवाद उग्ररूप में परन्तु नियमपृर्वेक चलते 
रहते थे। हिन्दू होने के नाते राजा सभा के अध्यक्ष पद पर विराजमान/3' 
होता था । हम देख चुके हैं कि सिद्धराज, जो शैव था अथवाउदार (मत 
का मानने वाला) था ऐसी घर्मंसभा का अध्यक्ष बनकर सत्यासत्य का 
निर्णय करने के लिए बैठा था| 


यात्रास्थानों में शिव ओर विष्णु के मन्दिरों में क्रमश. सोम- 
नाथ ओर द्वारका के मन्दिर ही प्रसिद्ध थे (२) आरासुर में अम्वाजी और 
धम्पानेर में कालिकादेवी के मन्दिर भी मोजूद थे और इसी देवी का 
हिंगलाज नाम से नल वावली भें भी एक असिद्ध देवालय था। परन्तु, - 


(२) कच्छ के पश्चिमी किनारे पर शेरगढ (आधश्ुनिक नारायण सरोवर) 
नामक बहुत पुराना तीर्थत्यान है | मूलराज का पिता अपनी यानी की मृत्यु के 
वाढ द्वारका की यात्रा करके शेरगढ की यात्रा करने गया था | वहा से लौट कर 
कपिलकीद में आते समय कच्छु के जाम ने अपनी वहन रायाजी का विवाह 
उठके साथ किया था । 


सिंहावलोफन ] [२६१ 


साजकल एस साता के जो देचालय देश सें स्थान स्थान पर पाए जाते 
हैं उनके ब्रिपय में कोई लेख नहीं है| शत्रुजरय श्रीर गिरनार पर के जन 
वीथों के वरिपय में लेख मिलते हैं। कन्छ के रण के किनारे पर स्थित 
.प़द्यपुर भी इन्हीं के साथ का है ओर 'ग्राचाये मेर्तुग ने 
शम्मपुर के नाम से जो वर्णन लिखा है उससे विदित होता है फि इसका 
जीणोद्धार इ॥सीफे समय में हुआ था। भाद्दी के सामने के किनारे पर 
खम्भात फोर काबी में श्रौर ढादर के फिनारे पर गन्धार मे भी जैनों के 
तीर्थ बतमान थे । भीमदेव प्रथम के समय मे 'प्रावू पर एक जैन देवालय 
बसा 'झोर कुमारपाल ले भी इसके पास ही तारिद्भा के पर्वत पर 
श्री अजीतनाथ की स्थापना फी ) 


*  झुमारिका सरस्वती की पतली ओर मन्द घारा से लेकर नमेदा 
फे बेगयान प्रयाष्ट तक बहुत सी पत्रित्र नदियों इस प्रान्त में बहती हैं । 
ताप्ती, माद्दी, सावरमती शरीर बहुत सी पअ्रप्रसिद्ध नदियों पर बहुत से 
प्रसिद तीथेस्थान चने हुए हैं जिनकी महिमा उनके साह्टास्म्थों में 


यरशित है । 


घरेलू रहन सहन के विषय में भी हमे थोडी बहुत सूचनाएं 
प्राप्त हुए ६। राज़ा को जगाने फे लिए प्रात फाल राज-नीचत घजठी 
और शंस 'यनि फी जाती है । यह उठ पर घोड़े पर चढ़कर व्यायाम 
करने घला जाता हैं । उसके महल फिले फे भीतर लिर्मित हैं, वद्दी पर 
अन्य शसगृद भी मने ऐले हूँ। यीनिस्तस्भ इन राजप्रासादों पी शोभा 
प्रदाने रहते हैं। एफ दरवाता, जो पदठिझद्वार (अथवा प्रग्दाधर) पष्ट- 
काता है, गदर पी थीर खुलता ऐ चीर उसके छागे ही सामने दिपो- 
लिय (तीन दरपाजों शा एक पेश) घना दोता ऐै। दिल फो राजा एा 


२६२ ] [ रासमाला 


द्रबार लगता है, द्वार पर चोबदार (१) छड़ी लिए हुए खडे रहते हैं 
आर दरबार मे आने वालों की रोक टोक करते हूँ । युवराज राजा के 
पास बैठता है और सण्डलेश्वर तथा अन्य सामन्‍्त उसके चारों ओर 
रहते है । मन्त्रीराज अथवा प्रधान सी अपने सहकारियों के साथ वहाँ” 
पर उपस्थित रहता है और बहुत ही गरभीरता के साथ मितव्ययिता की 
मंत्रणा देता है तथा ऐसे ऐसे पुराने लिखित प्रमाण और उदाहरण 
प्रस्तुत करता है. जिनकी अवद्ठेलना नहीं की जा सकती । जब राज का 
कामकाज हो चुकता है तो विद्वान्‌ और परिडत आते दें और, सवे- 
साधारण की समझ से ऊँची, अत- न सममने वालों के लिए शुष्क, 
विद्या और व्याकरण की दम्भपर्ण बाते चालू होती दें, अथवा कोई 
विदेश से आया हुआ भादट वा चित्रकार दरबार मे आकर राम ओर 
विभीपण की प्राचीन कथा का बखान करता है, अथवा किसी दूर देश 
की ऐसी रमणी की वात चलाता है जिसके अभिनव सौन्द्य की कल्पना 
प्रत्येक दरवारी के मन मे उतर आती है । वाराह्नाओं की उपस्थिति से 
यह्‌ द्रवार वद्ित रहता हो, ऐसी वात नहीं है; इन वारनिताओं से 
ससार में प्रशसनीय चतुराई प्राप्त होती है, इनके वचन मार्मिक होते हैं, 
ओर जिस कठिन काये की उल्की हुई ग्रन्थि को सुलमाने में बड़े बड़े 
परिडत असफल हो जाते हैं उसी को ये अपने रसभरे अथवा तीच्ण 
उत्तरों की छुरिका से सहज में काट डालती हैं, कहां भी है -- 


'देशादनं परिडतमित्रता च, वाराप्ननाराजसमभाप्रवेश: 
अनेक शास्त्राणि विलोकितानि, चातुर्येमूलानि भवन्ति पद्म 


(१) चोव अर्थात्‌ लकडी की छुड़ी घारुण करने वाला | 


सिंद्ावलोकन ] [२६३ 


देशाटन, परिइतों की मित्रता, वाराह्ना, राज-दरत्रार 
मे प्रवेश, और नेक शास्त्रों का श्रवलोकन, ये पाचों चतुराई पाप्त 
फरने के साधन हैँ । 


हाथी पर सवार होकर शअथवा झुखासन मे वेठ कर राजा बाहर 
निकलता है. ओर उत्सव फे दिन, उसके मांगे मे आने वाली दूऊानें 
सजाई जाती हैं। साय॑ देवपुज्ा के उपरान्त आरती हो चुहने पर वह 
ऊपर फे मद्दल मे, जो चन्द्रशाला कहलता है, चला जाता है। वहां उसे 
भोजन सामग्री तैयार मिलती है । यह कहने की शआवश्यझता नहीं है 
कि इस सामप्री में मांस झोर मदिरा भी होते ई क्योंकि दम सामन्त- 
सिह को नशें मेचूर देख घुके हू 'ग्रीर जेन-धर्म में परिवर्तित 
मुमारपाल के सदमास त्याग का विवरण भी पढ़ चुके है। भोजन फे 
क्ननन्‍तर उसके प्यक्षों पर चन्दन का विलपन होता है, पान सुपारी भेंट 
किये जाते है और फिर घह छत से सांकलों के सद्दारे लटफते हुए 
हिन्दोने पर आराम फरता है । बह अपने लाल बस्तर उतार कर पलग पर 
तकिए ये सद्दार छाल देता है ओर वरिसास फपरने लगता हे । पहरेदार 
पहरे पर सन्नद्ध दो जाते हूँ क्लौर एक पोने में से दीपफ पश्पना मन्‍्द 
सनन्‍द प्रभश फेलाता रहता दे । 


हल 


*. यहां पर यह न समझ लेना चाहिये हि राजा डे फर्नह्य बी 
समाण हो जाते हैं। ग्रभी तो उसे बीरचर्या करने शे लिए पलग छोहना 
पद्ेगा। द्वाथ में तलगार लेजर पद अरेला निझल पप्ता है अथरणा पानी 
पी मारी केपर एश सेबझ उसरे साथ हो जाता है घीर रस प्रतार 
रात्रि फे समय ऋपने नगर यी घन्य गलियें में यह गत लगाता हे 
कयया इरपाले से निदापर फिसे पे याहर, जहां सात पो मंडे परी 


२६४ | | रासमात्ता 


फिरते रहते हैं, ऐसे डाकिनियों और योगिनियों के स्थान पर पहुँ च कर 
उनको वहुत से अश्नों का उत्तर देने व भविष्य की बातें बताने के लिए 
वाध्य करता है | द्धाश्रय के कर्ता ने सिद्धराज के रात्रि-अ्रमण के विषय 
में लिखा है कि, “जिन लोगों के विपय में उस रात राजा को कोई हाल; 
मालूम हो जाता, उन्हें बह दिल में अपने पास बुलाता और कहता, 
'तुमको अमुक वात का दु ख है अथवा तुमको अमुक बात की खुशी 
है", इससे उसकी प्रजा यह समझ लेती कि वह सबके सन की वातें 
जानता था और देव का अवतार था ।” अपनी श्रजा के सुख दुख का 
हाल जानने के लिए वेष वदल कर निकले हुए राजा को जहां भूतों और 
डाकिनियों का सहवास करना पड़ता वहां कितनी ही वार उसके छोटे-मोटे 
दुख को दूर करने के साधन भी मिल जाते थे । कभी तो किसी घन; 
वान्‌ व्यापारी के घर पर चमकते हुए दीपकों को देखकर उसका मन 
ललचा जाता है, तो कभी छुझवेष मे होते हुए भी किसी उत्सव 
में उसका आगत स्वागत होता हैं ओर कभी राग रागिनी व हंस परिद्यास 
की आवाज से आहृष्ठ होकर बह वहां जा पहुंचतता है जहां, किसी 
शिव-सन्दिर के मण्डप में कोई खिलाड़ी अपनी तात्कालिक बुद्धि से लोगों 
को आनन्दित कर रहा होता हैं। जयर्सिंहद महान के वारे में एक वात 
हमारे सुनने में आई है कि एक वार कणमेरुप्रासाद में नाठक हो 
रहा था| राजा भी वहां जा पहुंचा ओर एक वनिया उसके साथ व्दी 
पर वहुत हिलमिल गया । जब नाटक के रस में परिपाक होने लगा तो 
वह वशिक्‌ आतलन्दविभोर द्वोकर राजा के कधे पर भार डाल कर खड़ा 
रह्दा ओर जिस द्वाथ ने खंगार व यशोवर्मा का मानमर्दून किया था उसी 
हाथ से पान सुपारी लेकर खाता रहा । दूसरे दिन सवेरे ही जब दरबार 
है मे चुलाया गया तो गत रात्रि के साथी को सिंहासन पर विराजसान देख 


सिंहावलोकन ] [२६५ 


कर वह हक्‍्कावक्का रह गया, परन्तु बाद में नम्रतापू्वक प्राथना करने 
लगा ओर राजा ने हसकर उसका स्वागत करऊे विद्या क्या। ऐसा जान 
पढ़ता है कि इन खेलों में पर्याप्त धन खच्े द्वोता था तीर केचल धनवान्‌ 
सोग ही इसको खहन कर सकते थे। एक दूसरे समय की बात लिखी 
हैं कि एक महाजन ने शिव-मन्दिर में नाटक करवाया था। जय्सिह 
भी इसे देखने जा पहुचे। उस समय वे अपने मन में विचार करने 
लगे कि 'इस महाजन से मालवा पर चढद्ाई करने के लिए सेना इकद्ठी 
करने फे निमित्त कितना धन केसे प्राप्त करना चाहिए 


मेरुतु ग और हयासय के कर्ता, हन दोनों में से किसी ने भी 
अपने समय की किसी विशेष श्रथवा सामान्य इमारत का वर्णन नहीं 
फया है। फुमारपाल-चरित्र से प्राप्त अणहिलपुर वी राजधानी का 
यर्णन यहां पर उद्धृत करते हैं । 


“अझगद्विलपुर घारह फीस के घेर में बसा हुआ था, जिसमें 
यहुन से देवालय और वियालय थे, चौरासी चीफ थे और चीरासी दी 
बाजार थे जिनमें सोने रूप की टफसालें थीं, मिस प्रफार भिन्‍न भिन्‍न 
पणों के घर भिन्‍न भिन्‍न चीरों (चतुप्यों) में बने हुए थे उसी प्रवार 
हाथीदांत रेशम, दीरा, मोती, आदि फे भी अलग अलग बाजार लगते 
 ,सराफों या दानार अलग था णर स्गन्धित दद्यों झीर लेपनादि पी 
पस्युन्चों पा अलग, एफ बाजार ययों रा था, एक कारोगर्ये का झीर एक 
सोने घांदी छेः पास परन वाले सोनियों ( स्व्थझारं ) का। एसी प्रस्र 
सारिडों, भाटों आर पही यांयने बाले रातों खादि फे लिए लग पलग 
स्थान नियुक्त थे । अठारदों ये नगर में बसते थे झीर सभी झाइमस में 
। प्रसन्न थे | शाममहल के आसपास ही आवयुधागार, पीलसाना 


२६६ ] [ रासमाला 


(हस्तिशाला) घुडसाल, रथशाला और हिसाब कितात्र की तथा दूसरे 
राजकाज की कचदह्रियों के लिए इमारतें वनी हुई थीं । नगर में आने 
जाने व बिकने वाले सभी प्रकार के वहुमूल्य मात्र, जेसे मसाले, फल, 
दवाइयां, कपूर ओर धातुओं इत्यादि पर जकात वसूल की जाती थी, 
ओर इनके लिए अलग अलग राददारिया नियुक्त थी। यह नगर सभी 
प्रकार के व्यापार का केन्द्र था, जकात के एक लाख टक नित्य वसूल द्वोते 
थे। नगर में यदि किसी से पानी मागो तो दूध लेकर आता था । यहां 
पर वहुत से जेन-मन्दिरि भी थे ओर एक मील के किनारे पर सहस्र- 
लिंग महादेव का विशाल देवात्लय वना हुआ था | चपा, नारियल, गुलाव 
चन्दन और आमों आदि के पौधों ओर इक्षों से भरपूर, भांति भांति की 
रग विरंगी वेलों से सजी हुई और जिनमे अम्ृत-तुल्य जल के मरने 
बहते थे, ऐसी वाड़ियों में घूम फिर कर नगरनिवासी आनन्द प्राय 
करते थे । यहां पर वेद-शास्त्रों की चर्चा निरन्तर चलती रहती थी जिससे 
श्रोतागण को वोध प्राप्त होता था । जेन-साधथुओं की ओर वचन के 
पक्के तथा व्यापार में कुशल व्यापारियों की भी यहद्ां पर कमी न थी। 
व्याकरण पढ़ने के लिए वहुत सी पाठशालाए थीं । अणहिलवाड़ा जन- 
समुद्र के समान था, यदि समुद्र के पानी का माप किया जा सके तो 
वहां के निवासी प्राणियों की गणना की जा सकती थी। वहां की सेना 
असख्य थी ओर बड़े वडे घण्टधारी हाथियों की कोई कमी न थी। (१ 


परन्तु यह लिखते हुए दु ख होता है कि इस पूरी शानशौकत की 
अब कुछ भी निशानी नहीं बची हे। अणहिलवाड़ा के कुछ खण्डहर 


(१) टड कृत वैस्टन इन्डिया ६ १३६-१५८ के आधार पर | 


सिंदवलोकन ] [२६७ 


आवुनिक पाठ्ण शहर के किले की दीवारों के भीतर की ओर ओर कुछ 
बाहर की तरफ के सपाटठ मैदात में पडे हुए है । परन्तु, चलभीपुर के 
खण्डहरों की भांति खोद कर शोध करने पर इनका भी पता चल जाता 


“है । वनराज की राजघानी के खण्डहर वेबीलोन की जैसी ईटों के न होकर 


कोरे आरस पापाण से बने हुए हैं। जिस आरासर पवेत की नीली रेखा 
इस ऊजड़ दरेतीले मैदान में से क्षितिज की ओर दिखाई पडती. है उसी 
का वहुत सा भाग इस नगर के निर्माण के लिए लाया गया होगा। भीम- 
देव प्रथम की रानी के वनवाए हुए कुए का कुछ भाग अब भी विद्यमान 
है' और इससे थोड़ी द्वी दूर पर सिद्धराज के वंधवाए हुए शोभायमान 
सरोवर का स्थान जान पड़ता है जिसके बीच में एक टेकरी पर अब 


: एक मुसलमान की कब्र बनी हुई है । बाकी वचे हुए भाग पर छः लम्बी 


रू 


शताब्दियों और मुसलमानों के अत्याचारों ने अपना काम किया है। जो 
कुछ 'कम्बाइसिस' (खम्भात) और समय ने वचा रखा है. उसको लोभ 
स्वाह्य कर रद्या है, और अव, अणहिलतवाड़ा की ठड़ी पडी राख को 
उसकी महिमा ओर अपनी अग्रतिष्ठा को न समझने वाले, उसके स्वासी 
बने हुए, मराठे तुच्छ से अर्थ-लाभ के लिए बेचे जा रहे हैं । 

ठेठ द्विल्‍्दू काल की रहन सहन की इमारतों के विपय में तो दम 
उनके वाद की बनी हुईं इमारतों को देखकर केबल एक सामान्य कल्पना 
ट्ठी कर सकते हैं। किसानों की कॉपडिया नष्ट हो गई हैं और राजों 


7-७ महल भी उन्हीं के समान विल्ीन हो चुके हूँ परन्तु सार्वजनिक 


इमारतों की शोभा के विपय मे अ्रव तक के वचे खुचे खण्डहर पत्यक्ष 
प्रमाण हैं । उन्हीं के आधार पर थोड़ा सा प्रयास करके हम अवश्य ही 
उस समय के कुओं, तालाबों, कीर्तिस्तम्भों, देवालयों और अखणहिलपुर 
के राजदुर्गों की तस्वीर अपनी आंखों के सामने खड़ी कर सकते हैं । 


श्ध्द] [ रासमाला 


इन खण्डहरों मे डभोई और जिंजूबाडा के युग्म किले बहुत दी 
आकर्षक हैं । यद्यपि इनकी वनावट और विस्तार में बहुत समानता हे, 
परन्तु जिज्ञबाड़े के किले की बनावट मे सुघरता अधिक पाई जाती है 
अर इसकी एकान्त स्थिति के कारण इसको हानि भी थोड़ी दी पहुँच 
पाई है, इसलिए हम यहा पर वर्णन करने के लिए इसीको चुन 
लेते हैं-- 

जिज्ञवाडा (१) का किल्ला आय वर्गाकार हे और उसकी एक 
भुजा की लम्बाई लगभग आठ सौ गज है | इसके चारों ओर की 
दीवारें बहुत मजबूत वनी हुई हैँ और ऊंचाई मे लगभग ४० फीट हैं । 
(२) चारों ओर दीवारों के बीच मे एक एक दरवाजा वना हुआ है, जिसके 
ऊपर की सेड़ (ताज) वाहर निकलते हुए धनुपाकार टोडों के आधक्क 


(१) मि० फार्बस्‌ का कहना है कि जिज्जू नाम के रैवारी के नाम पर 
इस क्लि का यह नाम पडा था | यह किला अणहिलवाडा पट्टा के वाल्हार 
राज़ो के राज्य की सीमा पर वाहरवी शताब्दी में बैंधाया गया था। 


(२) सित्रास्तापोल (8809879]00!) के किले की रक्षा के विषय में सन्‌ 

१८५५४ ६० के नवम्बर मास के “यूनाइटेड स्टेट्स जर्नल! के अक में सर जॉन 

वर्गोशन ने एक लेख लिखा है | इस लेख को हम यहाँ पर उदघत करते हैं 

जिसमे पाठकी की पता चल जायगा कि उस समय जिज्जूवाडा का किला कितना 
महत्वपूर्ण था । 


“पतक्षा के मुख्य साधनों में से एक प्रधान साधन तो यह है कि आक्रमणकारी 
के मार्ग में अब्क पेदा कर देना, और सर्वोत्तम अटकाव यह है कि मजबूत भीत 
अथवा खडा मोखरा बनवाया जावे | यदि भींत ऊ चाई में ३० फीट से अधिक 
हो तो वाम्तव में वह वरहुत त्रााटायक मालूम होती है--और जब तक यह 
सद्दीसलामत ( पूरी ) रहती है तव तक तो इस पर चढ कर नीचे उतर आने के 


सिंदयाव॒लोकन ] [२६६ 


पर स्थित है। इन टोडों के सिरे आपस में लगभग मिले हुए से है 
ओर कमान का काम करते हैं। किले की दीवारें इतत्ती मोटी हैं कि 
उनमें एक के वाद्‌ एक छ कोंसाकार ( महरात्रदार ) दरवाजे बने 
हुए हैं और उन्त पर पत्थर की सीधी छत पटी हुई है । मुसलमानों 
ने आकर, गुम्वजदार छत बनवाने मे खुगमता के विचार से कमाने 
बनवाने का रिवाज चलाया | तद्नन्तर वहुत दिनों वाद तक यह चाल 
प्रचलित रही थी। किले के प्रत्येक कोने पर एक बुजे वनी हुई है जिसका 
सामान्य आकार तो चौरस है परन्तु उसको वनाने वाले हिन्दू कारीगर 
मे अपनी पसन्द के अनुसार उसमें जगह जगह -खोंचे डालकर उसको 
असाधारण चना दिया है । वीच के दरवाजे और कोने की 
.बुजे के बीच बीच में चार चार आयताकार भरोखे वने हुए हैं. । 
दीवारों को सुन्दर बनाने के लिए थोड़े थोड़े अन्तर पर अन्त तक अआड़ी 
पट्टियों की कुराई करदी गई है जिनके ऊपर की ओर अद्भ गोलाकार 
के गूरे बने हुए हैं, जो ऊपर होकर जाने वाले चौकीदार के मार्ग की 
आड़ का कास करते हैं | द्रचाजों मे कुराई का इतना काम हो रहा है 
कि उसको केवल फोटोग्राफी की कला से ही ठीक ठीक सामने लाकर 
रखा जा सकता है। दक्षिणी दरवाजे के सामने ही किले के भीतर की 
ओर पास ही में एक व्ृत्ताकार अथवा वहुकोण कुए्ड वना हुआ है. 

___ जिसका व्यास लगभग ३०० गज है ओर जिसका पैडियोॉंबाला घाट 
इतनी ही दूरी पर जगह जगह पत्थर जड़ी हुई सड़कों से भग्न हे कि 


निवाय और कोई उपाय ही नहीं हो सकता ) यह एक सैनिक साहसिक कर्म है 
ओर जब तक बचाव करने वाले कमजोर न पड जावें अथवा कोई आकस्मिक 
हमला न किया जावे तब तक इस में सफलता मिलना भी बहुत ठेढ़ी खीर है । 


रॉक 


३०२ ] [ रांसमाला 


भग तीन खण्ड ऊ ची विशाल इमारत है । इसका मण्डप बाहर- से तो 
देखने मे समचौरस द्वी दिखाई पड़ता है परन्तु इसके स्तम्म इस 
प्रकार से लगे हुए हैं कि भीतर से इसकी रचना अष्टकोगु-मण्डप की 
सी जान पड़ती हे । (१) तीन वाजुओं मे से प्रत्येक के मध्य मे एक द्वारर। 
मण्डप अथवा रूपचौरी हे और चोथी वाजू मे निजसन्दिर अथवा 
मूर्ति-स्थान का मण्डप हे जिसकी बनावट ऊपर से शक्कु के आकार 
की है।यह मध्यसण्डप से बहुत ऊँचा है तथा इसके ऊपर 
शिखर चढ़ा हुआ है । दो रूपचौरियों के ऊपरी गुम्बज अब अदृश्य 
हो गये हैं अथवा दूसरे शब्दों मे, वे छिन्न भिन्न स्थिति में हैं. और 
निजमण्डप का मुखभाग मात्र अवशिष्ट हे । 


इस मन्दिर के प्रत्येक वाजू मे एक कीर्तिस्तम्भ था। 'उनमे से 
एक तो अब भी लगभग ठीक ठीक दशा में मौजूद है । अत्यन्त शोभा- 
यमान दो स्तम्मों पर सुन्दर कोरणी के काम की एक महराव ठहरी हुई 
है । अद्भुत सामुद्रिक (द्रियाई) प्राणियों के मस्तक के हाड की बनी 
हुई नागदन्तियां इन स्तम्भों मे लगी हुई हैँ जो इनकी ऊचाई के दो 
तिहाई भाग से आगे की ओर निकली हुई हैं | इन नागदन्तियों के आगे 
से ही वारीक और सुन्दर कारीगरीयुक्त एक कमान (महराव) चालू 
होती है जिसको तोरण कहते हैं | इस कमान का मध्य भाग ऊपर के 
सीघे भाग से स्पशे करता है। यह कीर्तिस्तम्भ लगभग ३४ फीट ऊच्छ, 
है ओर इसमे नीचे से लेकर ऊपर शिखर तक वहुत बढ़िया कुराई का 
काम हो रहा हे । 

(१) देखिए चर्वेंसक्त' 7796 ॥70766ए79] 4४ातृणात68 ० 


्त्ात्रशण पक, ( एण 755, 37ा6९करणाओ छिपए2ए ॥7 
१ए९४छ४ण 77व2, 4903) ०७१9.9687 ए (890॥9979077, 


सिंहावलोकन ] [ ३०३ 


जिप्त मुख्य देवालय का बन हमने किया है वह सरस्वती के 
सामने एक विशाल चोक में वीचों बीच स्थित है । तीनों ह्वारसण्डपों 
के सामने वाहर निकलते हुए तीन बड़े वडे दरवाजे हूँ ओर बिल्कुल 
ध्सामनेवाले द्वार के आगे ही एक वड़ी भारी छव तथा पवित्र नदी के 
किनारे किनारे बहुत दूर तक वनी हुई सीढियाँ की पक्ति हे। चौक के 
चारों ओर की दीवार के सहारे सहारे बहुत छोटे छोटे और भी शिखर- 
यन्ध सन्दिर बने हुए हैं जिनमें से निज-सन्दिर के ठीक पीछे के तीन 
सन्दिर तो अब भी विद्यमान हैं परन्तु उतको मुसलमानों ने अपनी 
मसजिदों में परिवर्तित कर लिया हे। 


मोढ़ेरा का देवालय कुछ मिन्‍न योजना के अनुसार बना हुआ 

£ । (१) इसकी ऊचाई केवल एक ही खण्ड की है । इसमे एक तो 
गरभ-सन्दिर है जिसके पास ही रंगसण्डप आ गया और इन दोनों से 
अलग निकलता हुआ एक खुला द्वारमण्डप है | इसका शिखर गिर गया 
है और गुमटियां भी नष्ट हो चुकी है, परन्तु वाकी सव इमारत लगभग 
ठीक दशा सें मौजूद है, फिर भी, जगह जगह स्तस्मों पर ऐसे बाढ़े 
(कटाव) पडे हुए हैँ जेसे कि किसी घारदार तेज अस्त्र से लकडी पर पड़ 
जाते है । मुसल्मान लोग कहते हैँ कि यह उनके द्रवेशों की तलबारो 
के निशान हैं। इसकी अधिक से अधिक लम्बाई एक सी पचास फीट 
“और चौड़ाई पचास फीट है। देवालय के सामने ही ओर आस पास 
मे दोनों ओर सिद्धपुर के देवालय के समान कीर्तिस्तम्भों के अवरेप हूँ । 





(१) मोढेरा के पुरावशेपो का वर्णन वर्जेस ने उक्त प्रत्तक के ७ वें 
प्रकरण में किया है । इसी में श्रणहिलवाड़ा, वइनगर एव अन्य प्राचीन स्थानों 


का वर्णन है! 


३०४ ] [ रासमालो 


देवालय के सामने जो कीर्तिस्तम्भ है उसके पास ही से पैडियों 
की एक हार (सरणि) चालू होती है जो दो शोभायमान स्तम्भों के वीच 
में होती हुई ठेठ कुण्ड तक चली गई है । यह छुएड त्षेत्रफल में मन्दिर 
से लगभग चोगुना है । $। 


पैडियों पर उतरते हुए यात्री का मन ऊब न जाय इसलिए तीनों 
वाज्ुओं के मध्य भाग मे जह्मंं तद्दा छोटी छोटी देव-गुमदियां व शिखरों- 
वाले बड़े मन्दिर वना दिए गये हैं। कुण्ड के चारों ओर दूसरी इमारतों के 
भी निशान हैं परन्तु वे किस प्रकार की थीं इसका अनुमान लगाना अब 
असम्भव है । प्रधान देवालय से प्रथक्‌ जो द्वारसण्डप (१) है वष्ट अब 
सीता की चौरी कहदलाता है और सरोवर रामकुणड के नाम से विख्यात 
है। ये दोनों ही वेष्णवों के प्रसिद्ध यात्रास्थान है । के 


वाघेल मे भी एक देवालय उपरिवर्णित देवालयों जैसा ही है 
परन्तु उनकी अपेक्षा उसकी ऊचाई कम है । इसमें एक खण्ड की 
ऊ चाई का एक खुला हुआ मण्डप हे जिसके ऊपर गु मठ है, तीन द्वार- 
मण्डप ओर एक शिखरवन्ध निज-सन्दिर है । 


मोढ़ेरा के कुण्ड जेसे ओर कु ड सिद्दोर तथा दूसरे स्थानों में भी 
पाए जाते हैं । रामकु ड के समान ये भी विभिन्‍न मन्दिरों से सम्बन्धित 
मालूम द्वोते हूँ, परन्तु इनमें से वहुत से देवालय नष्ट हो चुके हैं, 


(१) बाडोली के मन्दिर के आगे भी एक ऐसा द्वी प्थक दास्मण्डप 
है। देखिए फग्यू सन्‌ कृत “हैए्डबुक ऑफ थ्रार्किटेक्चर के प्रथम माग का पृष्ठ 
११२ और टॉड शजम्थान की दूसरी पुस्तक का प्ृ० ७१२ | बाड़ोली का यह 
द्वास्मएडप लग्न-्मण्डप भी कहलाता है और ऐसी टन्तकथा प्रचलित है कि 
यह हृणं। की राजपूत कुँवरी ( नववधू ) का है। ड 


सिंहावलोकन ] [ ३०४५ 


मोढेरा से थोडी द्वी दूर पर लोधेश्वर (महादेव) का स्थान छे, जिसके 
आगे ही चार कुण्डों का अद्भुत सयोग देखने में आता है। इन चारों 

के वीच में 'प्रीक क्रास' के आकार का एक गोल कुआ भी है । इन कु डॉ 

हे आकार आय. जिज्ञवाडा के कु ड के समान वहुकोण अथवा गोल ही 
होते थे | ऐसे ही कुंड भुच्जपुर, सायला आदि अन्य स्थानों पर भी 
पाए जाते हैं जिनमें से बहुतों का व्यास तो लगभग सात सौ गज तक 

का है | अणहिलपुर का सहस्नलिन्न तालाघ भी इसी वर्ग का था ओर 
उसके बचे खुचे निशानों से अनुमान लगाया सकता है कि वह इन सबसे 
अधिक लस्या चौड़ा था। इस तालाव के किनारे पर भी बहुत से देवालय 

बने हुए थे ओर यदि यह कहा जाय कि लगभग एक इजार छोटे मोटे 

.'7जालय इसकी पाल पर चने हुए थे तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

गोगो (गोधा) के पास ही द्वीपकल्प में एक आयताकार अथवा 

समचीरस तालाब के अवशेप मिलते हैं। यह तालाब “सोनेरिया 
तालाव' के नाम से प्सिद्ध हे ओर सिद्धराज का वनवाया हुआ बताया 
जाता है । जयसिंद की माता मयणल्ल देवी के कार्यकाल में वहुत सी 
सुन्दर इमारतें वनी थीं। उसी समय के बने हुए दो प्रसिद्ध तालाब, 
धोत्लका का तालाव ओर चीरमसगांव का मानसर थें। इनमे से मानसर 
यहा पर वर्णंत्रीय है । इसका आकार अनियमित ( ठेढ़ामेढ़ा ) सा है, 

: -प्पुर यह कहा जाता है कि यह हिन्दुओं के रणबाद्य शड्ड की आइृति 
का बनाया गया है | साधारणतया घाट तथा पेंडियों की श्र णी चारों ओर 
बनी हुई है अर उनपर वहुत से छोटे छोट शिखरवाले देवमर्डप भी 
निर्मित हूँ, (परन्तु अब तो, इनसे से बहुत से नप्ठ हो चुके हूँ )। कहते 
हैं कि, इन देवसण्डपों की संख्या वर्ष के दिनों जितनी थी अथोन तीन 
सी से ऊपर धी। इस तालाब पर बने हुए एक वाजू के सन्दिर में देव- 


३०६ ] [ रासमाला 


प्रतिमा के शिए सिंहासन वना हुआ है ओर दूसरी बाजू के में जलद्दरी 
अथवा जलाधार । इससे विदित द्वोता है कि पहला मन्दिर श्रीकृष्ण का 
कर दूसरा शिवजी का था । आस पास के प्रदेश से चहकर आया हुआ 
समस्त जल पहले एक अष्टकोण कुण्ड मे एकत्रित होता है जहां पर, 
इसका कूडा कचरा वेठ जाता है और पानी निखर आता है | इस कुण्ड 
के सामने ही एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर दोनों ओर खुदी हुई 
ग्रतिमाए शोभित हैँ | इस पत्थर पर होकर एक चुनी हुई (चूने मिट्टी 
की वली हुई) नहर के ढ्वारा पानी एक नाले मे से तालाव में आता है । 
यह ढको हुई नहर तीन प्रथक्‌ नारलों में वेंट गई है जिनकी छत पर 
एक चबूतरा ओर शक्कु के आकार की गुमटी बसी हुई है | इस इमारत की 
मरम्मत मरह॒ठों के समय में हुई थी और एक भाग तैयार होते ह्वी बहां पुर 
वहुचरा माताजी का स्थान बना दिया गया था। आस पास के घाट पर 
जगह जगह छोटी सडकें बनी हुई हैं जो ठेठ पानी की सतह्द तक 
पहुंचती दूँ । इन सड़कों मे से एक के किनारे पर एक विशाल मन्दिर है 
जिसमे दो शिखरवन्ध गर्भभमन्दिर ओर एक सभा-सण्डप है, और 
इसके सामने द्वी तालाव की दूसरी वाजू समतल छतवाली स्तम्भ-पक्ति 
खड़ी है । 

देश के विभिन्न भागों में डस समय के वने हुए कुए भी पाए 
जाते हैं.। ये कुए दो अकार के हें, एक तो साधारण गोल कछुए हैं, परत 
उन पर भरोंखेदार वेठके बने होते हू। दूसरे वे कुए हैँ जिनको बाब 
(सस्क्ृत में वापिका) कहते हूँ । थे चित्रोपम, भव्य ओर विशेष ही प्रकार 
के बने हुए होते हैं.। जमीन की सतह पर से एक दूसरे से नियमित अन्तर 
पर इनके चार या पाँच ह्वारवन्ध मण्डप दिखाई देते हूँ । ये बहुघा चाहर 
से समचीरस होते है परन्तु इनमे से कोई कोई तो भीतर की ओर अऋष्ट- 


सिंहावलोकन ] [ ३२७ 


फोणश आकार का वन जाता है । इनके ऊपर की छत स्तम्मों के आधार 
पर टिकी रहती है और हिल्दू समय की चनावट के अनुसार 
छतरियों अथवा गुमदियों की आकृति मे निर्मित होती है । सबसे अन्त 
कँ मण्डप में से बाबड़ी में उतरने का सागे दोता है. ओर पेड़ियाँ बद्दी 
से आरम्भ होकर दूसरी छत्री के नीचे तक पहुँच जाती हैं जो एक के 
ऊपर एक इस प्रकार दो दो खम्भों की पक्ति पर खडी दिखाई देती ढेँ । 
इनके ऋआगे एक बड़ा भारी अस्तार (चबूतरा) होता है और फिर, पैडियों 
की द्वार शुरू होती है । अब, ये पैड़ियों तीसरे मण्डप की छवरी के 
नीचे तक पहुँचती हैँ, जो एक के ऊपर एक, इस प्रकार स्तस्भों की तीन 
पंक्तियों पर खडी दिखाई देती है| इस तरह एक प्रस्तार से दूसरे प्रस्तार 
_ पर ट्वोकर नीचे उतरा जाता है ओर जितनी छतरिया नीचे उतरते हूँ 
.. उतने ही स्वम्सों की पक्ति एक पर एक करके चढ़ती चली जाती हैं आर 
अन्त में पानी तक पहुंच जाती हे । वहां से ऊपर की ओर देखने पर 
कितने दो खण्ड दिखाई देते हैँ ओर प्रत्येक खण्ड पर छब्जे वने होते 
हैं। सबसे ऊपर के खण्ड की छतरी ही पूरी चाबडी का परम शोभायमान 
भाग होता है। किसी किसी वावड़ी की लम्बाई अस्सी फीट तक होती 
है. शरीर इसके पदे मे एक गोल कुआ होता है । 
इस प्रकार की 'चावों” (बापिकाओं) मे सबसे अधिक वर्णनीय 
अगगहिलपुर की 'राणी की वाब' हे, परन्तु यह टूट फूट कर बिलकुल 
खएंडहर हो गई हे । गुजरात और सोरठ के दूसरे भागों में भी कितनो 
ही वावडियां मोजूद हैं जितकी दशा भिन्न भिन्न प्रकार की है। एक 
दूसरी बावडी, जो दर्शनीय है, अहमदाबाद शहर के पास वनी हुई है । 
यह कब बी थी, यद्द तो ऋदना कठिन हे, परन्तु इस की वन्नावट को 
देखकर इतना कहा जा सकता है कि यह, सिद्धराज के छुल मे राज्य था, 


३०८ ] [ रासमाला 


उसी समय की बनी हुई हो सकती है । यह 'माता भवानी की वाब 
कहलाती है और लोगों का कइना है कि यह पॉचों पाए्डबरों की वलवाई 
हुई है | जिज्जूबाड़ा के किले मे जो वात है उसके विषय मे पहले लिखा 
जा चुका है । वढवाण के किले के वाहर ओर भीतर की तरफ दोनों हर 
जगह वात्रड़ियों बनती हुई हैं। इनके अतिरिक्त ओर अन्य स्थानों पर 
भी कितनी ह्वी हिन्दू वाबड़िया वनी हुई हूँ जिनका वर्णन, यहा पर 
विस्तारसय से नहीं किया जा सकता । 


जिन कुओं, कुए्डों, वावडियों और तालावों आदिका वर्णन हमने 
किया है उनके वनवाने का सामान्य द्वेतु यही है कि, 'मृत्युल्ञोक मे जो 
मनुष्य, पशु, पक्ती आदि चोरासी लाख (१) योनि के जीव हैं, वे इनका 
उपयोग करे ओर वनवाने वाले को चतुन्रंग (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की 
ग्राप्ति हो ! ऐसे जलाशय ग्राय. उन्हीं स्थानों पर वनवाए गए मालूम द्दोते 
हैं जहा पानी की कमी रही हे, जेंसे कि राणकदेवी ने पाटण को बुरा 
बताते हुए कह्दा था कि, वाले पाटण देश, विन पाणी ढॉढा मरे', अथवा 
उन स्थानों पर वनवाए गए हैं जहां व्यापार की अधिकता के कारण 


(१) चौराती लाख योनि इस प्रकार हैं -- 


चलयोनि नवलक्षाणि जलजन्तु &६,००,००० 
स्थावर लक्ष विंशति स्थावर २०,००,०००. &- 
कुमयो रुद्व सख्याका: कुमि कीट ११,००,००० 
पक्तीणा ठशलक्षक्म्‌ पक्षी १०,००,००० 
त्रिशल्लक्ष पण्णा च पश्चु ३०,००,००० 
चनुर्लक्ष त॒ मानुपम्‌ मनुप्य जाति. ४,००,००० 





0 
5८४, 0० 3 09०0० 


सिंहावलोकन ] [३५६ 


मनुष्यो का आता जाना खच होता है, या नगर के दरवाजों के पास, 
अथवा चौराहों पर | इसके अतिरिक्त यह काये धार्मिक दृष्टि से भी 
उत्तम गिना जाता है। कहते हैँ कि, 'नगर के किले की दीवार 
>वनवाने से जो पुर्य होता है उसकी अपेक्षा दश हजार गुणा पुण्य 
जलाशय बनवाने से होता है /' ऐसे स्थान बनवा कर ऋृष्णापंण कर 
दिये जाते दें, दुगा को, जो कुण्डलिनी (१) कहलाती है ओर जिसका 
आ्राकार कुए का सा होता है, अपेण कर दिए जाते हैँ; अथवा जल के 
देवता वरुण को, जो 'पुण्य कम का साक्षीभूत! (२) है, अर्पित कर दिए 
जाते हैं । दसरे प्रमाणों के आधार पर जलाशय बनवाने का हेतु यह है. 
कि, जलाशय बनवाने से एक सो एक पृत्रेज नरक से मुक्त हो जाते हैं, 
-. ब्शपरम्परा की कीर्ति की वृद्धि होती है, पुत्रपौत्रों की इंद्धि होती है 
ओर जब तक सूरे और चन्द्रमा विद्यमान हैँ तव तक स्व भोगने को 
मिलता है ।” (३) कछुण्डों की तरह वावड़ियां भी यदि सब जगह नहीं 





(१) मूलाधार के ऊपर और नाभि के नीचे कुएडलिनी नाम वी एक 
शक्ति होती है निसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है) यह श्राँति का एक गुच्छा 
सा होता है । 

(२) वरुण को यह पद इसलिए दिया गया है कि दान अथवा पुण्य-वार्य 

नदी या तालाब के किनारे किया जाता है और चुलुक अथवा कोल की क्रिया 

>.फरते समय मनुष्य अजलि में पानी लेकर छोडता है यह उस दान अ्रथवा कृत्य 
को निश्चल करने की निशानी है। 

(३) जलाशय त्नवाने से बहुत पुण्य होता है। प्रत्तोंद्रोत और पूर्त- 
फमलाकर आदि अन्धी में इसकी बहुत महिमा लिखी है। जलोल्वर्गमयूख 
में कह है कि-- 
विप्णुधर्मोत्तरे--उठकेन विना तृप्ति्नाम्ति लोफद्ये सदा ॥ 

तत्माज्जलागया' क्ार्या: युरुषेण विपश्चिता ॥ 


३१० ] [ रासमाला 


तो प्राय , सन्दिरों से दी सम्बंधित होती हैँ। यदि किसी तालाव के 
आसपास शिवजी की मूर्ति स्थापित होती है तो वह तालाव शिवार्पित 
(शिवजी को अपेण किया हुआ) समामा जाता है ओर उसका पानी भी 
परम पवित्र माना जाता है । मेरुतु ग ने लिखा है कि काशी के राजा ने& 
सिद्धराज़ के सान्धिविश्रहिक से अणहिलपुर के लोगो के रहन सहन, 
मन्दिर, कुओं और तालावो आदि के वारे मे पूठुकर तिरस्कार करते 
हुए यह ताना दिया कि, अणहिलपुर का सहस्नलिड्ज तालाव तो शिव- 
निर्माल्य है अतएब उसका पानी उपयोग में लाने योग्य नहीं है |” 
सान्धिविग्रह्िक ने उत्तर देते हुए पूछा, काशी-निवासी जल कह्दा से लाते 
हैं? उत्तर मि्ञा कि गगा में से | सान्धिविश्नह्दिक ने फिर उत्तर 
दिया “यदि शिवार्पण करने से द्वी पानी दोपयुक्त हो जाता है तो, 
जो नदी स्वय महादेव के मस्तक से निकलती है उसका पानी तो अवश्य 
ही दोपयुक्त होना चाहिए ।' इन जलाशयों की बनावट से हम यह 


यम -- कूपारामप्रपाकारी तथा इन्षावरोपक | 
कन्याप्रद: सेतुकारी स्वर्ग प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
तडागे यस्य पानीय सतत खल्लु तिष्ठति | 
स्वगं लोके गतिस्तस्य नात्र कार्या विचाण्णा ॥ 
नन्ठिपुराणे-- यो वापीमथवा कूप देशे तोयबिवर्जिते ॥ 
खानयेत्स नरो याति स्वर्ग प्रेत्म शत समा. ॥ 
विप्णु-- कृपारामतडागेपु देवतावतनेपु च ॥ 
पुन सम्कारक्ता च लमते मौलिक फलम्‌ ॥ 
भविष्योत्तरे-- सर्वस्वेनापि क्ौन्तेय भुमिप्ठमुदक कुरु ॥| 
कुलानि तारवेत्वर्ता यत्र गौर्वित॒पा मवेत्‌ ॥| 
अत शुमागत द्रव्य तडाग्राठिपु योजयेत्‌ ॥ 
धन्च स पन्‍्था विनेयस्तडाग इक्षमणिडितम्‌ ॥ 


सिंहावलोकन ] [३११ 


अनुमान लगा सकते हैँ कि ये खेती वाड़ी के प्रयोजन से नहीं वनवाए 
गए थे और इनकी स्थिति से भी इनके बनवाने वाले के अभिप्राय का 
यही अनुसान लगाया जा सकता है । 
>  अणहिलपुर के राजाओं की वची हुई ये छुछ निशानियां हँ, परन्तु 
उनका सब से बड़ा और अचल कीर्तिस्तम्म तो इस सत्य में है कि, 
आगस्टस (१) के भी गये का दसल करते हुए, उन्होंने विल्कुल उज़ाड़ 
को दशा में इस देश को प्राप्त किया ओर इसमें दूध और शहद की 
नदियाँ बहती हुई छोड़कर चले गये । यद्यपि यह बरिपमता चहुत ही 
आश्वयेजनक है, परन्तु इसका सामान्य परिणाम ऐसा हुआ है कि जिसके 
विपय में कोई सन्देह ही नहीं किया जा सकता। हां, इन दोनों दशाओं 
- के बीच से जो क्रम चला है उसके विषय से अन्वेषण करने का काम 
कितना ही कठिन हो सकता है । जब अणहिलवाड़ा मे बनराज की 
सत्ता के नीचे चाबड़ा वंश की प्रथम स्थापना हुई थी उस समय सम्पूर्ण 
गुजरात में वह्दों के मूलनिवासी जंगली जाति के लोगों के अतिरिक्त 
अर कोई जाति नहीं वसती थी | शायद्‌ इससे थोड़े ही समय पहले 
वलभीपुर का नाश हो चुका था ओर खम्भात, भर्डोच तथा अन्य किनारे 
के नगरों में प्रगति थोड़ा थोड़ा सांस ले रही थी। सोरठ और गुजरात 
के बीच में जो खारा पानी का तालाव आ गया है उसके ठेठ उत्तरी 
> ज़िनारे के प्रदेश में चसे हुए शहरों में भी शायद लोगों की यह्‌ गुन- 
गुनाहट सुनाई देती होगी कि 
बला झी' चढवाण, ते पाले पाट्णपुर बस्यो! 
(१) रोम का वाउशाह दो बाद में प्युलिश्रत नीजर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इस दा जन्‍म २३ वितम्पर ६३ ई० पू० ओर निघन २६ प्रगम्त १४ ई० 
से हुआ था। 


| 


३१२ |] [ रासमाला 


परन्तु, अम्वाभवानी से सावरमती के मुख तक तथा माज्ञत्रा की 
सीसा वनाने वाली पहाडियों से कच्छु के रण के आस पास के सपाद 
मैदान तक (१) के द्विंसक पशुओं के साम्राज्य में वाचा देने वाले वे ही 
मनुष्य थे जो उनकी ( द्विंसक पशुओं की ) अपेक्षा कुछ छ्वी कम दर्जे के 
जगली (जगल की सनन्‍्तान) थे। (२) इसके विपरीत, यही देश, सोलकी 
बश के अन्तिम राजों के समय मे हमे एक राजसत्ता के नीचे छुसगठित, 
द्रव्यवान्‌ विशालभवनों से मण्डित, वड़ी बड़ी जनसख्याब्राले नगरों से 
सुशोभित, और इदृढतर दुर्गों से सुरक्षित दिखाई देता है। बृत्तों की 
जिस गहन घटा से सर ऊँचा उठाए ताडबृतक्त पहले खणखणाहट 
किया करता था वह्दी, अब बड़े बड़े देव्ालय उसी के प्रतिस्पर्दधी शिखर 
को ऊँचा उठाए हुए हैं, पहले जिन स्थानों मे केवल वरसात की वौद्धारों सु 
ही नमी आती थी वहा अब, उत्कृष्ट कल्पना से बनाए हुए बडे बड़े 
तालाव, जिनके घाटों पर देवमन्दिरों की श्रे शिया वनी हुई हैं, तथा 
मरोखेवाली वावडी ओर कुए, देखने मे आते हैं, पहले जो हरिणों के 
टोले निजेन ओर उजाड़ मैदानों में घूमते फिरते थे, वह्दी अब, ज्यापारी 
माल से लदे हुए ऊंटों की कतारों और बहुमूल्य वस्तुओं की भेट लेकर 
यात्रा के ज्िण निकले हुए यात्रियों के सद्दों से चिरसह॒बास के कारण 
इतने परिचित हो गए हैँ कि उन्हें देखकर चमकते व भागते नहीं हैं । 
( १) कनकसेन के नगर के नाश में से वचे हुए. शखपुर, पचासर और 


शायद आसपास के कुछ और नगर जो इस उजाड मैठान के किनारे पर बच रहे 
थे उनको छोड कर । 


( २ ) वाम्तव में यह एक अपूर्ण सी दन्‍त कथा प्रचलित है कि वहा खेडा 
ओर बड़नगर के ब्राह्मण रहते ये । 


बाचेला ] [३१३ 


अणहिलताडा की महिमा को कथा समाप्त हो चुकी, अब तो उसके 
नाश और ऊननइ होने की कथा रह जाती है; परन्तु, फिर भी हमारे 
देखने मे यह चात अपश्य आवेगी कि इसका तेजस्वी प्रभात, जिसने 
काली और मेघाच्छन्न रात्रि का पीछा करके निकाल बाहर किया था 
आर प्रथम प्रकाश को फैलाया था, बह उस अचानक उत्पन्त हुए ओर 
बातुल (तूफानी) दिवस की अपेक्षा कम प्रकाशमान नहीं था, जिसने 
इसका स्थान ले लिया था। यद्यपि बनराज के समान हीं अहमद ने नए 
ओर प्रतापी वश की स्थापता की, यद्यपि उसके पौन्र महमूद ने “अणहि- 
लपुर के सिंह” जैसी प्रतापशाली पदवी अपने नासके साथ कीर्ति की 
बही में लिखवाई और यद्यपि इन लोगों ने तथा अन्य राज्यकर्ताओं ने 
शुजरात की विजयध्बजा को संग दूसरे दूरदेशों मे फहराई, परन्तु यह 
सत्य हमारे ध्यान से उतरे विला नहीं रहता कि जिस दिन से भीमदेब 
द्वितीय के हाथ से राजदण्ड गिरा था उसी दिन से श्रहत समय तक, 
जब तक कि राजपुर्तों, मुसलमानों और सरहठों ने अपनी तलबार को 
म्यान मे रखना स्वीकार न कर लिया ओर 'समुद्रधासी परदेशियों' की 
सत्ता, चुद्धिमत्ता ओर विश्वास को महणड़ों के न्याय का आधार स्प्रीकार 
न कर लिया तव तक अणहिलबाड़ा की भूमि कभी एक घण्टे भर को 
भी उसके निम्रासियों के आपसी मरूगड़ों मे चल्ननेत्राली तलवार से 
चायल हुए चिना न रही । 


प्रकरण १४ 
बाघेला(१) -पस्तुपाल और तेजपाल-आबू पर्वत, चन्द्रावती के परमार 


सामन्त आनाक सोलकी के पुत्र लवशग्रसाद के जन्म की कथा 
कुमारपाल के राज्यकाल के वृत्तान्त मे लिखी जा चुकी हे। मेरुतु ग ने 


(१) धर्मसागर कृत प्रवचन परीक्षा के आधार पर-- 


प्रारस्भ श््न्त 
न्ण्छ सवतू. सनू खसबत्‌ सन्‌ छुल राज्य किया 
लघु मीमदेव श्र्श्श५श ११७६ श्शध्ण १५४२ छर्३्‌ 
विहुणपाल (त्रिभुवनपाल) श्श्ष्ष. श्रथडर १३०२ १२४६ १ 
इस प्रकार चालुक्य वश के ११ राजों ने ३०० वर्ष राज्य किया 
वाघेला 

वीउलदेव १३०२ श्रष६द १३२० १२६४ श् 

अजु नदेव १३४२०. श्शछदृषड १३३३ १२७७ ध्३्‌ 

सारगदेव १३३३. श्र७छ७छ  शृश्प३ ६२६७ २० 

लुक श्र्णश्३र श्र६७ १३६० १३०४ ७ 
प्र 


“पद्टाचली” में लिखा ई रि, 
“बीसलठेवने १८ वर्ष, छ महीने और ११ द्विन राज्य किया | 
अजु नदेवने १३ ,, , ७ , और २६ 


97 
आर सारइदेवने २१,,,८ ,, व 


१ 


वाघेला ] [३१४ 


लिखा है कि, वह श्रीभीम का प्रधान था । उसके अधिकार में वाघेल 
( व्याप्रपल्लीं ) ओर घवलगढ़ अथवा घोलका थे । सम्भवतः धवलगढ़ 


'तत अलाबवदिसुरत्राणराज्यम्‌ 


जिस समय चाघेलो का कच्छु में राज्य था उस समय के अजार तालुका 
के खोखरा आम में एक पालिया (स्मार्कलेख) था, वह अब भुज में आरा गया है । 
यह लेख महाराज श्री सारगदेव के राज्यकाल का सवत्‌ १३३२ मार्गशीर्ष सुढि 
११ शनौ (ता १ ली दिसम्बर, १९७५ ई० शनिवार ) का है । 


इस विपय में इण्डियन एण्टीकक्‍्वेरी भाग २१ पर २७७ में लिखा हुआ 
वृत्तान्त देखने योग्य है । उससे विटित होगा कि प्रवचन-परीक्षा के अनुसार मारगदेव 
का राज्य सवत्‌ १३३३ विक्रमीय में आरम्म नहीं हुआ था वरन्‌ प्रत्येक बरापेला 
जाजा के राज्य सवत्‌ में से टो दो वर्ष घटा देने चाहिए, इसके अनुसार निम्न 
लिखित बशावली ठीक आती है-- 
व्याश्वपल्ली अथवा वाघेलवश 
घबवल, जिसका कुमारपाल की मौसी के साथ विवाह हुआ था सन्‌ ११६०से ११७० 
अशणंगिज सन्‌ ११७० से १२०० 
लवशप्रसाद घोलका का महामण्डलेश्वर सन्‌ ११५०० से १९५३३ तक 
चीरघवल घोलका का राणक-राणा संवत्‌ १९७६ से १२६५, सन्‌ १२१६-२० से 
१२१८-३६ तक स्थत्तत्र 
प्रतापमल्‍ल जो वीरघवल का चडा पुत्र था, उसका नाम यहा लिए देने से 
“2२६७ से १३०० तक ४ वर्ष की कमी पूरी हो जाती है। 
वीसलदेव सबत्‌ १३७० सन्‌ १२४३ से सबत्‌ १३१८ सन्‌ १२६१ तह श्झ वर्ष 
अुनदेव , ौशेश्प , १२६१,, ,, १३३१ ,, १२७४ ,, *३ ,, 
वाएदेव ५ १३३१ ,, १७६ ,, » २रे४३ , १९१६६ ,, २३ ,, 


छ््चरे ए्‌ः देव हक 
क्णदेवदूतरा,, शरेण३र ,, २२६६ ,, ,, एरेघ१ ,, १३०४ , ८ 


हि 
घश बप 


१? 


३१६ ] [ रासमाल 
तो उसके वाद भी वहुत दिनों तक उसके वशजों के अधिकार में रह 
था । लवणप्रसाद का विवाह मदनराक्षी के साथ हुआ था, जिससे 
डसके वीरधवल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | चन्द वाहदरठ ने उसका नार 
वीरवाबेला अथवा वीरधवलाज़ लिखा हैे। सन्‌ १२३१३० में तेजपाल * 
आयू पवेत पर एक मन्दिर वनवाया था, उसके लेख (१) में वीरघवल 
उसके पिता और पितामह के नाम लिखे हुए हैँ | उसी सन्दिर मे एहब् 
दूसरा लेख भी छे जिसमे वीरघवल के नाम के साथ महामण्डलेश्व 
आर राणा की पदवी भी लिखी हुई है । 


मेरुतु ग ने लिखा हे कि, मदढनराज्ञी कुबर वीरधवल की लेक 
अपनी मृत वहन के पति देवराज पट्टकील के यहाँ जाकर रहने लगी थी 
(२) परन्तु जब वीरघवल सयाना हुआ तो वह अपने पिता के घर वबापर 


[यह वालिका हमने गुजराती अनुवाद में से ज्यो की त्वों उद्घुत करडी हे 
परन्तु सारगठेव के राज्यकाल का हिसाव कुछ ठीक नहीं चेंठता | सवत्‌ १३३१: 
१६५३ तक् तो २२ वर्ष हो जाते हैं परन्तु सन्‌ १२७६ से १२६८६ तक श्र व 
नही होते, २० द्वी वर्ष होते हैं, फिर यदि १२६६ के स्थान पर १२६८ मान लें 
कर्ण देव के राज्य का प्रारम्भ काल भी १२६६ ही लिखा है-यदि कर्ण के राउ 
काल का प्रारम्म मी १२६८ में मानें तो उसके ८ वर्ष १३०४ के वजाय १३० 
में पूरे होते हैं, ओर यदि उसका राज्यकाल १३०४ में ही समाप्त होता है तो उस 
६ ही वर्ष राज्य क्या | | 
(१) वर लेख खव॒त्‌ १२८७ फाल्युन छुद्ि ३ रविवार का है। देखो,की 
कोमदी का परिशिष्ट (न) 
(२) प्रचन्धचिन्तामणि में इतना विशेष लिखा है कि वह लवणमप्रसा 
जी आह्ा लेकर गई थी | (लद॒णप्रछाटामिधपतिमाइच्छुय) उसको रूपदती ओ 
* म्ृहरणीप सुणवती देखकर देवराज ने अपनी णहिणी चना लिया। जब लवर 


चाघेला | [३१७ 


आगया | साँगण, चामुए्ड ओर राज आदि उसके दूसरे भाइयों के भी 
नामों का उल्लेख मिलता है. और यह भी लिखा है. कि वे कस्त्रों ओर 
( राष्ट्रकूट ) देशों के स्थासी थे । (१) वीरधवल के विषय मे लिखा है 
के उसको अपने पिता के पास से बहुत वडा देश ( राज्य ) प्राप्त हुआ 
जिसको उसने अपनी जीती हुई मूमि से और भी चढ़ा लिया था। 'ह्विज 
चाहड सचिव' उसका प्रधान था और त्तेजपाल तथा वस्तुपाल नामक दो 





प्रसादने यह चात सुनी तो वह देवराज को मारने का निश्चय करके रात को उसके 
घर में जा छुपा | इतने ही में मोजन का थाल आया ओर जब देवराज मोजन 
फरने ब्रेंठा तो कद्दा, 'वीरधवल को चुलाओ, में उसके बिना भोजन नही कर्ूँगा।?! 
वीरघवल श्राया और दोनों ने एक ही थाल में भोजन किया | अपने पुत्र पर 
>ेज़रान का इतना वात्मल्य देखकर लवणप्रसाद का क्रोध शान्त हो गया और 
बह सामने आया । उसको यम के समान सामने देखकर देवराज डर गया और 
उसका मुँह काला पड गया, परन्तु लवणप्रसाद ने कहा, 'डरो मत, में तुम्हें मारने 
के विचार से ही आया था, पसतु मैंने वीर्घवल पर तुम्हारा वातल्लल्य अपनी 
आग से देख लिया है, इसलिये अच तुमको नहीं मारूँगा |? देवराल ने उसका 
बहुत आदर सत्कार किया और वह जैसा गया या वैसा ही लौट आया। 


(१) 'वीरघवलत्यापरमातुका राष्ट्रकूान्वया नसागएचामुणडराजादयों 
बीरघतेन भुवनतलप्रतीता 7 यह पाठ हमारे पास की प्राचीन प्रति में है। इसका 
अर्थ यद्‌ है कि, 'वीरघवल के सीतेले माई, जो राष्ट्रकूट (राटीड) वश की उसकी 

- #दुरी सीतेली माता के पेट से उत्पन्न हुए थे उनके नाम सागण, चामुण्ड और 
राज़ आदि थे जीर वे अपने चीरह्त के कारण भुवनतल (संसार) में प्रसिद्ध थे । 
अन्य प्रति में 'अपरपितुफा'? ऐसा पाठ है जिनका अर्थ अ्रपरपिता अर्थात्‌ देवराज 
से मठनराजी में उत्तन्न हुए, ऐसा होगा | पिर वीरघवचल क्षत्रिय फोी जब यह 
म्रत्तान्त समझें आया तो वह लब्जित दोरर देवराज का घर छोटरर अपने पिता 
यी भेवा में रहने लगा। बह सत्य, श्रोटार्य, गाम्मीर्य, स्थिस्ता, देय, विनय, दया, 


७ 


ठान ओर दाकिस्यारि गुणों से युक्त वा। 


३१८ ] [ रासमाला 


भाइयों को भी उसने नियुक्त किया था। 

वीरधवल वाघेला को उसके क्रमाज्ुयायियों के समान राजपदवी 
प्राप्त नहीं हुईं थी परन्तु,इसमें सशय नहीं कि, भीमदेब की मृत्यु के 
उपरान्त वह गुजरात के सामन्तों मे मद्दा सत्तावान्‌ हो गया था। वीर 
धवल के समय की कुछ एक राजनेतिक घटनाओं का वर्णन मेरुतुन्न ने 
किया है, जिनसे पता चलता है कि उस समय केन्द्रीय महासत्ता का 
अभाव द्वी था। 


सैयद ( सईद अथवा सद्दीक ) नाम का एक व्यापारी था, जो 
शायद मुसलमान था । कहते हैं कि स्तम्भ तीर्थ अथवा खम्भात पर 
उसके साथ बस्तुपाल का कोई मूंगड़ा हो गया। इस पर सेयद ने उस 
प्रधान के विरुद्ध अपनी रक्षा करने के लिये भड़ौंच से शंख (१) नामक 
सरदार को बुलाया | वस्तुपाल ने अपनी ओर से लूश॒पाल नामक गोले 
(२) को चुलबा भेजा | लशपाल ने शख पर हमला करके उसको मार 


(१) वह गोघा के पास वडवा बन्दर का चाोंचिया सरदार था। कुछ 
लोगो का कहना है कि वह सिन्ध के राजा का कु अर था। 

(२) प्रवन्वचिन्तामणि में 'गुड़जातीयो लुणपालनामा सुभणे' पाठ है। 
एक प्रति में 'धुवणपाल' लिखा है | लणपाल अथवा भणपाल नें प्रतिशा की 
थी कि “में शद्व के अतिरिक्त ओर किसी पर प्रहार नही करू गा। यदि ऐसा 
करू तो गौ पर प्रह्र करना मानू गा ।” जब उसने युद्ध में पुकार कर पूछा 
शद्भ कौन दे ? तो कितने ही सैनिक एक के वाद एक करके 'मैं शद्ड ह' ऐसा 
कहते हुए उसके सामने आए, | वह उनकी मारता चला गया। अन्त में, उसकी 
वीरता से प्रमन्न द्वोग्र स्वय शद्भू ने उसे अपने पास घुलाया | उसने भाले के 
एक ही प्रहार से शह्न और उसके अश्व को समाप्त कर ठिया | 


शख की मझत्यु के बाद सईंठ को कैट कर लिया गया और उस की 


घस्तुमाल-तेजपाल ] [३१६ 


डाला, परन्तु इस लडाई में वह स्त्रय भी इतना घायल हुआ कि थोड़े 
ही दिनों वाद मर गया | कहते ६ कि जिस स्थान पर उसकी मस्त्यु 
हुई थी उसी स्थान पर वस्तुपाल ने उसकी स्थृति में 'लूणपालेश्वर! 
-जैवालय बनवाया था| 


एक बार, किसी दूसरे अवसर पर, म्लेच्छ सुलतान का मल्ी- 
मन्मख नामक गुरु यात्रा के लिए निकला | यह तो मालूम नहीं कि वह 
कहाँ की यात्रा के लिए निकला था, परन्तु वह गुजरात में आकर अवश्य 
पहुँचा था । (१) चीरधवल ओर उसके पिताने उसको पकड़ कर फेंद कर 


पम्पतति हस्तगत करली गई । राजा ने आज्ञा दी कि वह सम्पत्ति राजकीश में जमा 
फी जावे श्रीर सईंद के घर की धूल वस्तुपाल ले ले | यह धुल चादी और 
उनमे दी रज थी | आग लग जाने के कारण इसका परिमाण और भी बट गया 
था । इस प्रकार वस्तुपाल के हाथ अपार सम्पत्ति लगी जो ब्राद में देवालय- 
निर्माण मे काम आई | 


(१) यह फार्चस साहब श्र गुजराती अनुवादक दोनों ही ठीक टीक अर्थ 
नहीं समझ पाए ईं। प्रतन्धचिन्तामणि में 'छरत्राणम्य गुरमालिम मखतीर्थयात्राकृते 
इृह समागतमवगम्य! ऐसा पाठ है जिसका अर्थ यह होता है कि छलतान के आलिम 
( विद्वान ) गुरु को मस अर्थात्‌ मक्का वी यात्रा-निमित्त वहा आया हुआ जान कर! 
एक प्रति में मख के स्थान पर “मक्या! पाठ होने का भी उल्लेग्व है । (प्र. चि. 
शुब्गत्ती समा अन्यावली श्र. १४) यहां गुद आलिम की सन्धि करके 'गुरुमालिम! 
लि है। निंयी जैन अन्थमाला में प्रकाशित प्रचन्धचिन्तामणि के प दृवारीप्रसाद 
दिवेदीकत हिन्दी भापान्वर में ६. १२७ पर 'मालिम (मौलवी)! लिखा है, यह भी 
ठीक नही बेंचता है। वास्तव में बाजलिमा शब्द का शन्नर्थ विद्यन्‌ है और यह 
बुण का विशेष हैँ | 'मली मन मर कोई नाम नहीं है । ते्पाल मंत्री, स्वयं 
विद्वान, प्रिणप्रेमी और विद्वानों का आदर करने वाला था इसीलिए वह मलतान 
कै विद्वानू गुरु के प्रति प्राहुष्ड हुआ प्रदीत होता है। लवसप्रदाद और 
चीरघवल के कुक्तित अभिषप्राय को लान र उसने कद्टा घा-- 


३२० ] [ रासमाला 


लेने का विचार किया परन्तु वस्तुपाल अ,र तेजपाल ने उसकी रक्षा की | 
इससे भविष्य के लिए उत्त पर सुल्तान की क्ृपा हो गई । 
पचग्राम सम्राम ( पाँच गावों की लडाई ) के विषय में लिखा है. 
कि उसमे एक ओर तो लवशप्रसाद और वीरघवल थे ओर दूसरे 
ओर वीरधवल की रानी का पिता शोभनदेव था। इस लड़ाई मे वाघेलों 
की पूर्ण विजय हुईं परन्तु इसके पहले युवक पुत्र को अपने पिता के 
सामने कितने ही घातक बार सहने पडे | (१) 
बीरघबल की मृत्यु पर एक सो वियासी (२) नोकरों ने उसके साथ 


“बर्मछुझ प्रयोगेण या सिद्धिव॑स्घासुजाम्‌ | 
स्चमातृदेहपए्येन तदिद द्रविणाज॑नम्‌ ॥”? 


'ाजा लोग धर्म-छुल का प्रयोग करके जो ऋद्धि प्राप्त करते हैं, वै# 
अपनी माता के देह का विक्रय करके घन कमाने के समान है |? 
(१) प्रचन्धचिन्तामणि में लिखा है वह स्णरसिक अपने पिता के सामने 
टक्‍्कीस वार घायल होकर पडा था| 
“इत्थमेकर्विशतिकृत्त सत्वगुणरोचिष्ण रणरसिकतया ज्षेत्रे पित॒रओ पतितः? 
(२) प्रवन्वचिन्तामणि की एक प्रति में 'सेवकाना विंशत्यधिक-शतेन सह 
गमन' चक्र? लिखा है | एक प्रति में 'अशीत्यघिकेन” पाठ है | 
जात होता है कि वीरघवल बहुत लोक़प्रिय राजा था। उसके मस्ण 
पर कहा है -- 
“आयान्ति यान्ति च परे ऋतव क्रमेण 
सज्जातमेतदत॒युग्ममगत्वर तु । 
वीगेण वीरघवलेन विना जनाना 
वर्षा विलोचनयुगे हठये निदाब ॥” 


अन्य ऋत॒ण तो आती जाती रहती हैं, परन्तु ये दो ऋतुण, आ कर नही 
गई | वीर वीरघवल के बिना लोगों की दोनों आखो में वर्षा और हृदयाँ में ग्रीष्म 
ऋतु ( सेव बनी रहती है ) 


आयू पवत ] [ 3२१ 


चिता में जलकर प्राण दे दिए। अन्त में, तेजपाल को सेना की सहायता 

से इस क्रम को रोकना पड़ा। सन्त्रियों ने वीसलदेव को गद्दी पर बिठाया । 

इस राजा के विपय में कोई प्रचलित दृत्तान्त प्राप्त नहीं होता हे परन्तु 
3सामान्यतया यह गुजरात का प्रथम वाघेला राजा कद्दा जाता है । 


गुजरात की भूंमि पर एक के वाद एक तृफान आता रहा हे; परन्तु, 

तफान के बाद बादल अच्छी तरह साफ भी नहीं हो पाते ओर उसमें 
प्रचण्ड बायुवेण के कारण हुए छिद्रों (चीरों) मे से पुनः प्रकाशित द्वोता 
हुआ स्य कुछ कुछ दी दिखाई देने लगता है कि अनायास दी मानों 
स्पाभाविफतया हिन्दूलोग, जो कुछ दो चुका है उसके शोक को तथा जो 
कुछ होने फी आशका है उसकी चिन्ता को झुलाकर, नित्य की भाँति अपने 

5. अहदज भागे पर चलने लग जाते हैं। यह एक अत्यन्त आश्वयेजनक 
बात है. जिससे इन लोगों की सद्दनशीलता का परिचय मिलता है। 
अखहिलवाड़ा को नप्ठ श्रपण्ट करके तथा सोमनाथ के स्थान को 
खण्डहर फी दशा में छोड़कर महमूद गजनत्री अपने देश को वापस 
पहुँच भी न पाया था कि आरासर ओर आवू के पहाड़ों पर से फिर 
हथोड़े आर टॉकी की आवाजें आने क्गीं ओर कुम्सारिया तथा देलवबाड़ा 

में महिमामय देवालय बनकर तैयार हो गए। सहज ही समम्त मे न 
आने योग्य उनके संस्कार ओर व्रृद्धि तथा सिल्लिनि (१) के हाथ की 

-- सी कारीगरी की सफाई को देखकर यही प्रतीत होता है. कि मानो इनको 
बनवाने वालों ने स्लेच्छ आक्रमणकारियों और मृत्िविध्यसकों के 


(१) इय्ली के पलोनेन्स नगर फा प्रख्यात शिल्पकार तथा गरैया। इसका 
जन्म ६० से, १४०० में हुआ था और मरुण १४७० ई० में । आ्रारत पत्थर पर 
धातु दा सरत शिल्पवार्य एरने में दटू निम्णात था। पोष क्‍्लीमेएड उप्तम पा 
वह निन्नी बलाकार था | 


३२२ |] 


आक्रमणों को निद्रा भग करने वाले स्वप्न मे देखी हुई भूतों द्वारा घदित 
भयावती घटनाओं से बढ़कर कुछ न सममका | इधर तो भीमदेब 
द्वितीय के सकठापन्न जीवन का अन्त होता है, उसके साथ दी 
अणहिलवाड़ा का सौभाग्य सूये निरश्र आसमान से कभी पुनः प्रकाश- 
मान न होने के लिए डूब जाता है, केवल उसकी अन्तिम ओर सन्‍्द 
रक्तिम आभा राजधानी पर टिमटिसाती सी दिखाई पड़ती हे, युद्ध का 
गर्जन भी अभी तक पूर्णतया शान्त नहीं हो पाया है, देश में भय और 
ढुख की गूज अभी भी उठ रही है, परन्तु, उघघर आबू ओर शत्रुतजय 
पर फिर से काम चालू हो जाता है ओर शान्त ध्यानमग्न एवं स्थिरासन 
तीर्थ करों के लिए पहले से भी अधिक शोभामय देवालय वनकर 
तैयार हो जाते है । 


वीरघवल वाघेल्षा के प्रधान, वस्तुपाल ओर तेजपाल, जो देलबाड़ा 
के गीरवशाली मन्दिरों के निर्माताओं के नाम से अधिक प्रसिद्ध ढें, 
श्रावक-घर्माश्रयी प्राग्वाट अथवा पोरवाल वनिए थे । उनके पूर्वेज बहुत 
सी पीढियों से अणहिलपुर मे रहते थे। वीरधवल के पूव्वे-प्रधान 
चाहड ने ही उन्नका परिचय राजा से कराया था। ज्ञात होता है. कि 
राजा का उन पर असाधारण विश्वास था और जिन शब्दों मे यह बात 
लिखी हे उनसे उस समय के लोगों की स्थिति तथा राजा ओर उसके 
कार्यकर्ताओं के आपस के चमत्कारिक सम्बन्ध का भी ज्ञान आप्त होत 
है। उनके राजनेतिक उद्दे श्यों के विषय मे मेरुतु ग ने इस प्रकार वर्णन 
किया है कि, “जो किसी के शिर पर ह्वाथ धरे विना ही राजकोप के, 
बढा सके, किसी को मृत्युदण्ड दिए बिना ही देश का रक्षण कर सके, 
विना युद्ध किए द्वी राज्य दी वृद्धि कर सके, वद्दी मन्‍्त्री योग्य कहलाता 


वस्तुपाल-तेजपाल ] [ ३२३ 


है ।' (१) इसी ग्रन्थकार ने लिघा है कि जब वीरधगल ने अपने राज्य- 
का कार्यभार तेजपाल को सौंपा था तव उस (त्तेजपाल) ने राजा से यह 
प्रतिज्ञा लिखवाली थी कि, “कदाचित्‌ में तुम पर कुपित भी हो जाऊ तो 
“विश्वास रखो कि जितनी सम्पत्ति तुम्हारे पास इस समय हैः उतनी तो 
तुम्हारे पास रहने ही दूँगा ! जो देवालय उन्होंने (बस्तुपाल ओर तेज- 
पाल ने ) बनवाया था उसमे इस प्रकार का लेख है कि, वीरधवल चालुक्य 
ओ फछुछ ठीक है वही करता है,अपने दोनों प्रघानों की सलाह पर चलता 
है और यदि उसके दूत ( गुप्तचर ) आकर उसे कुछ कहते भी हैं तो 
बह उस पर ध्यान नहीं देता है । दोनों भाइयों ने अपने स्वामी के राज्य 
की वढोतरी की है । उन्होंने घोड़ों आर हाथियों की कतारें राजा के 
“ अहल के पास वॉघ दी हैं और राजा भी अपनी सम्पत्ति का पूर्ण उप- 
भोग करता है। ये दोनों मत्री उसके घुटनों तक लटकते हुए दोनों 

हार्थों के समान हैं।” (१) 
आयू प्रेत पर सिरोही ओर जालोर की ओर से चढने में 


हि 


सुगमता पड़ती है. । गुजरात की ओर से इसका चढाव गिरवर ग्राम मे 





(१) अक्रात्‌ कुरते कोप्मवधाद शरक्षणम्‌ | 
देशइद्धिमयुद्धाच्च स मत्री चुद्धिमाश्चे स ॥| 
“० यहां “अक्रात्‌ कुमते कीखः का अर्थ ग्रन्थकर्ता ने ठीक नही समकका है। 
पद्माश का तात्परय है कि कर (लगान, महसूल आदि) का बोका प्रजा पर बिना 
ब्रद्मए अन्यान्य सदुपायों द्वार लो राज्यकोप की ब्रद्धि करे वह मन्‍्त्री चतुर है। 
'शिर पर हाथ सपने! की यहा कोई अर्थ संगति नही है । गुजराती अनुवादक ने 
भी ग्रन्धरकर्ता का ही अनुसण्ण किया है । 
(१) सामुद्रिक शास्त्र में लिया है कि आजानुवाहु पुरुष भाग्यशाली 


होता है । 


३२६ ] [ रासमा 


का अन्तर बने हुए दे जिसमे रुपहरी पानी के मरने धारियों सः 
दिखाई देते दे । जैसे जेसे हम इसके समीप आते जाते हैं बेसे 
इसके पीछे धेंसके हुए स्कन्ध महत्ता से आगे वढ़ते हुए दिखाई * 
हू ओर ज्यों ज्यों सूये अपनी मध्यरेखा की ओर अग्रसर होता जाता 
त्योँ त्यो इसकी काली पोशाक झुनहरी छिनकों से चित्र-विर्चि 
होती हुई सी दिखाई पडती है । 

इन्हीं स्कन्धों भे से एक पर गिरवर ग्राम से जाने का मागे 
जो पर्बत के अगल वगल मे लिपटे हुए से सूत्र के समान दिखाई पड 
है। यह मागे कद्दीं कहीं तो स्पष्ट ऊपर निकला हुआ ढीख पड़ता 
आर कहीं कहीं फिर डूबता हुआ सा जान पड़ता है। गहन और सः 
बनों में होकर एक लम्बी चढाई के वाद अन्त में यह मार्ग एक सप 
आर समतल स्थान पर आकर पहुँचता है जहा वृक्षों की शोभायम 
अ्रीर सघन कु जो से घिरा हुआ वसिष्ठ मुनि का आश्रम विद्यमान र 
सू्े की तेज धृप से घचराया हुआ यात्री यहीं पर किसी छोटी सी वगी 
में विश्राम करता है, जहां पर सुगन्धित पुष्पों से लदी हुई पहा 
माडिया, जिनमे केवडा मुख्य होता है, खूब डगी होती हैँ । इस प्रव 
उसको बवद्दा पर अपनी आखों ओर नाक को आनन्द पहुचाने के सा: 
एक साथ ही प्राण द्वोते हैं। इसके अतिरिक्त किसी चट्टान मे काट ' 
बनाए हुए गोमुख से नीचे की ओर खोदकर वनाए हुए पात्र मे पर 
हुए पानी की मधुर ध्वनि को सुनकर उसके कानों को प्राप्त होनेवा 
सुख भी थोडा नहीं होता । 

मुनि के देत्रालय की इमारत छोटी और साधारण है, जिस 
प्यामबर्ण के सगममेर की बनी हुई मुनि की मूर्ति विराजमान है |! 
मुनिव्रय ने अचलेश्बर के अग्निकुण्ड मे से ज्षत्रियों को उत्पन्त कि 


आवबू पत्रत ] [ ३२७ 


था इसलिए यही उनके पूर्चज कहलाते है । वसिप्ठ मुनि के देवालय में 
प्रात काल, दोपहर ओर सन्ध्या समय चौघड़िये की गम्भीर ध्यनि होती 
है | नगाड़े की इस महाध्वनि के कारण आसपास के सुन्दर ओर गम्भीर 
दुश्य का गौरव ओर भी अधिक चढ़ जाता है। यहीं पर आयू के 
' रणधीर शुरबीर 'दसुज़ त्रासक' धारात्रपे परसार की भी पीतल निर्मित 
मूर्ति विद्यमान हे जिसका भाव यह है कि वह अपनी जाति को उत्पन्न 
करने वाले ऋषि की अभ्यर्थना कर रहा है | 
बसिष्ठ मुनि के देवालय से आगे चट्टानों मे खोदकर चलाई हुई 
पैड़ियों की चढाई शुरु होती है जो, अन्त मे, आवू के प्रष्ठभाग पर 
समतल मैदान तक चली गई है। यहा पर पहुँचने के बाद यात्री 
की सथ्य यह भान होता है कि वह किसी नए ही ससार में आ पहुँचा 
 ह अथवा हवा मे अघर भूलते हुए किसी द्वीप की सेर कर रद्दा है । जिस 
अधित्यका में वह उस समय खड़ा होता है. उसके चारों ओर ऊ ची 
ऊंची ओर सीधी उसी प्रकार की चट्टानो का कोट खिंचा हुआ दिखाई 
देता है, जिनको पार करता हुआ वह यहां तक आ पहुँचा है। यह 
भाग कुछ मीलों की दूरी मे फेला हुआ है, छोदे छोटे गावो ओर छुआओं 
से व्याप्त है, पानी की मील और अनेक छोटे छोटे करनों से शोभाय- 
मान है ओर पर्वेतशिखरों का सुन्दर मुकुट धारण किए हुए है । इनमे 
सबसे ऊँचे शिखर पर एफ देवालय दे जिसके कारण बह ऋपषिग्ट गा 
कहलाता है, परन्तु सदसे अधिक चमत्कारी शिखर तो वह है जिस पर 
भसिद्ध अचलगढ़ का दुर्गे बता हुआ है । 
वसिष्ठ मुनि के आश्रम ओर देलबाडा के बीच के प्रदेश का 
राजस्थान के इतिहासकार ने इस प्रफार सुन्दर वर्णन किया है :-- 
“इस यात्रा में आवू की अधित्यका का अत्यन्त रमणीय भाग मेरे देखने 


इशे८ ] [ रासमाला 


में आया | यद्वा पर खेतीवाड़ी खूब होती है, आव्ादी भी घनी है ओर _ 
पानी के मरनों तथा बनस्पति की वहुतायत हे, कह्दीं कहीं तो ऐसा प्रतीत 
होता है मानो प्रथ्वी पर नीली फशे विछी हुई है और पण पग पर नए 
नए प्राकृतिक एबं कृत्रिम चमत्कार देखने को मिलते दें | सदा की भांदिः 
कमेड़ी (परुडुकी) पत्ती, किसी अलक्षित स्थान से अपना स्वागत गान 
सुनाती है ओर कोयल की तेज तार एव स्पष्ट कूक किसी ऐसे गहन बन में 
से आती हुई रुनाई पड़ती है जहा से निमे्ष जल के किसी शान्त मरने 
का उद्गम होता हे | वरती का प्रत्येक छोटे से छोटा भाग, जिसमे 
अनाज डग सकता है बड़ी मेहनत के साथ चोया जोता जाता है, इस 
छोटे से सफर में दी आबू के वारह प्रार्सों भे से चार आम मेरे देखने 
में आए। इन गायों की रचना भी यहा के दृश्य के अनुकूल ही हे, ।- 
यदह्दा के निवासियों के घर साफ सुथरे ओर सुखमय हैं, इनका आकार 
झोपड़ी की भाति गोल ( बृत्ताकार ) हे, वाहर मिट्टी का पतस्तर 
हुआ रहता हे ओर हल्का पीला रग इन पर पुता रहता है। ग्रत्येक 
बहते हुए मरने के किनारे पर जल सींचने के लिए रेहृट लगा होता है. 
आर पानी जसीन की सतह के निकट होने के कारण कृए भी अधिक 
गहरे नहीं खोदने पडते दूँ । इन उपजाऊ खेतों के चारों ओर 
केंटीली थूत्रों की बाड़ होती है और उन पर खज़ ( झन्तरवेल ) तथा 
भारतीय वगीचों में बहुतायत से वोयी जाने वाली सेवती (शिवए्र - 
चढाने योग्य) की घटा छाई रहती है | कठिन आनिटपत्थर की चटटानों 
पर, जद्दा ढरारों के अतिरिक्त नाम मात्र को भी मिट्टी नहीं है, दाड़िम 
के पेड ज्गे हुए हूँ। जे आल , जो फलों के वीच बीच में से कभी 
कभी दिन्वाई पड जाते हैं, अभी तक हरे सघन होने के कारण ऐसे 
मातम दवोते हूँ मानो कभी नहीं पकगे | वहां के लोग मेरे पास अंगृर 


आवू प्रेत ] [ ३२६ 
की दाखें भी ल्ञाए जिनके आकार को देख कर मुमे. यह विचार आया 
कि उत्त लोगों ने इनकी खेती की है। ये दाखें तथा (27707), जो 
मेरे देखने में तो नहीं आए परन्तु इन लोगों ने किसी गहरी घाटी में 


छत हुए बताए थे, आबू के स्वाभाविक फल सममे जाते हैँ | यहां पर 


आमों की भी वहुतायत है जिनकी डालियों पर सुलतित अम्बात्रीवेल 
देखने मे आती है । इसके सुन्दर नीले और सफेद फूल डालियों से 
नीचे लटकते रहते हैँ । इनको यहा के पहाडी लोग अम्बात्री कद्दते हैं । 
मेरे देखने में यह वात भी आई कि ये लोग इन फूलों को वहुत पसन्द 
करते हूँ और जहां भी हाथ आ जाते हैँ इन्हें तोड़ कर अपने केशपाशों 
वे पगड़ियों में टांग लेते हैँ | यहां के पेडों भे अत्यधिक नमी होने के 


_ फौरण उन पर ल्ीलोतरी छा जाती है यहां तक कि अचलगढ़ के अत्युचच 


खजूर वक्त की सबसे ऊ ची टहनी भी इस से मेंढी हुई पाई जाती है । 
अस्त्रात्री के फूट निकलने का यही आधार है। फूलों की तो यहां पर 
कोई कमी हे ही नहीं, इनमे चमेली ओर प्रतिबपे फूलने वाले विधि 
जाति के पुप्प गोखरू की भाति बिखरे पडे हैं। पुप्पों वाले बुक्षों मे 
सवसे बडा सुनइरी चम्पा का वृक्ष होता है, जो मैदानों में तो कहीं कहीं 
पर ही मिलता है| इसके लिए कहते दूँ कि अलोय (»)००) की भाति 
यहू सी बपे में एक वार द्वी फलता है, पर यहां तो सी सी कदम के 
फासले पर यह बृक्ष मिलता है ओर अपने पुष्पों की महक से हवा को 
भर देता हू । संक्षेप मे यहां का वर्णन इस प्रकार है-- 

व, गह॒बर, निमेर, अमल, मेवा, पल्लच श्याम । 

प्रेत, शिखर, सुद्राक्ष वहु, शोभित केत्र ललाम | 

जीणे किन्तु पत्रों दकी, इन दठुर्गों की भींत। 

ताजा हीं जिस पर यहाँ, नाश वसा वह रीति। 


३३० ] [ रासमाल्रा 


स्वामिद्दीन वे दुगे भी, अन्तिम करें प्रणाम । 
सौ सुन्दरता का वना, आंवू सिश्नण धाम ॥” 

नखी-तालाव वहुत सुन्दर सरोबर है। इसके बीच बीच मे 
लीलोवरी से ढके हुए बृक्षों वाले बहुत से छोटे छोटे ठापू हैं जिनमें से 
लम्बे लम्बे ताड़ के वक्त अपने सिर दििलाते हुए से दिखाई देते 
हैं | तालाव के आसपास ऐसी चट्टानें आ गई हैं. जिनके ठेठ किनारे 
तक सघन वन छाए हुए हैं। जब कनेल टॉड ने इसको देखा था उस 
समय “इसमें जलमुर्गाबिया तेरती थी, न उनकी ओर किसी मनुष्य का 
ध्यान जाता था न किसी मनुष्य की ओर उनका द्वी, क्‍योंकि इस पवित्र 
पर्वत पर वह्देलिए की वन्दूक और मछुए के जाल को कोई नहद्दीं जानूव-.. 
था । 'किसी भी प्राणी को मत मारो' ऐसी ईश्वरीय आज्ञा प्रचलित थी 
ओर इसका भट्ट करने वाले को दण्ड के रूप में मृत्यु का आलिंगन 
करना पड़ता था ।” कुछ दिनों से आवबू के इस तालाब के आसपास 
यूरोपियन लोगों के बेंगले वन गए दूँ, पास ही आवहवा बदलने के 
लिए आए हुए सैनिकों के वेरक (सेन्यशाला) भी वन गए हैं ओर एक 
ईसाई गिरजाधर भी आदिनाथ के देवालयो के साथ साथ अचलेश्बर 
के पंत पर अपना अधिकार प्रद्शेन करता हुआ विद्यमान है । 

आवृपबत की तलहटी में ही अणादरा नामक गांव है. जिरके 
पास होकर डीसा की छावनी मे जाने का एक चोडा ओर सुगम सार्ग 
वना हुआ है । यह रास्ता नखीतालाव के आगे आ कर मिलता है । नखी 
तालाब के पास ही देलबाड़ा अथवा देवालयों का समुदाय है । यहां पर 
विमलशाह आर तेजपाल के वनवाए हुए ढो मुख्य देवालयों के अतिरिक्त 
ओर भी चहुन से देवालय हू परन्तु इन सबसे यही दोनों अति प्राचीन 


आचू पव॑त | [ 53२९ 


अर शोभाशाली हैं । पहले लिखा जा चुका है कि पहला देवालय 
विमलशाह ने १०३१ ई० में चलवाया था आर इससे पूरे यहां पर कोई 
जैन देवालय वना हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता । यहां पर इन देवालयों के 
साधारण वर्णन के अतिरिक्त अधिक लिखना आवश्यक नहीं है. | (१) 
जैत मन्दिरों के आकार व चाहरी दृश्य मे तो कोई ऐसी विशेषता नहीं 
है परन्तु सुधार लोगों की अन्छी से अच्छी सुसंस्क्तत कारीगरी इनके 

अन्तरद्ज भाग में देखने को मिलतो है । प्रत्येक देवालय में निज-सत्दिर 
के आगे एक सभासण्डप हे जिसके ऊपर अष्टकोण गुम्बज वनी हुई 
है ओर आसपास सें भी स्तम्भपक्ति पर बहुत से गुम्बज खड़े हुए हैँ । 


(१) इसके वर्णन के लिए. फर्युसन की लिखी हुई “हैण्डचुक आफ 
झ्राक्टिक्चर” के प्रथम भाग का ध्रृष्ठ ६६ देखना चाहिए नहाँ वर्णन के 
श्रतिरिक्त इसका चित्र भी दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त इसी अन्यकर्ता की 
लिसी हुई ''पिक्चरम्क इल्लस्ट्रे शन्त्‌ आफ ऐन्शियन्ड आर्किटेक्चर इन हिन्दुस्तान? 
मामक पुस्तक भी देखनी चाहिए | 


तेजपाल और वस्तुपाल के देवालयों के विषय में लिखते हुए. मिस्टर 
फग्युसन ने लिसा है “इस सफेद संगमर्मर के पत्थर में फीते जितनी बारीक 
जगह में हिन्दू कलाकार्रो ने अपने अ्रथक परिश्रम से जो कारीगरी दिखलाई दे 
उसके क्तिना ही परिश्रम और समय व्यतीत करके में कागज पर नहीं उतार 
सक्ता (” 'पिक्चरम्क इल्लस्ट्रेशन्स्‌ आफ ऐल्शियन्ट आर्किटक्चर इन हिन्दुस्थान। 


2. अपनी दूसरी पुस्तक में इसी प्रन्थकार ने हिन्दुओं के गरुम्बजों की अन्दर 
पी हरझ के कमल जैसे लब्फन (लोलक) के विपय में लिखा है कि “इनके 
थआाकार में ही सामान्यतया ऐसी कोमलता और सौन्दर्य होता हैं कि गॉधिक 
फारोगरी के प्यरीगर तो उचवी कल्पना भी नही कर सकते | घुमर के मध्य में 
से लय्कते हुए. सगमर्मर के ढेले फे वज्ञाय यह ऐसा मालूम होता है कि मार्नो 
म्रदिर मणियों (के रदों अथवा दानों) का एक गुच्छा लब्क रहा है। 


३३२ ] [ रासमाला 


सम्पणे देवालय सफेद सगमर्मर का वना हुआ है. और इसका प्रत्येक 
भाग कुराई के वारीक काम से ससज्जित है । यह कुराई का काम इतती 
वारीकी का है कि देखने ही एक वार तो ऐसा अ्रप्त होता हे मानों 
यह सब कुछ मोम का ढला हुआ तो नहीं है --अद्ठ पारदशेक पतली, ः 
कोरें ( किनारें ) इतनी सूक्ष्म दें कि बहुत ध्यान से देखने पर द्वी यह्द 
मालूम होता है कि इनमें कुछ मोटाई भी है अथवा इनको देखने से 
गणितज्ञ ( यूक्लिड ) की बनाई हुई 'रेखा” की परिभापा पुणुतया सार्थक 
हो जाती है । तेजपाल के मन्दिर की शुम्बज के बीच से लठकते हुए 
लटकन (लोलऊ) की कारीगरी तो देखने ही वनती है । प्रत्येक दर्शक का 
ध्यान इधर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता | कनेल टॉड ने इसका उचित 
द्वी वर्णन किया है. कि, “इसका वर्णुतात्मक चित्र खींचते लेखनी थक 
जाती है , ओर अत्यन्त परिश्रमशील विशिष्ट कलाकार की कलम भी 
चीं खा जाती है ।” और कनेल टॉड की लिखी हुई यह बात भी विल- 
कुज्न सच है कि अत्यन्त सुसस्कृृत गॉथिक ग्रहनिमाण कला का खब्लार भी 
इसकी शोभा के आगे नहीं ठहर सकता । “यह अद्ध -विकसित कमलों 
के गुच्छे के समाद दिखाई देता है--ऐसे कमल कि जिनके पतले ओर 
पारदशक फटोरे इतनी वारीकी से कतरे गए हैँ कि देखते ही आँखे 
विस्मय से स्तव्व हो जाती हैं ।” इन मन्दिरों भेजो कुराई का 
काम हो रद है बह भी निर्जीब ओर स्वाभाविक वस्तुओं के चित्र तक 
द्वी सीमित नद्ीीं हूँ वरन्‌ उसमे नित्यप्रति के सांसारिक व्यवद्ारों) 
व्यापार ओर नीकाशास्त्र के ग्रशसनीय पयत्नों ओर रखत्षेत्र के युद्धों 
का भी आल्ेखन स्पष्ठ देखने में आता है, ओर यहाँ पर यह वात 
निधड़क कद्दी जा सकती हू कि यदि कोई पुरातत्त्वान्वेपक ( पुरानी वातों 
वी खोज करने वाला ) उस छुराई के काम का अध्ययन करने भे अपना 


अआयू पवेत ] [३३३ 


समय व्यय करे तो बदले में उसको मध्यकालीन भारतवर्ष के वहुत से 
रीति रिव्राजों का मनोरज्ञक ज्षान प्राप्त हो सकेगा। 


आवू के सब से ऊँचे शिखर ऋष्यश्शन्न पर चढ़ने वाला पहला 
यूरोपियत कनेल टॉड था । वह्दू लिखता है “ यद्यपि साघारणतया देखने 
पर ऐसा सल्रम होता है कि यह पर्वत-शिखर वहुत ऊँचा नहीं है परन्तु 
जैसे ही हम मारवाड के मैदानों मे द्वोकर ऊपर पहेंचे वैसे ही हमे 
ज्ञात हुआ कि यह अपने पठार की सतह से सात सौ फीट ऊँचा हे। 
उस समय, वहुत ठडी ओर ठिठ्ठुरा देने वाली दक्षिणी हवा चल रद्दी 
थी जिसके आघात से बचने के लिए सावधान पहद्दाड़ी लोग अपने 
अपने काले कम्बलों मे लिपट कर एक आगे निकले हुए चट्टान की 
आड़ से लम्बे लेट गए। वहाँ का दृश्य अत्यन्त गम्भीरता, भव्यता और 
नवीनता लिए हुए था। बादलों के समूह हमारे पेरों तले द्ोकर तैरते 
हुए निकल जाते थे । कभी कभी सूर्यदेव उत्तमे होकर अपनी एक आध 
किरण हमारी ओर फेंक देते थे, मानों इसलिए कि दृश्य की अत्यधिक 
रमणीयता के कारण हम मोह मे न पड़ जाबें। इस चकक्‍्करदार चढाई 
के बाद हम एक छेँचे चबूतरे पर आकर पहुंचते हैं जिसके चारों 
ओर छोटी छोटी चारदीवारी खिंचीं हुई है।यह कोट इस ऊँचाई 
का मुकुट सा दिखाई देता है । यहीं पर एक झोर लगभग २० फीद 
संमचौरस एक गुफा है जिसमे एक ग्रथानिट पत्थर की चौकी पर विष्णु 
के अबतार श्री दत्तात्रय के चरणचिह वर्तमान हैँं। यहा पर आने 
याले चात्री के लिए इनके दर्शन ह्वी एक मात्र मुख्य ध्येय हैं । दूसरी ओर 
के कोने मे श्रीरामानन्द्‌ स्वामी की चरणपाठुका विद्यमान दे । चे 

| रामानन्द सीतासम्प्रदाय के प्रवत्तक दो चुके हैं। यहां पर इसी सम्प्रदाय 


मई 


कु 


3: 353 शी 22७४0४४099 


३३४ ] [ रासमाला 


का एक गुसांई रहता है जो यात्रियों के आते ही घण्ठा वजाना शुरू 
कर देता है और जच वें लोग कुछ भेंठ चढा देते हैँ तो बन्द कर देता 
है | अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करने के लिए यात्री लोग अपने अपने 
दण्ड आचाये की पादुका के आगे लिटा देते हैँ | दृण्डों का वहाँ पर एक 
वडा भारी ढेर लगा हुआ था । इस प्रेत पर बहुत से स्थानों पर अनेक 
गुफाए हमारे देखने आई जिनसे यह पता चलता है कि पहले यहा पर 
ग़ुफाओं में रहने वाले लोगों की वस्ती थी ओर इनके अतिरिक्त वहुत 
से गोलाकार छिद्र भी दिखाई दिए जिनकी तोप के गोलों के छिद्रों से 
समानता की जा सकती है । एक एकान्तवासी तपस्त्री के साथ वार्ते 
करता हुआ में सव्या समय तक वहीं पर ठह्दरा रहा । उसने मुझे; बताया 
कि वर्षा ऋतु मे जब आकाश स्रच्छ हो जाता है तो जोघपुर का किला 
आर लूनी के किनारे पर स्थित वालोतरा तक का मैदान यहा से स्पष्ट 
दिखाई पडता है । यद्यपि इस बात की प्री जांच करने के लिए पय्यराप्त 
समय नहीं था परन्तु फिर भी रह रह कर प्रकट होने वाले सूर्य के 
प्रकाश में मेंने सिरोही तक फैली हुई भीत्रील की डपजाऊ घाटी और 
पूत्रे मु लगभग बीस मील की दूरी पर अराबली की वादलों से ढकी 
हुई चोटी पर स्थित अम्बा भवानी के मन्दिर को तो खोज ही निकाला 
था। अन्त मे, सर्यदेव अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उद्ित हुए और 
हमारी दृष्टि बह्ां तक पहुँचने लगी जहा पर स्वच्छु नील गगन ओर 
सूखी सुनदली वालू एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रद्दे थे | दृश्य का 
उत्कृप्ठता को चढ़ाने के लिए सभी साधन उपस्थित थे और शान्त बाता- 
बरण के कारण इसकी रमणीयता द्विगुणित हो रह्दी थी। पह्ठाडी के 
अवोभाग के श्यामल दृश्य से हटाकर थोडी सी दाहिनी ओर 
फेरने पर दृष्टि परमारों के उस किले के खण्डहरों पर जाकर 


आवू पर्वत ] [३३५ 


ठददरती है जो कभी सूये के प्रकाश को आगे बढने से रोक दिया 
करता था ओर एक लम्बा ताड़ का चृक्ष उन्हीं खण्डहरों मे खड़ा खड़ा 
अपने पताका-सदृश पत्तों को खड़खड़ा रह्या था - मातों वहू उस नष्ट 
हुई जाति के खण्डहरों को देख कर उपहास कर रहा था, जो कभी 
अपने साम्राज्य को अटल ओर विनाशहीन सममती थी । दाहिनी ओर 
ही थोड़े से आगे बढ़ कर देलवाड़ा के शिखरच्रन्ध मन्दिरों के शिखरों 
का समूह दिखाई देता है । इसके पीछे ह्वी सुन्दर सघन चन छाबा हुआ 
है जिसके ( बीच वीच में ) चारों ओर पठार के ऊपर से चट्टानों की 
चोटियों निकली हुई दिखाई पडती हैं | पहाड की ऊँची नींची 
_ घरातल से आकर चहुत सी नदियाँ भी इस पठार पर अपना 
'ठेढ़ा सेढा सागे निकालने का प्रयत्न करती हुई हृप्टिगत होती 
हैं। नीला आकाश ओर रेतीला मैदान, संगमर्मर के वने हुए देवालय 
अर साधारण मॉपड़ियां, गम्भीर ओर घने जंगल आर टेढीमेटी 
चद्वानें ये सभी एक दूसरे से विपरीत दृश्य यद्वाँ पर नज़र आते थे ।” 
“गझ्ष्यश्र'ग से उतरते ही अग्नि कुएड ओर अचज्लेश्चर का देवा- 
लय आता है जो हिन्दुओं के पीराणिक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है । 
“खग्निकुण्ड लगभग नी सी फीट लम्बा ओर दो से चालीस फीट 
- >चोड़ा है। यह ठोस पत्थर की चट्टान मे से छुरेद कर भनाया गया हैं 
ओर इसके किनारों पर वहुत बड़ी बढ़ी पत्थर कीई दें जड़ी हुई हैँ । 
कुएठ के बीच से एक बिना कदी हुई चट्टान छोड दी गई है! ज्ञिस 
पर जगदन्धा के मन्दिर के खण्दहूर विद्यमान हैं | उत्तर के ऊिसारे पर 
पारडवों के छोटे छोटे से देवालयों का समृद्द हे परन्तु ये भी दुसरे 
सन्दिरों की तरद हटे फूटे हुए दे । पश्चिम दिशा में आजबू के संरक्षक 


३३६ ] [ रासमाला 


देवता अचलेश्वर का देवालय है, जो न तो वहुत विशाल द्वी है ओर न 
उसमे कोई विशेष कारीगरी ही पाई जाती है परन्तु उसमें एक प्रकार की 
गम्भीर सादगी है और देखते ही यह जान पडता है कि यह कोई 
प्राचीन इमारत है । यह देवालय चौक के मध्य भाग में स्थित है ओर 
इसके आसपास छोटे और समान 'आकार की काले पत्थर की वनी 
हुई गुमटियां (790०४) हैं.। 'देवालय की इसी वाजू मे सिरोह्दी के राव 
मान की छत्री वनी हुई है | इस राब को एक जैन मन्दिर में जहर देकर 
मारा गया था ओर उसके कुल देवता के मन्दिर के पास ही उसका शव 
जलाया गया था। यहीं उसके साथ उसकी पाँच रानियां भी सती हुई थीं। 
“अग्निकुण्ड के पूषें की ओर परमार वश के सस्थापक 
ओर मूलपुरुष के देवालय के खण्डहर पड़े हुए दूँ जिनमे पादुस्थल 
सहित आदिपाल की मूर्ति अब तक यथावस्थित विद्यमान है. । यह 
मूर्ति प्राचीन काल के रीति रिवाज और वेपभूपा का मूल उदाहरण हे । 
यह सफेद सगममेर की वनी हुई पॉच फीट ऊँची मूर्ति है। इसको इस 
ढग से वनाया गया है कि भानों आदिपाल महिपासुर पर वाण चलाने 
द्वी वाला है क्‍योंकि वह अग्निकुएड का पूरा पानी रात के समय आ कर 
पी जाता था ओर इसीलिए (उस बुण्ड की रक्षा करने के लिए) परमार 
राजपतों की सृष्टि की गई थी | 
“अचलगढ़ जाने के लिए में अग्निकुण्ड से आगे 
चला | अचलगढ के खण्ड्टर की बुर्ज मेरे चारों ओर फेले हुए 
बादलों की गहरी घटा से ढकी हुई थीं। चढ़ाई खतम होने पर हनूमान 
दरवाजे में होकर हम उस स्थान पर आ पहुँचे जहां का राजकीय वैभव 
कभी खूब फेला हुआ था। इस हनूमान दरवाजे के दोनों तरफ कालि 
-- पत्थर की वनी हुई दो बड़ी वढ़ी छुर्जें दँ जो हजारों जाड़ों की ठंडी हवा 


शआयू प्ेत ] ३३७ | 
के मोंके खा खाकर ओर भी अधिक काली पड़ गई हूँ। इल दोतों चुजों 
के वीच में एक प्रकोष्ठ चना हुआ है जो इन दोनों को संयुक्त करता 
है और जो चौकोदारों के बैठने का स्थान मालूम होता है । इस दरवाजे 
>में होकर नोचे के किल्ले मे जाने का मागे हे । इस किल्ते की छूटी फूटी 
भीतें ऊपर की टेढीमेढी चढ़ाई पर से दिखाई पड़ती हैँ । यहीं पर एक 
दूसरा दरवाज़ा है, जिसमे होकर भीतर के किले में जाते हँ। इस 
दरवाजे के मुंह के आगे ही पारसनाथ का मन्दिर है जिसको माँड 
के एक साहूकार ने चनवाया था | यह मन्गिर अब इस दशा को पहुँच 
गया है कि इसका जीर्णोद्धार होना आवश्यक है । ऊपर का कोट राणा 
कुम्भा का कोट कहलाता है । जब राणा कुम्मा को मेवाइ छोड कर 
. भ्रागना पडा तो उसने यहा आकर बहुत समय से उपेक्षित पड़े हुए 
परमारों के किले पर अपना सू्च-ध्वज फहराया था। उसने इस शअचल- 
गढ के किले की केवल टूट फूट की ही मरस्मत करवाई थी बाकी सच 
कास बहुत प्राचीन काल का है । इस किले मे सावण-भादों नामक एक 
टांका है, जो अपने नाम को पूर्णतया सार्थक कर देता है क्योंकि शआाधा 
जुन वीतते वीतते तो यह पानी से लवालब भर जाता है | पूर्वोक्त सबसे 
ऊँचे शिखर पर परमारों की गढ़ी के खण्डदर ६ं। यहाँ से यदि द्र त- 
गामी बादलों के उस पार हृप्टि फैलाई जावे तो उन हठे फूठे महलों 
- और वेदियों की मांकी प्राप्त दोती हू कि जिनकी रत्ता करने के लिए 
परमारों की वीर जाति ने लड़कर अपना रक्त बहाया था ।” 
अचलगढ की बुर्जों ओर रमणीब आबू से पअन्तिम विदा लेने के 
पहले जिस बश के राज़ों ने यहां पर कितने ही वर्षा तक राज्य किया था 
उसी प्रमार वश के विपय में कुछ शब्द कह देना उपयुफ़ होगा । पाऊारों 
से घिरी हुई चन्द्राववी नगरी इनकी राजधानी थी। आदू पर्चत की चल- 


श्श्द [_ रासमाला 


हटी से लगभग बारह मील की दूरी पर और अम्बासवानी तथा तारिज्ञा 
के देवालयों से कुछ अधिक दूरी पर, जगलों से घटाटोप प्रदेश मे 
बनासके किनारे अब भी इस नगरी के खण्डहर पाए जाते हैँ। जिस 
स्थान पर पहले यह नगर बसा हुआ था वहाँ अब घनी वनस्पति उग' 
आई है, इसके कूए ओर तालाब मिद॒टी से भर आए हैं, देवालयों का 
नाश हो चुका है और इसके खण्डहरों मे से संगसमेर के पत्थर लुटे 
जा रहे हैँ | ये खण्डहर एक वहुत विशाल मैदान में फैले हुए हैं इससे 
पता चलता है कि इस नगर का विस्तार वहुत बड़ा रहा होगा । जत्र 
पहले पहल यूरोपियन लोग इन खण्डहरों को देखने गए तो जिस स्थान 
पर वे सर्वप्रथम जाकर पहुँचे वहीं सगममेर की बसी हुई वीस सुच्द्र 
इमारतों के खण्डहर खोद कर निकाले गए, इससे इस नगर की सुन्दरता, 
आर समृद्धि का पता चलता है। धारावपे के भाई रणघीर प्रहलादन 
देव ने प्रहल्ादनपट्टण अथवा पाल्दनपुर वसाया था, बह भी चन्द्राबती 
के राजवश के अधिकार में ही था। 


परमारों मे पहला राजा श्री घूमराज हुआ । (१)धधूक और धुब- 


(१) आन पर्वत पर देलवाडा में श्री आदिनाथ का देवालय है । इस 
मन्दिर की दाद्िनी तरफ धर्मशाला की भीत पर एक लेख है जो फाल्गुन क्ष्णा 
१० सोमवार स १२६७ की लिखा गया था | यह लेख वीरधवल के समय वे 
श्री सोमेश्वरदेव कवि का रचा हुआ है। इससे चन्द्रावती के परमार राजाऋओं 
की वशावली दा निम्नलिखित परिचय प्राप्त होता है-- 

क्रीघूमसज्. प्रथम बभूव भूवासवस्तत्र नरेन्‍्द्रवशे 

भूमीमतो यः जृतवानभिज्ञान्पक्षद्योच्छेटनवेदनाडु ॥३२॥ 

घन्युकुश्॒ुवमदादयम्ततम्ते रिपृद्धयव्र॑टजितो5भमवन्‌ 

यन्हुलेडननि पुमान्मनोस्मी रामदेव इति कामदेवजित्‌ ॥||३२४॥ दत्यारि | 


चन्द्राववी के परमार ] ३३६ 
भद॒ट उसके क्रमानुयायी थे । इनके बिपय में लिखा है. कि, “हाथियों 
के टोले ( कुण्ड ) के समान शत्रुओं के कुण्ड के लिए वे अजित शुर्‌- 
वीर पुरुष थे! इनके पीछे रामदेव हुआ । जिस समय कुमारपाल सर्चो- 


जे 





बशिप्ठ मुनि के अग्निकुर्ड में से परमार नामका पुरुष उत्पन्न हुआ 


शिसके बश में श्री धूममज उसके वाद 
| 
जे 
प्ुवभद श्रादि हुए, ओर उनके पीछे 
| * 


रामदेव 


* यशोधवल/(कुमासपाल के शत्रु मालवा के राजा बललाल की इसी ने मास था) 
| 
धारावर्ष ( स, १२१०, १५३७, १९४५, १२६५४ के लेस हैँ । प्रत्दावनदेव 
(फंक्णि का राज्य क्या) पालणपुर बसाया, नामतसिंह से लडा 
सोमतिंददेव (न, १२८७,१२८६,१२६२) 
फष्णराजदेव (स, १३००) 
उद्ययपुर के भी गौरीशक्र हीणचन्द ओका द्वारा प्राप्त विमलशाह के 
ऐेवालय के लेस का ऊुछ अश नीचे उद्ब,त किया जाता है-- 
#समजनि चीरामणी थउ: ॥५॥ 
से भीमदेवस्य नृपक््य नेवाममन्यमानः किल घुघुराज: । 
नरेशरोपाच्च ततो मनस्वी घाराधिप भोजनर प्रपेदे ॥६॥ 
प्रास्पाव्वशामर्णं चमूय, ्लप्रघानों विमलामिघान- । 
यस्तेतनसा दुछमयान्थजरे, मग्नोडपि धर्म्म; सहसानिससीत्‌ ॥७॥ 
ततश्च मीमेन नशधिपेन, प्रतापभूमिर्मिमलो मदामतिः । 
पुतीउवु दे दरइपति छर्ताप्रिय' प्रिययदों वन्‍्दनु बैनशासने ॥८॥ 
मी पिम्म्मादित्यदपादव्यतीतेउप्मशीतियाते शरदा खदसे ॥१०॥ ४ 


ड 
+घ 


३४० [ राससाला 


त्कृष्ट सत्तावान्‌ राजा था उस समय इस रामदेव का पुत्र चशोघवल दी 
आवू पर राज्य करता था। यशोधवल के पुत्र श्री सोमसिह देव अपने 
पिता के वाद गही पर वेठा । सन्‌ १९३१ ई० के एक लेख में उसको 
'सहामण्डलेश्चर' लिखा है । उस समय अणहिलवाड़ा मे श्री भीमदेव 
(द्वितीय ) महाराजधिराज था | फिर, सोमसिंद्द के भ्री एक पुत्र हुआ 


जिसका नाम कृष्णराजठेव था । 


घारावपे के पुत्र के समय में भी परमारों ने नॉदोल के चौह्दानों 
को मागे देदिया था । विमलशाह (१) के देवालय में एक लेख हे जिसमे 
लिखा दे कि इन चोह्ानों मे लुग्ड अथवा लुखिग नाम का एक पुरुष 
था ( १९२२ $० ) जिसने साण्डलिक का वध करके आवू का राज्य अपने 
अधिकार मे ले लिया था। बशिष्ठ के देवालय से (ई०स० १३१३८ का 
एक लेख है जिसके अनुसार लुखिग का पुत्र तेजसिंह था, उसके पुत्र 
का नास कान्हडठेव ओर पोत्र का नाम सामन्तसिंह था। कान्हड़ठेब के 


इससे विदित होता है कि सवत्‌ १०८८ में विमलशाह ने जो देवालय 
बनवाया था उसी का यह लेख है । यह विमलशाह प्रथम भीमदेव के समय में 
आवबू का दण्डपति था | इसफऊे वाद का जो लेख मिलता है वह इस देवालय के 
जीणद्धार के समय का है | 

(१) इन लेख को पढने में फार्त॑स साहब से भूल हो गई है | उनके पास 
जो नक्तज्ञ थी उसऊ़े लिखे बसु मुनि कर शशि वर्ष” पाठ के अनुसार सबत 
४२७८ ओर ई$० उ० १२५२२ निकलता है, परन्तु उठयपुर के श्री गौरीशकर 
हीगचद ओमाने म्वय आवू पर जाकर इस लेख को पढा है और उसके अच्छी 
तग्ट टेख कर नकल की है उसमें-बसु मुनि गुण शशि वर्ष - पाठ है इसके 
अनुसार १३७८ वि० स० और १३२२ ई० सन्‌ निकला है इस प्रकार एक सो 
वर्ष की मूल हे गई । 


घन्द्रावती के परमार ] [ ३४१ 


लिए लिखा है कि वह चन्द्रावती का राजा था। नांदोल के चोहानों की 
शाखा भे ढेबड़ा राजपुत हैं; उनके इतिहास में लिखा है कि राव लुम्भी 
ने आवू ओर चन्द्रा॒ती को जीता था ओर वाड़ीली आम के आगे जो 
>लड़ाई हुई उसमे परमारों के राज्य को जीत कर अपने आधीन कर लिया, 
“इस लड़ाई से अगनसेन का कु अर मेरुतुज़् भी अपने सातसी साथियों 
के साथ सारा गया ।” इस आधार के प्रमाण से इस मंगढ़े की अन्तिम 
लड़ाई १३०३ ई० में हुई जिसमे चन्द्रावती देखड़ा चौह्ानों के अधिकार 
में आ गई ओर आयू को तो उन्होंने इससे सात बे पहले ही हस्तगत 
फर लिया था। “इस बीच मे चौहान धीरे धीरे परमारों की छोटी छोटी 
जमींदारियों को नष्ट करते रहे ओर प्रत्येक जीत पर एफ नई शाखा का 
ज़न्म होता रहा। इनमे से कितने ही तो, जैसे मदार ओर गिरबर के 





अचलेश्वर फे लेख झोर विमलशाह के लेख के अनुसार निम्नलिण़ित 


प्रकार से वशावली तेयार होती है -- 
शचलेश्वर के लेस के ध्याधार पर विमलशादह के देवालय के लेखानुमार 
१ अल्हण १ आसराज 
२ दोविपाल 
३ समरत्तिह समरखिंह 
४ उठयसिद्‌ 
२ ४ मानर्तिह 
६ प्रतापसिंद प्रतापमल्न 
७ बीलड बिबट 
लुशिग-नु दिग लुगिगनन द रे 
८ छुशवर्माखुदागर लुभो 


लुदाप देललिंद 


बस 


३४२ ] [ रासमाला 


ठाकुर के बशज, अपने मुख्य स्त्रामियाँ से मुक्त होकर उनके प्रतिनिधियों 
को धीरे धीरे कम मानने लग गये ।” 


आवू के एक दूसरे लेख में लिखा है कि सन्‌ १२६४० ६० मे& 
सार्धदेव अणहिलवाड़ा का राजा था और वीसलदेव उसका एक सूचे- 
दार था जिसके अधिकार भे अठारहसी मण्डल थे ओर चन्द्रावती उसके 
रहने का स्थान था ! यह बीसलदेब राजा का एक अधिकारी मात्र था 
अर कुछ समय के लिए यहद्द प्रान्त उसके अधिकार में रहा होगा । 
इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब चौहानों ने हमला 
किया तो सारगदेब ने अपनी फोज भेजकर अपने पटावर्तों का प्रदेश, 
जो भंगडे की जड़ वना हुआ था, अपने अधिकार में कर लिया होगा ; 
उक्त लेख के अतिरिक्त एक ओर भी लेख है जो इससे सर्वथा भिन्न है। 
शअचलेश्वर के मन्दिर मे एक पत्थर पर खुदा हुआ लेख मिलता है 
जिसमे एक दूसरे द्वी लुण्ढदेव का वर्णन है ( १३२१ ई० ) जो सॉमर 
के चोहानों का वशज बतलाया गया है। इसके पूर्वजों की नामावली 
पहले वाले लुण्ड अथवा लुखिग के पवेजों की नामावली से भिन्न है। 
इसने चन्द्रावती प्रान्त और रसणीय आवू को अपने अधिकार में ले 
लिया ओर अचलेश्वर के सामने अपनी तथा अपनी स्त्री की मूर्तिया 
स्थापित की । 
ड़ 
अब इस बृत्तान्त को यद्दी छोड़कर हम फिर थोडी देर के लिए 
बाघेलों की कथा आरम्भ करते हैँ | पहले लिखा जा चुका है कि वीरघवल 
के कुमार वीसलदेव के विपय में श्रधिक बृत्तान्त प्राप्त नहीं होता। 
भाट लोगों की कथाओं से केवल इतना दी पता चलता है कि इसके 


वाघेलाबश ] [ ३४३ 


राज्यकाल मे दुष्काल (१) पडे जिनको मिटाने का इसने भरसक प्रयत्न 
किया और वीसलनगर चसाया तथा दर्भावती अथवा डभोई के किले 
का जीणंडिार कराया | 


देवपदूटण के सोमनाथ के देवालय में सन्‌ १९३४७ ई० का एक लेख 

है जिसमे 'अर्जु नदेत्र नामक राजा के साथ महाराजाघिराज पद के सभी 
विशेषण लिखे हुए हैं “परमेश्चर भद॒ठारक श्री चालुक्य चक्रवर्ती महा- 
राजाधिराज श्रीमदर्जु देव ” । बाघेलाबश के भाटों का अपनी वह्दियों 
के आधार पर कहना है कि श्रजु नदेव बीसलदेब के बाद गद्दी पर बेठा 
था, परन्तु उसके राज्यकाल की घटनाओं का कोई बेन नहीं मिलता 
है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह अणहिलवाडा का राजा था और शैब 
भत का अनुयायी था। अनेक राजा उसकी आज्ञा मानते थे, जिनमें से 
चन्द्रावत्ती का परमार राजा राणक, श्री सोमेश्चरदेव, चाबडा ठाकुर 
पालुकदेव, रामदेव, भीमसिंद इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रीमल्ल 
देव उसका प्रधानमन्त्री था और हरभुज वेलाकुली व नाखुदा नूर-उद्दीन 
फीरोज का पुत्र खोजा इब्राहिम आदि अन्य मुसलमान भी उसके कर्म- 
चारी थे, परन्तु 'नाखुदा' पद से यह ठीक ठीक पता नहीं चलता कि 
ये लोग किस अधिकार पर नियुक्त थे और न यद्दी बात मालूम होती 
- है, कि एक हिन्दू राजा के अधिकार में ये मुसलमान लोग नौकरी करने 





(१) ० १३१४ का अकाल पैदा श्रकाल के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय 
कन्छ में मद्रे श्वर नाम का एक तालुका था जिसको झगइशाह नामक ब्रनिए 
के गिरवी रखकर इसने अपने प्रान्त के लोगों के अन्न वस्त्र का प्रचन्ध किया 
था; नो घन बचा उससे जिन-प्रासाद का जीणोंद्धार कराया गया | 


३४४ ] [ रासमाला 


के लिए कक्‍्योंकर यहाँ पर आये थे । (१) 

अजु लदेव के वाद वाघेलों के भाठ ने लब॒णराज (२) का 
नाम लिखा है, परन्तु, इस राजा का नाम और कहीं नहीं आप्त होता 
है और न इन भाटों के पास द्वी इसका कोई विशेष वर्णन मिलता है ४ 
इसके वाद सारहदेव (३) आता है जिसको १९६४ ई० के आबू के 


(१) इस लेख से विदित होता है कि इस समय में यहाँ मुसलमानों वा 
आना जाना शुरू हो गया था ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते ये । 
इसी सिलमिले में ईरानी अखात के ओम॑ज बदर ( बेलाकुल ) का रहने वाला 
जोजा नाखुदा अच्ु इब्राहीम का लडका नाखुदा नूरूद्दीन फीरोज भी आया था। 
उसने सोमनाथ पाट्ण में मस्जिद बनवाने के लिए. एक बिकती हुई जमीन मोल 
ली थी | उस समय वहाँ के महाजनों में अग्रणी शहत्पुरुष (सबसे अधिक सम्मान्क 
पुरुष ) ठक्कर श्री रामदेव, पल गिदेव, राणा श्रीसोमेश्वरदेव, ठक्कर श्रीमीम- 
सिंह और राना » श्रीक्षाडा ये सव उपसत्यित थे | इन समी के समक्ष यह भमि 
मोल ली गई थी इसलिए, ये इस कार्य के साक्षी गिने गए हैं ॥ 


(२) गुजराती भाषान्तरकार ने लिखा है कि, “राज्यवशावली नामक पुस्तक 
की एक हस्तलिखित प्रति की नकल हमारे पास है जिसमें लिखा है कि, “वीरघवल 
ने १२ वर्ष राज्य कया स० १३११ में तेजपाल व वस्त॒पाल हुए | बीरघवल के 
वाद राजा वीसलदेव हुआ जिसने वीसलनगर बसाया और डभोई का किला 
बंधवाया जिसमें नोकरोड, निन्यानवे लाख, नौहजार नौसौ निन्‍्यानवे ठके खर्च 
हुए। स० १३२७ से ३ वर्ष तक अ्रजञनदेव ने और ४ वर्ष तक राजा लवइः 
ने राग्य क्या । तीन वर्ष तक सारछ्देव ने रास्य क्या और १३७७ से ६० 
वर्ष तक लउकण गहिलडी ने राज्य किया |? वीरघवल के वाद अश्रतापमल्ल 
गज़ा हुआ उसका वर्णन इसमें नही मिलताहै। 


(३) उक्त लेस के अनुसार सारक्षदेव का राज्य स० १३३४ से १३३१७ तद् का 
टद्टरवा है परन्तु वह स० १३५३ तक था | उसके तमय का कच्छु के रापर चट्टान 


[| ३१४४ 


लेख में आयू का राजा लिखा है और उसी के अधिकार में वीसलदेव को 
चद्रावती का मण्डलेश्वर लिखा ह। सारगदेव के वाद कर्ण वाघेला 
राजा हुआ, जो 'गेला' अथवा पागल के उपनाम से प्रसिद्ध था। यही 
3 अणहिलपुर का अन्तिम हिन्दू राजा था। 





का सवत्‌ १३३२ ६० का लेख मिलता है; परन्तु सबत्‌ १३५० (ई०सं० १२६५) 
के आबू के लेख और सवत्‌ १३४३ ($० स० १२८७) के लेख के अनुसार यह्‌ 
अप्रमाणित ठहर जाता है। इस समय उसका महामात्य मघुसूदन था । लघुकर्ण 
के ६० वर्ष के विषय में आठ वर्ष के स्थान में 'साठ” वर्ष लिखा है, ऐसी शका 
होती है | ' 


वस्त्‌ पाल तेजपाल विषयक विशेष ज्ञातब्य/*, 


बस्तुपाल और तेजपाल का जन्म 'अणहिलवाड़ा पट्टण के 
प्राचीन पोरवाड़ वशिक्‌ वश में हुआ था । वस्तुपाल स्वय विद्वान, विद्या- 
प्रेमी ओर विद्वानों का आदर करने वाला था । उसका लिखा हुआ षोडश- 
सर्गात्मक 'नरनागयणानन्दः नामक महद्दाकाव्य है जो भारवि ओर 
माघ की शैली मे महाभारत के वनपर्वान्तर्गेत अर्जुन और कृष्ण ( नर 
ओर नारायण ) के मैत्री-सम्बन्ध मे सुभद्रापरिणय के सन्दर्भ को लेकर 
रचा गया है। इसके अन्तिम अथवा पोडश सर्ग में वस्तुपाल ने अपने वर 
के मूल पुरुष का नाम चण्डप लिखा है । उसके मित्र और कीर्ति-कोमुदी 
के कर्ता सोमेश्वर ने भी लिखा है कि 'प्रांशु प्राग्वाटवश का प्रथम पुमान्‌ 
सन्त्रिमण्डलमातेण्ड चण्डप हुआ” | समवत यह गुजरात के राजाओं का 
ही मुख्य-मन्त्री था। इसका पुत्र चण्ड्म्साद हुआ "जिसका हाथ राजा 
की व्यापारमुद्रा से कभी वियुक्व नद्दीं हुआ! | चण्डप्नसाद के सोम ओर 
सूर नामक दो पुत्र हुए। सोम सिद्धराज जयसिंह के द्रवार में जवाह- 
रात आदि का अधिकारी था। उसकी स्त्री का नाम सीता और पुत्र का 
नाम अश्वराज अथवा आशाराज था। अश्वराज का विवाह दण्डार्धिप 
आशभु नामक प्राग्याद वशणिक्‌ की पुत्री कुमारदेवी से हुआ था । यह अश्व- 
राज़ आर कुमारदेवी ही वस्तुपाल के मातापिता थे। (१) 





(7) यह टिप्पणी मूल पुस्तक एवं गुजराती अनुवाद मे नही हे । 
(?) कीर्ति कैमुदी सर्ग ३,(४-२२) ) 


पंस्तुपाल तेजपाल विशेष बृत्तान्त [ ३४७ 


प्रचन्धचिन्तामरि! में लिखा हे कि कुमारदेवी विधवा थी 
ओर अश्वराज के साथ उसका पुनर्विवाह हुआ था। लक्ष्मीसागर, पारवे- 
चन्द्र आर सेरुविजय ने भी अपनी गुजराती कृतियों ( बस्तुपालरासा ) 
में इस तथ्य की पुष्टि की है। चालुक्यों के कुलपुरोद्धित सोमेश्वर ने 
उनका परिचय वीरघवल से कराया था ओर तदनन्तंर उनकी नियुक्त 
राजकाये में हुई। सुकृतसंकीतंन ( सर्ग ४ ), जयसिंह सूरिक्रत बस्तुपाल- 
त्तेजपाल-प्रशस्ति (पद्म ४५१) ओर उद्यप्रभकृत सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी 
(पद्म ११८-१६) में लिखा है कि वे पहले से ही मीमदेव द्वितीय की 
सेवा में थे ओर वीरबबल की प्राथना पर राजा ने उनकों उसे दे दिया था । 
0 राजशेखर सूरि ने इन वन्धुओं द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा इस 
प्रकार दिखा है-- 
शत्रुज्लय पर १८,६६,००,००० द्रव्य 
गिरिनार पर १२,८०,००/००० 
आवूंशिखर पर १२,५४३,००,३०० ” 
( अणहिलवाड़ा, स्तम्भतीथेओर भ्रगुकच्छ के 
तीन सरस्वतीभय्डारों पर ) १८,००,००० ” 
खम्भात के ज्ञानभण्डार पर ३,००,००० ? 
चस्तुपाल की दोनों पत्नियों के नाम ललितादेवी ओर सोख्यलता थे 
“और तेजपाल की पत्नी का नाम अनुपमा था। अजुपमा वास्तव में अनुपमा 
थी। इन दोनों भाहयों ने जितने बडे बड़े घर्मकायें किए वे सब 
अनुपमा देवी के परामशे से ही किए थे । 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है वस्तुपाल स्वय साहित्य-सेवी 
एब विद्वानों का आश्रयदाता था। उसको 'कूचोल सरस्वती' (१) कवि- 


(१) दाढ़ीदार सरस्वती 





५ 


श्भ्र८ ] [ रासमाला 


कुछ्नर, कविचक्रवर्ती! ओर 'सरस्वतीसुत” की उपाधियों ग्राप्त थीं। बह 
जैसा स्वयं प्रतिभाशाली सरस्वती का वरदपुत्र कवि था बैसा ही साहित्य 
का सूच्म आलोचक भी | सोमेश्वर ने उल्लाघराधव नाटक के द्वितीय 
सर्ग मे कह्दा है-- ड 
सत्कविकाव्यशरीरे दुष्यद्गददोपसोपणकमिषक्‌ 
श्रीवस्तुपालसचिव॒सहृदयचूडामणिजंयति |! 

सत्कवि के काञ्यशरीरगत दोषरूपी दुष्टरोग को मेटने वाला 

एकमात्र सहृदयचूड़ामणि वस्तुपाल सचिव विजयी है।' 
बस्तुपाल-रचित एवं उसके आश्रय में तथा उसकी प्रेरणा से निर्मित 
गात साहित्य का विवरण इस प्रकार है -- 
वस्तुपाल-रचित -- (१) अम्विकास्तोत्र (२) आदिनाथस्तोत्र (३), 

आराधना (४) नेमिनाथस्तोत्र ओर (४) नरनारायणानन्द महाकाव्य । ह 
सोमेश्वर-- (१) खुरथोत्सव नाटक (२) कोर्तिकोमुदी महाकाव्य, 

(३) उल्लाधराघव नाटक, ( कवि ने यह नाटक अपने पुत्र भल्ल- 

शम्मा की प्रार्थना पर रचा था) (४) कर्णाम्रतप्रपाई४(५) रामशतक 

(६) आवृष्नशस्ति ( १२८७ वि० ) (७) वैद्यनाथ-प्रशस्ति 

( १३११ वि० ) (८) वीरनारायण-प्रशस्ति (अग्राप्त)। इनके 

अतिरिक्त सोमेश्चर निर्मित अन्य स्कुठ पद्मादि भी मिलते 
हारहर-- यह नेपध-काञ्य के रचयिता श्रीहप का वशज था। इसके पूह 

गुजरात में नंपघ-काव्य का प्रचलन नहीं था | कहते है कि 

वच्ठुपाल ने नपधीवचरित की पुस्तक इससे लेकर एक ही रात 

मे प्रतोलिपि करवाती थी। इसके गुजरात मे आने पर पहले 


सोमेथर की टस उति का प्रकाशन राजम्थान प्रगतत्वान्वेपण मन्दिर, 
जयपुर ते राजस्वानपुरातन ग्न्थमाला? के अन्तर्गत हो रहा है। 


वस्तुपाल तेजपाल विपयक विशेष वृत्तान्त ] [ ३४६ 


तो सोमेश्वर में ओर इसमें अनवन रही, वाद सें मित्रता हो 
गई | हरिहर अणीत कोई अन्थ अभी तक नहीं मिला था परन्तु 
हाल द्वी में मुनि श्री पुस्यविजयजी को अहमदावाद में देवशापाडा 
ज्ञान भण्डार में हरिहर कविकृत 'शब्भपराभव व्यायोग” की एक 
प्राचीन पति प्राप्त हुई है जिसमें सिन्घुराज पुत्र शद्भ पर वस्तु- 
पाल की विजय का वर्णन है । यह ऐतिहासिक घटना अन्य 
प्रामाणिक सन्दर्भा से भी सम्पुष्ट है । प्रति १६ वीं शताब्दी से 
अवाचीन नहीं है | 

नाताकभूति अथवा नानाक-- यह बीसलदेव का दरवारी कवि एवं क्ृपा- 
पात्र था। इसने प्रभासपट्टण में सरस्वतीसदन नामक विद्यालय 
की स्थापना की थी। इस विद्यालय के स्थान पर ब्रह्म श्वर के 
मन्दिर के पास अब भी आशिवन में सरस्व॒ती-पुजा होती है । 
इस विद्यालय से सम्बद्ध दो प्रशस्तियों मिलती हैं जिनमें से 
एक १३४५८ वि० स० की हे । इसका भी कोई पभ्रन्थ नहीं मिलता 
परन्तु प्रशस्तियों से इसकी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता 
है| बस्तुपाल से इसकी मैत्री थी | 

यशोवीर-- बखणिक्‌ था और जावालिपुर के चौहान राजा उदयसिंद का 
मत्री था। हम्मीरमदमर्दन नाठक में बस्तुपाल द्वारा यशोवीर 
का बड़े साई के समान आदर करना लिखा है। यह शिल्प- 
शास्त्र का विशेषज्ञ था ओर आवू के मन्दिर में इसने कितनी 
ही ब्रुटिया बताई थीं । 

फेज ++्+-तज--________ै.)म............ढ 

जनल ऑफ दी ओरियरटल इन्स्टीटयूट, बडौटा, ४. २७०-२७५, जून 
१६४८ में श्री मोगीलाल जे, साडेसरा का लेख 


३४० ] [ रासमाल्ा 


सुमट- सोमेश्वर ओर हरिहर ने इसकी बहुत प्रशसा की है। 
इसका लिखा हुआ 'दूतान्नद' नामक छायानाठक मिलता है । 
अरिसिंह-- यह प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यिक अमरचन्द्र का 
+ः 
कला-गुरु था। अमरचन्द्र ही इसको बीसलदेव के दरबार में 
लाया था। (प्रवन्धकोश प्र० ६३) इसके द्वारा रचित सुक्ृतसंकीतेन 
काव्य का चहुत महत्त्व है | बहुत से स्फुट पद्म भी कितने दी 
ग्रन्थों मे उल्लिखित मिलते हैं । 
अमरचन्द्रसूरि-- मध्यकालीन सस्कृत साहित्य के इतिहास में इनका 
नाम सुप्रसिद्ध हे । 'वालभारत” और 'काव्यकल्पलता' इनके प्रमुखें 
ग्न्‍्थ हैं. । काञज्यकल्पलता पर इन्द्दीं की लिखी 'कविशिक्षा' नामक 
व्त्ति भी मिलती है। इसी अन्थ परे 'परिमल' व 'मख्जरी' नामर्कः 
दो ओर टीकाए' भी इन्हीं की लिखी मिलती हूँ । इनके अति- 
रिक्त अलक्कार्रवोध, छन्दोरत्नावली ओर स्यादिशव्दर्समुच्चय 
नामक दो ओर भी ग्रन्थ इन्हीं के द्वारा रचित हैँ । ग्रवन्ध-कोश 
मे सक्तावली ओर कलाकलाप नामक दो ओर अन्‍न्थों के नाम 
दिए हू जो उपलब्ध नहीं हैं। ये 'वेणीकृपाण” विरुद (१)से विभू- 
पित थे । इनकी एक प्रतिमा अ्रणद्विलवाड़ा मे परिडत महेन्द्र के 
शिष्य मदनचन्द्र ने व्रिक्रम सबत १३६४ में स्थापित की थी। (२) 
विजयसेनसूरि-- वस्तुपाल के कुलगुरु थे | यद्यपि इनकी एक मार 
अपशभ्र श रचना 'रबन्तप्रिरि रास' ही उपलब्ध है परन्तु सम- 
सामग्रिक अन्य संस्कृत विद्वानों के लेखों से बिदित होता है कि 
(?) वेणी अवात नाथिया के जूडे की उपमा क्पाण से देने के कारण | 


(२) देधिए प्राचीन जन लेख सग्रह माग २! मुनि जिनविज्ञव जी सम्पादित 
पंसियी जन अन्यमाला” बम्बई में प्रशाशित [ 


धर्तुपाल तेजपाल विषयक विशेष वृत्तान्त ] [ ३४१ 


ये बहुत अच्छे कवि ओर विद्वान थे | 
उदयप्रभसूरि-- ये विजयसेन के पट्टशिष्य थे और अबस्था में बस्तु- 
पाल से छोटे थे। इनकी मुख्य कृति 'धर्माभ्युद्य' सहाकाव्य 
अपरनास 'सघपति-चरित्र' हे जिसमे वस्तुपाल की यात्रा का 
वर्णन है । इस कृति की एक प्रति खम्भात के जैन भण्डार में 
सुरक्षित है जो स्वयं बस्तुपाल की हस्तलिपि में लिखित है । 
ज़िनभद्ग-- इनके द्वारा रचित प्रवन्धावली (अपर) उपलब्ध होती है । 
ऐतिहासिक कथाओं का यह्‌ सम्रह इन्होंने बस्तुपाल के पुत्र 
जयतसिंह को पढ़ाने के लिए तैयार किया था । (१) 
नारचन्द्र सूरि- ये वस्तुपाल के माहठकुल के गुरु थे और 'पाण्डबचरित्र' 
के का तथा अनघेराघव नाठक के व्याख्याकार देवप्रभसूरि के 
शिष्य थे । बस्तुपाल इनका बहुत आदर करता था और उसने 
इनसे जेनग्रन्थों के अतिरिक्त न्याय, व्याकरण एवं साहित्य 
विषयों का अध्ययन किया था। इन्होंने वस्तुपाल के साथ बहुत 
सी धर्म-यात्राएँ भी की थीं। 
इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है-- 
१. श्रीधरक्ृषत न्‍्यायकन्दली पर टिप्पण, 
२. प्राकृत-प्रवो ध, 
३. मुरारिकृत अनघेराघव पर टिप्पण, 
४. नारचन्द्र ज्योतिष अथवा ज्योतिषसार, जिसके केवल दो ही 
प्रकरण उपलब्ध हैं । 
इनके अतिरिक्त कथारत्नाकर तथा कथारत्नसंग्रह और 
चतुर्वि शतति-जिन-स्तोत्रादि अन्य रचनाओं के भी उल्लेख मिल्त्ते 


(१) मुनि जिनविनय जी सम्पादित-पुरातन-प्रबन्धू-सम्रह ए० १३१६ 





३४२ ] [ रासमाला 


है । गिरनार पर बस्तुपाल प्रशस्ति-परक दो शिलालेखों का पद्- 
भाग भी इन्हीं की रचना हे । (पिटर्सन) 

नरेन्द्रप्भसूरि-- इन्होंने वस्तुपाल की प्राथेना पर विक्रम सबत्‌ १५८२ 
मे अलक्लारमहोद्थि' नामक ग्रन्थ रचा ओर उसकी बृत्ति लिखीई 
इसके अतिरिक्त 'काकुत्थकेलि' नामक नाठक (१) भी इनका 
रचा हुआ बताया जाता है परन्तु बह उपलब्ध नहीं है. (न्याय- 
कन्दल्ी-पश्जिका) | कितनी ही प्रशस्तियाँ और गिरनारलेखों का 
वहुत सा अश नरेन्‍्द्रप्रभसूरि की ही रचनाएं है । 'विवेकपादपप' 
आर 'विवेककलिका' नामक दो धार्मिक निबन्धों से ज्ञात होता 
है| कि इनका साहित्यिक उपनाम विश्ुधचन्द्र कवि था। 

वालचन्द्र-- ये वस्तुपाल के परम मित्र थे। इनकी क्ृतियां ये हैं-- 

(१) वसनन्‍्तविज्ञास मद्दाकाव्य ( इसमें वस्तुपाल का द्वी वसन्‍्तपाल 
नाम, रख कर उसके गुणों एवं चरित्रों का बणेन किया 
गया है । ), 

(२) करुणावज़ायुघ (एकाझ्ली), 

(३) आसड़ श्रीमालीकृत विवेकमझ्जरी की व्याख्या, 

(४) आसड़ श्रीमालीकृत उपदेश-कन्दली की व्याख्या, 

(४) गणधराबली ( जैन गुरुओं की परम्परा )। 

जयसिंहसूरि--8नकी, हम्मीरमटसठन (नाटक) ओर वस्तुपाल-तेजपाल- 
प्रशस्ति नामक ठो रचनाए प्रसिद्ध है । ये जयसिहसूरि कुमारपाल 
चरित ओर धर्मोपदेशमाला के कर्त्ता जयसिंहसरि से भिन्न दे । 
माणिक्यचन्द्र- ये सम्सटकृत काव्य-प्रकाश' के ग्राचीनतम' सकेत' के 
कर्ता थे। शान्तिनाथ-चरित्र ओर पएलेसाथ-चरित्र नामक 
दो महादाब्य भी इन्हीं के रचे हुए है। आरम्म मे साणिवय- 


परतुपाल तेज्ञपाल विषयक बिशेष झ्ातव्य ] [ ३४३ 


चन्द्र और वस्तुपाल के. सम्बन्ध] यद्यपि[बहुत अच्छे नहीं रहे 
परन्तु वाद में इनके सुदृद साहित्यिक सम्बन्ध स्थापित हो 


गए थे । [ प्रतन्धकोश, वस्ठुपाल चरित ) | 

पुरातन-प्रवन्ध-सग्रह, प्रबन्धगोश ओर कऋृष्णुकबि संकलित 
घुमाषित रत्नकोश से विदित होता है. कि मदन ( मदनकीर्ति ), हरिहर, 
पाल्हलपुत्र ( आवूरासा का कर्ता ) चाचर्यांक, पिप्पलाचाये,( सती चन्द्न- 


बाला का गायक ), यशोघर, कमलादित्य, शद्डूरस्वामिन्‌ , दामोद्र, 
३ पेरिसिंह ओर जयन्तदेव आदि कवि भी बस्तुपाल के समसास- 
यिक थे । 
इनके अतिरिक्त वस्तुपाल के कुटुम्बीजन भी सत्साहित्यिक प्रतिया 
से ससन्बित थे। तेजपाल प्रणीत कितने ही स्फुट पय प्राप्त द्वोते हैं । उसकी 
पत्ती अनुपमा की पड़दशेनवेत्ताओं ने 'पड्द्शेनमाता” कह्द कर स्तुति 
की है । 'कहृणकाव्यः नामक उसकी एक कृति भी प्रसिद्ध है 
( पुरातनप्रबन्धसग्रह प्रू० ६३-७० ) । बस्तुपात्न के पुत्र जयन्तर्सिह 
अथवा जैत्रसिंद ने अपने पिता की झृत्यु पर निम्न पद्म पढ़ा जो कितने 
ही प्रवन्धों में उद्धृत हुआ है:-- 
'ख्योतमात्रतरल्ला गगनान्तरालमुच्चावचाः कति न दनन्‍्तुरयन्ति ताराः | 
एकेन तेन रजनीपतिला विनाउद्य सर्वा दिशो मलिनमाननमुद्वहन्ति ॥१०६॥ 
( प्रतन्धकीश 9० १२८ ) 
2 हसी प्रकार अन्य शताधिक कवियों, साठों और चारणों आदि ने 
भत्रीवर वस्तुपाल की प्रशस्ति में अपभ्रश एव प्राचीन गुजेर राजस्थानी 
भाषा सें बहुत से पद्म एबं दोहे आदि लिखे हैं जो इन भाषाओं के 
उज्ज्बल साहित्यिक रत्न सममे जाते हैं । ह 
वस्तुपाल का देहान्त विक्रम सबत्‌ १९६६ ( १२४० ३० ) में ओर 
तेजपाल की मृत्यु सवत्‌ १३०४ ( १२४८ ई० ) में हुई थी । 


प्रकरशु १५ 


राजा कर्ण वाघेत्ता 


अब अणहिलवाड़ा के नाटक का अन्तिस दृश्य देखना वाकी 
है| सन्‌ १२६६ ई० में अलाउद्दीत खिलजी ने अपने चाचा ओर उप- 
कारी बादशाह का वध क्र दिया और उस वृद्ध मनुष्य की लाश को 
पैरों से रोदवा हुआ स्वय दिल्ली के सिंद्दासन प्र वेठ गया। जन-. 
साधारण से वह अपने नाम की ग्रार्थेत्ना करवाने लगा ओर इस प्रकार 
उसने निर्देयतापूर्ण ओर पगृक्ततात से भरे हुए राज्य का आरम्भ किया | 
इसमे उसको इतना द्रव्य प्राप्त हुआ कि उससे पहले दिल्ली के सिंहा- 
सन पर बैठने वाले किसी सी सम्राद को इतना माल नहीं मिला था | 
महमूद गजनत्री को उसके दश (१) हमलों में प्राप्त हुए जिस घन की 
कन्पना की जाती हे बह भी उस घन राशि से वहुत कम था | मीरात-ए 
अहमदी में लिखा ह-- "खुदा की ऐसी इच्छा हुईं कि पैगम्वर की 
शरीयत और दीन ( मजहव ) का श्रचार हो । जिस जाति के लोगों 
का वर्णन पहले किया जा चुका है उनकी सत्ता ओर राज्य का अन्त 
आा गया था ओर अत वे इमारे पवित्र और प्रकाशमय धर्म एब नियमों 
को चलाने वाले लोगों के वश में कऋ्र/ गये थे कि जिसस इस महान 


(१) उत्रद् | 


कंण बारघेली ] [ ३४४ 
धर्म का प्रकाश सूर्य के तेज के समान अन्धकारपणों क्षेत्रों म भी 
फेलेतो चंलौं जावे ओर बुराइयों से बचाने वॉलि उसे धंम के सच्चे 


फरंमानों को प्रचार करते हुंए हँस लॉग ओरों की भी भारी मेल के 


भर्यकर्र देलदंल से निकालकर मुक्ति के सच्चें और सीधे मार्ग 
ले जायें |” 


सन्‌ १२६७ ई० के आरम्भ में ही अलाउदीन ने अपने माई 
अलफखों (१) और अपने वजीर नुसरतखों जालेसरी को गुजरात-पुन- 
विजय के लिए फीज देकर भेजा । बनराज के नगर को उजाइ करके 
उन्होंने अपने कब्जे मे कर लिया ओर जगह जग मुसलमान पहरा- 
» यती नियुक्त कर दिए । बहनों के राजा करण वाघेल्ा को भी, जो भाग कर 
दक्षिण मे देवगढ़ के राजा रामदेव के आश्रय में चला गया था, पकड़ 
लिया। प्राय मुसलमानी हमलों का अन्तरग कारण राज्य का लोभ 
ही होता था, परन्तु इस प्रत्यक्ष करण के साथ सौर्थ किंसी घरेल घटना 
को भी जोड़ देने से हिन्दू चौरणों को विशेष आनन्द प्रॉप्त' होता 
श्रोर वे इस घरेंल वात ही को किंसी' भी बड़ी से बंदी राजनेतिर्क 
घटना का मूल वता देते हैं | प्रस्तुत घटना के विषय में भी लिखा हे 
-“'कर्ण बाघेला के माधव ओर केशव नामक दो मन्‍्त्री थे। ये दोनों 
मद्दी जाति से ब्राह्मण थे। बढ़वाण के पास ही इनकां वनवाण हुआ 


एक कुआ अब भी सोजूद है जो 'माधव का कुआ' कहलाता है. । माधव 
की स्त्री पद्मिनी जाति की थी इसलिए राजाने उसके पति से उसको 


छीन लिया ओर केशव को मरवा डाला। अपने भाई की मृत्यु के 


.._ (१) मीरात ए. अहमदी में उलुबर्खों नाम लिखा है और बतायाहै हिट .. 
गुजरात में अलपखा केनाम से प्रसिद्ध था | 


ना 


३४५६ । [ रासमात्ता 


बाद साधव अलाउद्दीन के पास दिल्‍ली गया ओर मुसलमानों को शुज- 
रात पर चढ़ा लाया। उन दिलों गुजरात में शहर के द्रताजे दिल मे 
भी बन्द रहते थे, जानवर भी शहर की चारदीवारी के अन्द्र ही चरते 
थे और वहाँ के निवासी अपनी पगढ़ी का एक पेंच ठोडी के नीचे से , 
लगा कर दृर समय लड़ने के लिए तैयार रहते थे | सन्‌ १३०० ३० (१) 
में तुककों ते गुजरात में प्रवेश किया। माधत्र ने तीन सो साठ कच्छी 
घोड़े (२) अल्वाउद्दीन को भेंट किए ओर उस देश के लिए भन्त्रीपद का 
भार अपने ऊपर ले लिया | ( उस समय ) अलफखों सेना का अफसर 
था, उसके अधिकार मे एक लाख घुड़सवार, पन्द्रह् सो हाथी, बीस 
हजार पैदत ओर पेतालीस ऐसे अफसर थे जिनको (लड़ाई का ) 
डंका बजाने का अधिकार प्राप्त था। उसीने वाघेलों से गुजरात छीन« 
लिया था |” 


कर्णराजा अचानक भाग जाने को विवश हुआ ओर इस भग- 


दृड़ मे उसे अपनी रानियों, बच्चों, द्वाथी, सामान और खजाने को भी 
छोड़ना पड़ा | ये सब चीजे विजेताओं के हाथ में आा गई । हिन्दुओं 





(१) प्रत्रन्धचिन्तामणि के अनुसार यह समय १३०४ ई० है । 


(२) जिस प्रकार कच्छु के घोडे प्रसिद्ध हँँ उसी प्रकार काठियावाड़ की 
घोड़िया भी नामी हं। काठियावाड़ के निम्नलिखित स्थानों में विभिन्न जाति की" 
घोडिया होती ६ -- 


स्थान घोड़ी की जाति 
द्सा माणकी और बागली 
डा श्रमर्राल 


गला मल और पती 


कर्ण बाघेला ] 


[ ३४७ 


की जाति ओर धर्म के शत्रु मुसलमानों ने जिन रानियों (१) को 
कैद किया था उनमें कीलादेवी भी थी जो “अपनी सूभवूक, झुन्द्रता 
ओर सुलक्षणों के लिए हिन्दुस्तान की शोभा गिनी जाती थी? | सुल्तान 
“मे उसको पकड़ कर अपने जनाने में दाखिल कर दी, ओर आगे चल 


चोटीला 

पालियाद 

भड़ली 

जसदण 

जेतपुर 

भीमोरा 

मूलीमेचासा 

चूडा 

गोसल 

सोनीसर ( मूली परगना) 
बागड़ (घधुका) 
खेरवा (पाट्ड़ी) 
दवा (गोंडल) 
वाचरा 

मोरिया (जूनागढ) 
हइलवद्‌ 

लींचडी 

गु दरण (भावनगर) 
लखतर 

धाधलपुर 


चागी 

ह्र्णि 

ताजण 

रेडी और भूतडी 
जलाद 

केसर, मोराण और आखड़ियाल 
वेरी 

बोदली 

फूलमाल 

रेशम 

चादरी 
लाखी 

लाश 

ढेल 

हीराल 

रामपासा 

लाल 

मनी 

सीगाती 

लखमी 


(१) उस समय वहा पर मौजूद न होने के कारण कर्ण की दो रानियाँ 
बच गई थी | एक का नाम अमरकुँवरता था। यह कब्छु के शेरको के हि 


फू 


शेश्प ] [ रासमांली 


कर बह्दी अपने कुटुम्तर ओर देश के लिए दु ख़ का कार्रण वन गई। 
झेलफ खो और बजीर खम्भाव को लूटने के लिए गए। खम्मान द्वव्य- 
वात व्यापारियों से भरा हुआ शहर था इसलिए अत्यधिक सर्म्प॑त्तिं 
उनके हाथ लंगी | यहीं पर नुसरत खो ने खम्भात के एक व्यापारी वे 
पास से उसके एक सुन्दर गुलाम (दास) को भी वलात्‌ छीन लिय 
था। यही गुलाम आगे चल कर सुल्तान का बहुत ग्रीतिपात्र बन॒गय 
आर मलिक काफूर की उपाधि आप्त करके बडे भारी पद्‌ को पहुँु 
गया था। महमूद गजनबी के बाद में सोमनाथ के लिग की पुन 
स्थापना करदी गई थी उसका नाश करने मे इस बार भी मुसलमानों र 
भूल नहीं की ।! (१) ( सन्‌ १३०० ई० ) इसके वाद सन्‌ १३०४ ई 
मदन जम करत कट कक कल कक ८ 
देसलनी की पुत्री थी । इस को रानीपद की खानगी में सरघार और ६५० गा 
मिले थे | यह अपने पुत्र वीरसिह को लेकर पीहर में ही रहती थी | दूसरी रान 
ताजकुऑर थी । यह जैसलमेर के गजर्सिंहजी भाटी की पुत्री थी। यह भी अप'ः 
पुत्र सारगठेव को लेकर भीलडी ग्राम में रहती थी | इसकी मी रानीपद व॑ 
खानगी में मारवाड के पास भीलड़ी नामक गाँव और ६४० दूसरे गाँव मिः 
हुए थे | 
(१) हिक्‍ली के वरादशाह अलोउद्दीन खिलनी की फौज ने जत्र अ्रणहिलपु 
पटटण को जीत कर अपने कब्जे में कर लिया तत्र वह कई छोटी छोटी ठुकड़ियों 
विभक्त करदी गई और समी दुकड़ियाँ गुजरात काठियाबाड के मिन्न मिन्न भू? _ 
को जीतने के लिए अलग अलग निकल पडी | इन्ही में से एक ने मोढेरा के 
चारों ओर घेग डालकर उसती अधिकृत कर लिया था। उसी का वर्णन त्रजलाल 
द्ञालिदास शास्त्री ने इस प्रकार किया है -- 


“अलऊ साँ की सेना ने मोटेरा पर चढ़ाई की और शहर की घेर लिया | 
विवरन लोग हमारे तीर्थ स्थान को भ्रष्ट कर टेंये'ग, इस विचार से मोद त्राक्षण 


करण बापेता ) [ ३४६ 
तक शुजण॒व सस्वन्धी ओर कोई हाल नृददीं मिलता है, फेवल इतना 
ही लिखा है कि अलफ ख़ोॉ को एक बढ़ी भारी फीज के साथ उस सूचे 


औुत क्रोधित हुए और शास््त्रास्त्र लेकर उनका सामना करने के लिए तैयार हुए । 
ये ब्राह्मण घनुवेद, छत्तीस प्रकार के दरडादण्डी युद्धशास्त्र और चौसठ कलाओ 
में पारगत थे | इनके साथ युद्ध 'करने की किसी में सामर्थ्य न थी | चावडा 
वश्च के सस्थापक राजा वनराज ने गुर्जरदेश की सीमा पर 'इन्हीं लोगों को 
(इनके पूर्वजों को) स्थापित किया था । मोढेरा व्राक्षणों की छ जातियाँ हैं जिनमें 
से एक जेडीमल नाम से विदित है | इस ज़ाति के लोग पाण्डवों के समान मद्गु 
बलवान्‌ , महारथी और अतिरथी थे । मोढेरा पर यवर्नों की चढाई के सम्राचार 
सुनते ही सो ब्राह्मणों ने अपने कुठम्ब, पशु, धन धान्यादिक को विकट बन में 
पहुँचा दिया और फिर एकमत होकर लडने को तैयार हुए, | मोढेरापुर और 
रे ५६ आम इन लोगों के अधिकार में ये | मास्डब्य गोत्रीय विढलेश्वर 
विप्र इनका मुखिया था और सौ के सौ ब्राह्मण उसकी आज्ञा का पालन 
करते थे । वह चाणविद्या में बहुत कुशल था। अस्तु, उसी की सरदारी में सत्र 
के सब ब्राहण ढाल, तलवार, तीर, कमान आदि श्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर 
नगर की रज्ञा करने लगें | दिवाली के दिन से होली तक यवनों ने नगर को घेरे 
रखा परन्तु ब्राह्मण मी बहादुरी से डटे रहे और नगर का रक्षण करते रहे । 
वादशाही सेना के बहुत से आदमी ब्राह्मणों के हार्थों से मारे गए; इसलिए, नुसरत 
स्ाँ की और आदसी भेजने के लिए. लिखा गया। उस समय माधव मन्‍्त्री ने 
अलफ खाँ को कहा “ब्राह्मणों के साथ युद्ध करना यजधर्म के विरुद्ध है | इनको 
--ंद्ि तुमने जीत भी लिया तो कोई विशेष कीर्ति प्राप्त न होगी। लम्बी लडाई तो 
णजाओं के साथ ही लडनी चाहिए, इसी में शोभा है |”? यह घुनकर 
अलफ खाँ ने माधव को आज्ञा दी कि वह जाकर ब्रह्मणे को समझा दे 
इस पर उसने ब्राह्मणों को समकाया और बादशाह की सेना “के खर्च 
के नुकसान के लिए. पाँच हजार मोहर देने को राज़ी कर ल़िया। प्रतिज्ञानुसार 
ब्राक्षणों जे यह रकम उसको दे दी | इस प्रकार जन्न सब तरद्द से समाधान हो 
चुका तो माधव प्रधान पाट्ण लौट गया । उसके लौट जाने के बाद ही फागुण 


३६२ ] [ शासमाला 


आकाश से अगारे वरसे ' तो पिता अपनी सतान की आड़ लेकर भी 
अपना रक्षुण करे' इस ओछी कह्दावत के अनुसार स्वार्थ साधने का 
समय भी 'अभी तक पूर्ण रूप से, नहीं आया था। भीमदेव के वंशज 
ओर शेरदिल सिद्धराज के क्रमातुयायी करण राजा ने सभी मुसीवतों के- - 
सहते हुए सी अपने वश की प्रतिष्ठा के ध्यान को नहीं भुल्ाया था। 
वह इस माग को स्त्रीकार करने के लिए किसी तरह भी राजी न हुआ | 
काफूर ने सोचा कि घायल हुए सिंह, के समान शत्रु का सामना करने « 
वाले अणह्विलवाड़ा के भाग्यद्दीन राजा पर उसकी घुड़कियों का कोई 
असर नहीं पढने का इसलिए उसने अपना सफर (कृूच) जारी रखा 
ओर राजप्रतिनिधि की देसियत से।([अलफखां को आज्ञा दी कि वह 
गुजरात की फोज लेकर बागलाना की पहाडियों की ओर रवाना हो जष्टा:.. 
श्लौर शाद्दी फरमान को वजा:लाने का पूर्ण प्रयत्न करे । 

राजा कर्ण ने! अलफ्खां का सामना किया। दो मास तक वह 
अपने प्राणों को हथेली पर रखकर वीरता से टक्कर लेता रहा। इस 
अ्रवधि में कितनी द्वी लडाइया हुई परन्तु अलफखा के आगे बढ़ने के 
सभी प्रयत्न निष्फतत गए । जब अणहिलवाड़ा का अतिन्म राजा इस 
प्रकार अपनी निराशापूर्ण दशा से भी वीरतापूबेक कठिनाइयों का सामना 
क्र रद्दा था ओर शत्रु से वरावर की टक्कर ले रहा था, उसी समय 
अवमर देखकर मराठा जाति के एक दुसरे राजा ने उससे देवलकुम्धरी 
का विवाह अपने साथ कर देने की माग पस्तुत की । कर्ण चाघेला के 
अच्छे दिनों में बह राजा फिसी भी तरह उस चालुक्य-बश की राज- 
झुमारी के योग्य नद्ीं था, परन्तु, इस समय उसने इस आशा से यह 


प्रस्ताव (राजा कर्ण के) सामने रखा कि आफत का मारा हुआ वह उसे 
स्वीकार कर ही लेगा । 


कणे वाघेला ] [ ३६३ 


देवगढ़ का राजा शकरदेव (१) वहुत दिनों से देवलदेवी के साथ 
विवाह करने की आशा लगाए बैठा था । इस अवसर पर उसने अपने 
भाई सीमदेव को करण राजा के पास सेंट लेकर भेजा। भीसदेव ने 
ससे कहा 'देवगढ़ आपकी सहद्दायता के लिए तैयार है । इस लड़ाई 
# एक मात्र कारण आपकी पुत्री है, इसलिए यदि आप जल्दी से जल्दी 
उसका विवाह कर देंगे तो उसे व्याही हुई ओर उसके पति के अधि- 
कार में समझ कर मुसलमान सरदार निराश होकर लढ़ाई बंद कर 
रैगा और हिन्दुस्थान लौट जावेगा ।” कण को इस राजा की सद्दायता 
के बचन से वहुत आश्वांसन मिला । यह इबते हुए को तिनके के सद्दारे 
के समान था, इसलिए उसने सोचा कि वश में नीचा हुआ तो क्‍या, 
"कु म्लेच्छ के हाथों में मेरी पुत्री चली जाए इससे तो अच्छा यद्दी 
होगा कि उसका विवाह किसी हिन्दू राजा से हो जावे | अस्तु, यह सब 
सोच विचार कर उसने देवलदेवी का विवाह शकरदेव के साथ कर 
देने की वात स्वीकार कर ली । 
परन्तु, अब बहुत देर हो चुकी थी इसलिए यह तरकीब पूरी ने 
पढ़ सकी ओर कण के भाग्य मे जो कल्क सहित मानभज्ज का प्याल्ा 
पीता लिखा था वह उसको पीना ही पड़ा । जब अलफ खाँ ने देवल- 
देवी के विवाह की बात छुनी तो बहू बहुत चिन्तित हुआ ओर सोचने 
वर्मा कि यदि यह्‌ विवाह हो गया तो सुल्तान यह समझे विना न रहेगा 
कि यह सच कुछ भेरी ' असावधानी के ही कारण हुआ है । इसलिए 
उसले यह निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह रवाना द्ोने से पहले 
देवल देवी को अपने अधिकार मे 'कर ले । कोलादेवी का बादशाह के 


(१) यह 'देवगिरियादव' वश को था | देखिएरायल एशियाटिक सोसाइटी 
जन॑ले, पुस्तक ४ पु० २६ ' 


' ३६४ | [ रासमाला 


; 
ऊपर किवना प्रभाव था, इस वात को भी वह अच्छी तरह जानता था, 
ओर इसीलिए वह सममता था कि उसकी जीत पर ही उसका जीवन 


निर्भर था। उसने अपने दूसरे सहायक सरदारों को इकट्ठा करके सब 
बाते समझा दीं और यह भी बतला दिया कि जितान दायित्व उसके: 
शिर पर था उतना ही उन सब के ऊपर भी था | इस प्रकार सममा 
बुका कर उसने सव को एकमत कर लिया और वे उसकी सहायता के 
लिए तैयार हो गए। जब सब वन्दोवस्त हो चुका तो सबने एक साथ 
ही पहाड़ी दरों में प्रवेश किया । जिस रास्ते से राजा कण भागा था वह 
उन्हें मिल गया । उन्होंने आगे वढ़ कर उसकी गति को रोक दिया, उसके 
साथी तितर बितर हो गए और मजबूर होकर अपने हाथी, घोड़े तम्बू 
डेरे आदि सब छुछ वहीं छोड कर उसे देवगढ़ भाग जाना पढ़ा | पढे. 
के सेंकडे मार्गों में अलफ खाँ ने उसका पीछा किया ओर अन्‍न्त-में वह 
देवगढ़ के किले से एक मजिल की दूरी पर रद्द गया। बद्दों जाते जाते 
वह उस रास्ते की विलकुल भूल गया जिससे कणे भाग कर गया था 
ओर उसको ऐसा मालूम हुआ कि उसका पासा पलट गया ओर वना 
वनाया खेल द्वी बिगड़ गया। परन्तु, उसी समय एक ऐसी घटना 
घटी कि उसे पमचानक सफलता प्राप्त हो गई । यदि वह लाख लाख 
प्रयत्त करता ओर अच्छी से अच्छी चालें भी चलता तो उसे ऐसी 
सफलता नहीं मिल सकती थी । ८ 
जब वह मुसलमान सरदार अपनी फौज को आराम देने के; 
लिए वह्दीं पव॑तों मे दो दिन के लिए ठहर गया वो उसके लगभग तीन 
सी सिपाहियों की एक ढुकड़ी इलोरा की गुफाओं के चमत्कार को देखने 
के लिए निऊल पड़ी। वे इन प्रसिद्ध गुफाओं को जाने वाले पद्दाडी 
सकढ़े मागे से जा ही रहे थे कि एकाएक देवगढ़ का मस्डा-लिए जाते 


कर्ण बाप्रेला ] [ ३६५ 


हुए कुछ घुडसवारों से उतकी सेट हुई । घह भीमदेव की टोली थी 
जो अपने भाई की चिरमनोनीत वधू को लेकर घर जा रहा था। मुस- 
लमान सिपाहियों की संख्या बहुत थोढ़ी थी, परन्दु वे इतने आगे बढ़ 
चुके थे कि.अब लौटना कठिन हो गया था इसलिए शत्रु पर आक्रमण 
न करके वे अपना बचाव करने के लिए तैयार खड़े रहे । भीमदेव' के 
साथ देवलदेवी थी इसलिए उसको बहुत चिन्ता हुई | वह राजी खुशी 
इस भगड़े को ठाल जाता परन्तु शत्रु सामने ही मौजूद था और देवगढ़ 
का रास्ता रोके हुए था इसलिए लडाई के सिवाय उसको ओर कोई 
चारा न सूझा । तत्काल ही दोनों दलों में युद्ध शुरू हो गया | पहले ही 
हमले में कितने ही हिन्दू सिपाही भाग खड़े हुए और जिस घोड़े पर 
» देवलदेवी सवार थी उसके एक तीर लगने के कारण बह जमीन पर 
गिर पढ़ी । लडाई ने फिर जोर पकड़ा और सिरोही ओर शअ्र्बिस्तान की 
सेनाएं' लोहूलुद्दात होकर तलवारें चलाने लगीं। राजा कर्ण की पुत्री 
पृथ्वी पर चित पड़ी हुई थी और यदि भूल से सी उस पर एक घार हो 
जाता तो श्राणों के मूल्य पर उसके कुल की प्रतिष्ठा बच गई होती; 
परन्तु, उसी समय उसकी दासियों ने मुसलमानों को उसके नाम ओर 
कुल का पता बता दिया। जिसको खोजने की वे लोग पूरी पूरीं कोशिश 
करके हार बैठे थे उसी का पता उन्हे इस विचित्र रीति से प्राप्त हो गया। 


अब; अणहिलवाड़ा की राजकुमारी सम्मानःके साथ अल्फखा 
के ढेरे में, पहुँचाई गई | जिस बादशाह पर इस कन्या की माता का 
अत्यधिक प्रभाव था वहू. लूट में प्राप्त हुए इस रत्न को, पाकर-कितनों 
खुश द्दोगा; इस बात को यह्‌;सरदार अच्छी तरह जानता था। उसने 
अपने लश्कर को आगे बढ़नें।से रोक/दिया ओर वापसः गुजरात लीट 


3६६ | [ राससाला 


कर वहां से उस सुन्दर राजकुमारी को साथ लिए दिल्ली पहुँच कर 
सुल्तान को भेंट कर दी । राजधानी में पहुंचने से पहले ही उस 
राजकुमारी ने अपने अनुपम सोदये से अल्ाउद्दीन के शाहजादे का 
हृदय बश में कर लिया था। उसी के साथ उसका विवाह हो गया ओर 
इस प्रकार उसने बह पद आप्त कर लिया जिसके लिए कितनी द्वी झुस- 
लमान युवतियाँ व्यर्थ की आशा लगाए बैठी होंगी। फिर भी, यह 
कीन कह सकता है कि, जिस समय राजसभा भें उसके मोहक रूप का 
बखान दछोता होगा ओर अमीर खुसरो की सितार के तारों से खिजिर 
खो ओर देवलदेवी की प्रेमगाथा को अमर बनाने वाली भकारें 
गूजती दोंगी, उस समय निराश शकरदेव के प्रेम की याद करके 
अथवा अपने अतिष्ठाह्दीन और शोक मे डूबे हुए पिता का ध्यान करके, . 
उसके हृदय पर उदासी न छा जाती होगी । 


अखणहिलवाडा के अन्तिम ओर अभागे राजा के विपय मे इतिहास 
इससे अधिक ओर कुछ नहीं कहता है । जिसे अपने देश ओर गद्दी 
को छोड कर भागना पडा, देश ओर सत्ता से भी प्यारी जिसकी राज- 
पृती शान मिट्टी में मिल गई, घुरे दिलों में स्त्री ने भी जिसका साथ 
छोड़ दिया, ओर जिसके दुर्भाग्य मे अन्तिम और सब से कट्ु डक 
उसी की सतान ने मारा, ऐसा राजा कर्ण कहीं इस तरह घुल घुल कर. 
मर गया होगा कि उसका नाम लेने वाला भी कोई न रहा | परन्तु, क्या 
राजा कर्ण के छृदय का शोक उसकी मृत्यु के साथ ही शान्त द्वो गया 
था ? अणहिलवाड़ा के वच्दरगाह को रेतखेत करके विजेता लोग जो 
माल ले गये थे उसी (माल) में एक ऐसा सर्प छुपा हुआ था जिसके 
भाग्य में उत्तके समेस्थान पर डक सारना लिखा था। 


कर्ण बाघेला '] [ ३६७ 


बे पर बे वीतते चले गए ओर विजय अलाउद्दीन के रक्तरजित 
भण्डे से वँधी हुई सी दिखाई देने लगी थी परन्तु फिर भी आकाश में 
अपने खड़ग को घुमाती हुई दुर्भाग्य की अधिष्ठात्रीदेवी घीरे घीरे नीचे 
> उतरती ली आ रही थी। अपने शरस्त्रों की सवेन्र विजय देखकर वादशाह 
के मस्तिष्क में एक हवा सवार हो गई थी और वह घमरड में वहुत फूल 
गया था। अपने राज्य के आरम्भकाल में बह सन्त्रियों की सलाह को 
जिस प्रकार ध्यान से सुनता था उस प्रकार अब उन पर ध्यान नहीं देता 
था । प्रत्येक काये उसकी अटल शआाज्ञा के अनुसार होता था। यह सब 
कुछ होते हुए भी, उसके राज्यकाल के विषय में लिखा है कि “राज्य की 
अभूतपव उन्नति हुई, राज्य के दूर दूर के भ्ान्तों में न्याय ओर खुब्य- 
->पसथा फैली हुई थी, देश की शोभा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी" 
वडे यडे महल, मसजिदें, विद्यालय, हसामखाने (स्नानागार) मीनारे 
ओर किले तथा सभी प्रकार की सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत इमारतें इतनी 
जल्दी जल्दी तैयार दो रही थीं कि मानों जादू से ही खड़ी की जाती हों। 
इसके राज्यकाल में राज्य के सभी भागों में विद्वानों की भी इतनी 
बढ़ोत्तरी हुई कि जितनी पहले कसी नहीं हुई थी |” 


“अब, बादशाह की महिमा ओर सत्ता अपने शिखर, पहुँच चुकी 

कि । परन्तु इस संसार में सभी वस्तुए नाशवान्‌ हैं। केवल परमात्मा ही 
अनश्वर है। इसलिए इस बादशाह के राज्य की कला भी अपनी पूर्णता 
को पहुंच कर अब घीरे धीरे ढलने लग गई थी | उसने अपने राज्य 
की वागडोर, खम्भात में एक हजार दीनारों में खरीदे हुए गुलाम, सलिक 
काफ्र के हाथ में छोड़ दी थी। उसका उस गुलास में पूणे विश्वास था 
ओर उसके किए हुए प्रत्येक अराजनैतिक एव अत्याचारणे काये का वह 


प्रिशिष्ट 


॥॥ अथ जगदेव परमार रा कवित्त कंकाली भाटण रा कहया ॥ 


ककाली कनडी (१) देस दीपण (२) सू चली | 

शुज़राति जैसघ आइ ततपिण (३) सामु' ल्ञी (४) ॥ 

ऊ लग कुल छत्तीस पारसाहण (५) बहु पायो । 

दे आसका (६) अनत राज-फल तास वदायो (७) ॥ 
सिद्ध-प्रसतोते (८) ठिवस सांग जय मांगे चित्तघर । 
जेसिंघ कद्दे ककालि नु त्तु ज्क समपू” (६) विवद (१०) पर ॥१॥ 
पांच दिवस द्रवार रही भाटण गुणवती | 

सीस उधाड़े (११) फिरी नगर नर सह सोमत्ी (१२)॥ 
एक अचभ सयि पीयो (१३) किस कारण ककाली । 

आजस सिर ढकीयो गह्े कर अंचल वाली || 

जगदेव सिर ढकीयो सिर ढके लज्जा कीयो | 

दाहिणे दाथ आसीस दे तब राब विसमें( १४) भयो ॥ २॥ 


(१) कन्नढ़ (२) दक्षिण (३) तत्वण (४) सामने लिया, स्वागत किर 
(४) प्रसाधन, इनाम श्क्राम (६) आशीर्वाठ (७) वदित किया (८) प्रस्त॒| 
विनय (६) समर्पित करू (१०) विमव (११) अनाइत शिर (१२) शोघः 
(पोती) हुई (१३) मेने कहा (१४) विस्मय । 


[ ३७१ 
सिंध कहे ककाल कांई बोले अफारो (१) । 
जो कछु दे जगदेव ताहि चोगुणो इमारो ॥ 
करे राष सू बिस॒र (२) गहय मारह द्वारे । 
पुत्त लुछि मित्नतांस मंत्री सन्नी पर बारे ॥ 
सुर तरगण सन्ध्रप (३) मणि अभरन (४) को ससार थिर। 
जुग जुग नाम कीरत रहे जो कंकाली दीये सिर ॥| ३ ॥ 
दीजे मद्गुरु गयद बे तोषार (५) विवद् पर । 
दीजें गांस केर रयणु (६) दीजे अंचह (७) भर ॥ 
दीजै मैंस्या बहोत चले सोताइल (८) माई । 
तोही लछ ताम चले सोबन (६) बहु चाई ॥ 
दीजीये अनडंचर सहित भठां थड समपशणो । 
इम कहे जगदैवरी सीस न दीजे आपणो | ४ | 
आपां गेबर (१०) एक राव पंचसाति समपे । 
आपां अश्व दां पांच राव पंचास समपे 
ऋआपा चचल चीर द्वीर मोताहल दीजां । 
आपां यां घनमाल राव छु देत न पूजां ॥ 
दीजीये सीस कंकाल नों मु क तुम छे सांगणा। 
इण दान राव पूजे नहीं सीस न हुंवे चोगुणा ॥ ५॥ 
जिण जीवन कै काज अन घन लिछ्मी संचे। हि 
जिण जीवन के काज काल दठुकालह बंचै (११)॥ ए 
जिण जीवन के काज होम कर नवग्रह टाले। 


(१) अलुक्षिपूर्, उभारकर (२) विसजेन (३) गन्धव॑ (४) आमस्ण 
3) तोषा-कपडे लत्ते गहना आदि (६) घन (७) अज्जुलि अथवा आ्राचल 
र कर (८) म॒क्ताफल (६) सुबर्ण (१०) गजबर, श्रेष्ठ हाथी (११) बचे 


इ5२ ] 


जिण जीवन के काज जोइ जोतिक (१) विचारे । 

जिश जीब सटे (२) जस विसतरे घन जोवल कु दन मीर्ट । 
जगदेव जीव जगवल होम स आपि सहेलां से ॥ ६॥ 
जिण जीवन के काज भोस भोगवें भूयंगम । 

जिण जीवन के काज़ (ल) गाम भोगत्रै तरंगम। 

जिण जीवन के काज सिलें गुणवती सुन्द्र। 

जिण जीवन के काज़ साहा सुख मांणो मिंदर । 

जीवीये जैत स्वामी अपण ओ संसार असार है | 

सु कत सरोवर हस गे कुल वूडे अधियार हो ॥ ७ ॥ 
मेर चले भर, टले पाण (३) गग गहन मु के । 

रवि ससि नह उगमें सपत साइर (४) जल झु के (२॥ 
सेस न सिर घर सह भीस भारथ नह मडे। 

हणवत दूरवल (६) हुवे पाण (७) पुरुपोतम छडे ॥ 
अणभग (८) चित दाता इधक अतकाल जोबत पिन । 
हारत राम रावण आगे रहे पतन बरस न घन ॥ ८ ॥ 
तू नर वें जगदेव भठ ककाल हकारथो | 

समागण जे सागीयो चित आपरे सभारयो ॥ 

गयो महिल अपरो वे कामणकु बूमे। 

अबस सरण नह टले अमर कल मे नह सूके। 

जो सिर देउ तो आपणो रहे कीरत संसार इणु | 

बलि, वैण, समर, दधीच ने दूथा (६) चिहु से पंच मोददि गिणे ।६॥ 


(१) ज्योतिय (३) के लिये (३) पानी (४) सागर (५) सूख (६) दुर्बल 
(७) प्रतिशा (८) अज्चल (६) दुनिया 


[ ३७३ 


तब नर वे जगदेव लोह कटारो मेल्यो। 

कमल सीस उतरवो त्रीया आंच (१) कर मेल्यो । 
दिसठासण (२) नह दले सीस वोले अकारे | 

देह देह मांगणां कीरत पसरे जग सारे ॥ 

भर नैण नीरं सुकलीणीया (३) कर जोडे वीनती करें । 
कुछ कुछ दाने कंकात्न नो रावत देत लज्या मरे ॥ १० ॥ 
साम सीस उर लाइ थाल सोब्रत (४) जूगतां (४) ! 

पांटवर सो हेक सांत॑ भांत॑ दोसतां ॥ 

हीरा मणी साणके कनक कांकण अप्रव | 

चोवा चंदन वास धूत सल्ियागर घूपतां (६) ॥ 

मुरगां विमाणु जब ऊतरथा सुर कांसण (७) इण परि कहे । 
जगदेव जीव परसल (८) लग्यो पोहवी (६) वोल अविचल रहे ॥११॥ 


कंकाल कहे फुलमालनु' (१०) राबत के मन आदबीया 


नही तुम सरिषो दान काहां ले रावत आगे | 

सिघराजा जयसिंघ ताहि मीले काह्ा दीपाने ॥ 

नयणे त्तीर मरत॑ ई द्‌ जिंम ऊँलरे (११) आया। 

विषम कठिश की वांति तास किण किण की साया ॥ 

जोघार (१२) जामनी नो भाण (१३) थो सो सुरत्ञोक सिधावियो । 

फुलुमालु कहे ककाल नु' रावत ए सन आबियो ॥ १२॥ 
४ +तततत+त> 

(६३) श्रज्चल (२) दिष्टासन, विधिविधान (३) सकुलीना ( ४) सुवर्ण 


(६) देखते (६) घूपित करते (७) सुर कामनी (८) पंरिमल, सुवास (६) प्रथ्वी 
(१०) फूलमदे, जगदेव की पत्नि (११) उमड़ आए (१२) योद्धार' (१३) भानु 


३७४ ] 


आशणद सु सिघराव हस वूमे ककाली । 

जगदेवै किस' दीयो चित अयरो सभाली | 

देव अमी ऊचरे मुखल अलीन भाषे । 

ऊ रावत तू राव हणे कर समहर देषे ॥ 

ककाल कह्टे सिघ रावनु जो सौबरेला (१) पाइ पर । 

पजे न घडी जगदेवरी मग पर सिंदूर भर ॥ १३ ॥ 

हाक सार (२) मुष हस्यो सीस अह ग्रह उचरतो । 

देप भाजगो राव जाइ मिंदर पोहतो (३) ॥ 

जब छेका (४) ककाल वोल वोल्या जइ एसु । 

अव दे दान चवगुणो जते कह्दीयो हूँ देस्यु' ॥ 

सिधरात्र कहे ककालनु' छोड मुलक ले लाप सो । 

ऊघरयो सीस जगदेवरो हार सिघ जैसिंग गो ॥ १४ ।। 

ककाली कथ राष ऋआवि पाछी ग्रह अतर । 

घड सवाहदि (५) कर सादि आखण दीधो सिर ऊपर ॥ 

बले भाटण वरणवे साप तेतीस उजालो । 

कोप मार आवार बसु व्यापी की वालो ॥ 

जगदेव वोल इण जीवीयो सुरघीर सत्त मड़ो। 

लीजती घार पमार सुण पणग सहि हुओ पडो ॥ १४॥ 

॥ इति ककाली माठण जगदे परमार ने कह्या सपुरण ॥) 

॥ राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मदिर, ग्रथ सख्या ४४५२ पत्र ११६ व 








(१) वेला, समय (३) ठहाका मारकर-अट्टहास करके (३' 
(४) चतुर, विद्ग्य (५) सवाहन करके, पकड़ करके उठा करके 


[ ३७४५ 


अथ सिद्धराय जैसंघ ना कवित्त लि० । छप्प | 


तीन नेत्र त्रसूत्न डम डम डमरू वज्जे । 
चौरासी श्रासन्न जोग सब जो जो सज्ज ॥ 
भयो अस्त नेन चद जब सिर पे आयो। 
सृग सम मिले न कोय भुष्यों ति हाथी पायो ॥ 
आक धतूरा कर घरे रुण्डमाल कंठे सक्यो। 
बाघ वैल कु सारण धस्यो तव शंकर हां हां क्यो ॥१॥ 
ऊदर विजन षिण षिख मरे पेस भोगतरे भुयंगर्म । 
त््तद्‌ हत्न वहि वहि सरे हरी जब चरे तुरंगम ॥ 
कपण धन संची मरे वीर विद्रवे विविध पर । 
पडित पढि पढ़ि मरे मूरख विलसे राय घर ॥ 
सुण सिद्धराय गुज्रधरा करूँ बीनती श्रवण सुआ । 
हम पढ़े गुणे चातुर अ्रवर कबंण पारषी जेसघ तुआ ॥ २॥ 
चिड़ी चुगण कु गई पूछ पुसाइ घर आई | 
बहु आग्गे कु गई चीर दुकाइ घर आई ॥ 
कूकर कद्ावन गई ऊँट मर पडयो दुवारहिं । 
पुत्र वधावन गई सोग पड़यो भरतारहिं ॥ 
_झए सिद्धराय गुज्वरधणी करूं चीनती श्रवण सुआ | 
: इस पढ़े गुणे चातुर अवर कव॒ण पारपषो संघ तुझ ॥ ३ ॥ 
थिर सें सत रचो मालथभ सें सोल निरतर । 
पूतली सहस अढार रची रूप रंग मनोहर || 
बीस ल्ञाप घजद्ड कलस लप दो इद्दि माला । 
छप्पन कोटि गज तुरी रच्यौ रूप रंग निद्ठाला ॥ 


३७६ ] 


असपति गजपती सरपति मांनव भव माने सबे । 
परमाद कीघ जैसिंह तुअ टुक रुद्रमालो चक्ते ४ | 
॥ अथ सिद्धराय जेसंध नो कवि ॥ 
पॉच लाप पापर॒यां असी ल्प पाय तुरगम । 
जोधा महा जुकार ऊमा असवार अरु गम ॥ 
वाणापति वेल्ञाष सवद वेधीस पराणा । 
सोल सहस सामत सहस चत्तीसे रांणा ॥ 
धू घलो द्रीण धुजी घरा बीस सहस वाजित्र वली । 
सोलकी सिद्ध जेसिंघ सू' मड़े नहीं की मडली ॥ १ ॥ 
अथ सिद्धराय जेसंघ नो दान लि० छप्पे । 
वीस त्नीस पचास साठि सतेर सत्योत्तर । 
भद्ना आप्पा आण तुरी तुपार विविध पर ॥ 
दूस ढोल दस ढाल सात नेजा इक डडह | 
इस्ति पंच महमंत दीया जैसिंध नरिंदह ॥ 
वाट के परच दस लाप घत्ति पुनि अकावराकव कीये । 
देषत भाट हर॒पत हुए सिद्धराय इतने दिये ॥ 
चलत अचल चल चलत सरत तरवर जड़ नुद्टिय । 
गंग उल्नट बह अंग सग संकर लट छुट्टिय ॥ 
असुर परत मुख भरत उगव सब लों मद्दधि मडल । 
फंटव 'ड त्रहमड इृटठत जल त्रह्म कमडल ]। 
बह डरत इ द्र डगमगत चद्र मल्तइल दिवाकर देव हुआ। 
घर घसत मेर सलसलत सेस मम ग्रह मम ग्रह मुल्ल जे सग ठुआ ॥ 


अजु क्रमणिका (पूर्वाह्न ) 


१ (अन्य ओर मन्थकार) 


ञ्र 
अगस्चन्द नाहदा १२६ 
अन्नड् प्रभा २५ 
श्रनज्ञ भद्रा अथवा वलभीपुर का 
नाश श्र 
#गिणाए8ह 09886. 96- 
ा0767ए २४ 
अमय तिलक गणि. ११७,१२० 
अमरचन्द मुनि ४३ 
अवूजेद अलहसन ७३,७४ 
ञा्‌ 
शआ्राईन-ए-अकबरी ५8 
ड््‌ 
गवाशा औपरतुपशए १४७,१६४ 
इवन असीर १५६,१६३ 
खोन जेद अल्हसन ६७ 
इलियट एण्ड डासन ६७ 
ए्‌ 


390 ९४७४०68 १७,९१५ 
१०३,१४५, १७४,१८६,१८६,२४३ 
एल्फन्सटन २,३२२, १६२ 


एल्फिन्सटन्स इम्डिया. ३,१६१ 
कः 

कच्छु कज्नाघर १२५ 
करण सुम्द्री (नाटक) श्श्श्‌ 
कृष्णदास अथवा कृष्णा जी ३६,४६ 

१४२,१४६ 
कोलत्रूक २३७ 
केटली ॥7680009 रर 


कुमारपाल प्रबन्ध (जिन मण्डन 
लपाध्याय)५४५,७०,७८,२३२,२३३ 
कुमारपाल चरित (मेरुतु ग) ३४ 
४६,६०,६९१,८४, २४० 

कीर्ति कीमुदी (सोमेश्वर) ८5५ १२५ 
१२६,१३६,२४२,२४४ 


किटो के नोट्स १५३ 
किन्गजान (नाटक) पे 
ग 
गज लक्षण श्ब्द 


गोविन्द दास भाई (राण्व०) ४शहे 
गौरीशकर हीराचन्द ओमा १९२४ 
ग्राहम्सएण्टीक्यिटीआफआयोना ६ 


( 


सिलसिलात उत्त तवारीख ६७ 
सिद्धराज़ प्रवन्ध (मेरुतु ग) २१८, 


२१६ 
सुकृत सकीतन ४४,१२६ 
सुरथोत्तत्र ७७ 


सुरत पचाशिका अथवा विल्हण 

पचाशिका अथवा शशिकला 

पचाशिका २१४,२१५ 

सोर अथवा सुन्दरकवि २१४,२१४ 
श॒ 


शालिहदोन्न ८१ 


2८० ) 


शेक्स्पीयर ४४,०४०,२१९४ 


हृ 


प्र७७७१४ 56070758 पए शि?ए- 
क60 ०4 
हिन्दुस्तान के मध्यकालीन सिक्‍के 
.. २३४ 

प्राश0ए ए॑ तावा॥ एणा 67 
हेमाचाये. १३०,१४२,१६६,१८१, 
२६०, 


२ ऐतिहासिक व्यक्ति 


न--+ज>ज-०० 


अकवर २२,३२५ 
अग्नि वेताल १5३ 


अजय-पाल-देव ७६,७७,७८,१४७ 
श्रद्दराज 9२७ 
श्रज ओर अशणगोर (बेश्य) १०२ 
अजमाल (सीहाजी का पुत्र) १५२ 


अजय वर्मा २३७ 
!अणद्विल रैबारी ४१,६० 
अनगपाल २०० 
अनन्‍्तदेव (राजा) २९४ 
अभयदेव २० 
असर विन जमात्त २३ 
असर बिन हसकर विन उससान 
हजार मद २३ 
अमुश्यायन २३७ 
अजु नराज २३८ 
*अल्तमश श्शे८ 
अत्रसन्सूर २३ 


अलाउद्दीन खिजली ६१,७६,१३२ 
असपत (अश्वपति) उः सेत् ६० 


अशोक १६ 





अहसदशाह २०६ 
अहिपति ७६ 
अहिल्या बाई १३३ 
तञ्रा 
शआाकडदेव श्र 
आजानबाहु २०६ 
अआामन्दगिरि १४,१४५ 
आनन्ददेष २०१ 
ध्यानो २०० 
आमराजा छ६ 
आरबीरेगस भ््प 
आसोधाम (अश्वधाम). ११२ 
् 
इ्च्वाकु द्‌ 
ईश्वर दास ७६ 
उ 
उत्तान पाद (राजा) २०६ 
उदयावर्मा २३७ 
उद्यदित्य २३७ 
डउदयामती २४०,२१४,२१६ 
उनन्‍्नडजी (लाखोजी) ध्र्‌ 


( रेफर ) 


उष्णीफ ६० 
उ् 

ऊदा, ऊदो, उदयन २१६,२२० 
ए्‌ 

एडबडे घर 

ए जल्ो ओर मेरियाना २१४ 
क्त्‌ 

कनक सेन २८२६ 

कपर्दी यक्ष, कब्रंड यक्ष. ६,९१२ 

हरे ५. 
करे (करणाव्ित्य) ३५,८० 


कर्णेदेव-कलचुरी १६६,१६७,१६६, 
र३० 

करो (देवतदेवी का 9त्र) १८०,२१४ 
कर्णदेव सोलकी ७६,७७,७८, १६६, 
२०१, २०४, २०४, २०८, २०६, 


२१३,से २१६,२१८,२१६, 


कल्याण सुन्दर ६ 
कल्याण सुन्दरी ६ 
क्लशदेव २१४ 
क्श्यप (ऋषि) ६ 
काक्ू (रक) २१ से २३ 
कान्दडदेव श्८५ 
कामराज (भूवद्र का कवि) २७,३८ 
कामलता १८३ 
फज्रितसिद्द (कीर्ति) न्३5 


कीचक (केया) २०६,२०७ 
कीर्तिरात १०३ 
कीर्तिवईर्म देव अथब्रा कीतिवर्मा 
चन्देल १६६,२२४ 
कीरपाल १६३२,१६४७,१६८ 
कु डवर रेबारी १२३ 
कुण्डराज ६ 
कुमा रपात्न (कु ब्ररपाल) ६,७६, 
७७,७5८,२२० 

कुलचन्द्र १८३ 
कुरभ (अन्तर्वेद का राजी) १६४५ 
कृष्ण (श्री) ६०,६३,१६६ 


केसर मकवाणा १६७,२ १८ 
च्छ, 2५. छ 

कन्यूट दी ग्रंट सक्सन (डेन) १४० 
क्रोसस 


२४१ 

कोकदल्ल प्रथम १४६ 

काभाणड ६० 
ख 

खुमागमी ६५ 
रृ 

गजपत (गजपति) ६० 

गडदेव २३४५ 

गगेव ६१ 

कप जप रच 

याहरिपु ६० से ६६,१०० से १८३ 

१५०७,१०८,११५,११७ 

सलेनलेव ४८,५४६ 


( इैप३रे ) 


गाइडेरियस श्प 
गागेय देव १६७ 
गिरि ३४ 
गुडराज श्द्‌ 
गुह (केवट) २०६ 
गोराज (राजा) ७३ 
गोहिल ६५ 
गोरी ९ ६3 हा २००५० 


घ्‌ 
घलूरा (परमार सोढ़ा) १०२,१०३ 


घाघड,राहड (राहुराडई) ४३,५४ 
* घाणसोढी १०३ 
च 
चन्द्‌ (भूबड़ का सासन्त) ३५,३२७ 

ड््८ 
चन्द्गिर द्फ 
घन्द्र (राजा) १,४ 


चन्द्रादित्य(कणादित्य का पुन्न) ८० 


पन्द्र्मा ६0० 
चन्द्रगुप्त १४४,१४५ 
“श्वाचणीदेवी १४३ 
चाणक्य १४४,१४५ 
चांदाजी श्र 


चामुण्ड-राज-देव (चुडाब)चन्द्रगिरि 
५३ से ५६, ७६ से 5८, १२७, से 
१३०, १३६ से १४४, १४६ 


१४८, १४५१ १४८, १६०, १६१९, 


१६२, २३७ 
चूडचन्द्र ६१ 
छ 
छ॒ता ( अक्षता ) ४१ 
जे 

जग ज पण श्ष्टर 
जगत देव (जय देव) २४७ 
जयमतल १२ 
जम्बूक ६२ से ६७, १०० 
जयकेशी २१२,२१३ 
जयचन्द १२२,१२३,१२६ 
जयतु ग॒ देव (जयसिंह दूसरा) २३८ 
जयपाल ६९ 
जयवम देव २३५४ 
जयवमंदेव दूसरा श्३े८ 
जयसिंद्द (जगदेवमल्ल) श्प्र 
जयसिंह देव (तीसरा). शइृ८ 
जयसिंह देव (चोथा) श्श्प 
जयसिह चावड़ा ७६ 
जयसिंह २३७ 
जयशेखर चाबड़ा. ३४,३६,३१८ 
से ४७,४६,४०,५४, २४२ 

जस्मां ओोडण.. २२५ से २३० 
जादव (जूतागदु का राजा) ६४ 
जाम आ्रवडा ५६ 


( देप४ ) 


जाम धावजी ७६ 
जाम मोडजी प्‌ 
जाम साडज़ी ८९,९०२ 
जाम्ब अथवा चम्पा ६० 
जावड ११ से १३ 
जुडाह (वाई-वल का पात्र) २१४ 
जेहल ६२,६३ से १०० 
जेसल ७६,६१९ 
जेतसिह गोलवाल १६५ 
जोधाजी श्र्र 
भर 
भाला छ्श्‌ 
द 
टामर २१४ 
टामेरिस भ््प 
छह 
डगलम (लाडे) ५8 
डामर (दामोद्र) १६८,१८१, 
१८०,९८६,१८०७ 
त्‌ 
तत्तीक १६८ 


त्रिभुवन पाल ७६,७८८, १३८,२१६ 
चिलोकवम देव २३६ 
तेलिप देव ८४,१२६,१७२ 

से ६७४, १८२५१८६ 


द्‌ 

दर्डक ८०,९९४ 
#% णस १०७,१८०८ 
द्रौपदी २०६ 
द्रोव भट, भव पढ़, भुष भट्ट 

ध्र्‌ बसेन हृतीय ३२,४७६ 
ट्व्न्द्‌ ३५४,४० 
द्वारप १रु८ से १३० 
दा विशललीम १६१,*६२,१६४ 
दामाजी गायक बाढ़ ४ 


दुलंभ - राज-सेन ७६,१३६१४२, 
से १४६,९४६ पे १६४ 


दुलेभ देत्री १४४५,१४६ 
दुर्योधन २०७ 
दूधमल्ल चात्रडा श्र६ 
देवप्रसाद २०४.२१६ 
देवल देव १७४ 
देवत देवी श्प्न5 
देवादित्य १४ 
देवडा (सिरोदह्दी का राजा) ६५ 
देवपाल देव श्द८' 
देवराज रावत ६१ 
देवेन्दु ६० 
च 
धधूराज १५४ 
घनम्हेर अथवा घोंड २०७ 


( रे८५ ) 


धगदिव (हपेदेख का पोत्र) ०३४ २३५ 


धन्वि (मूबडका सामन्त). रे४ 
घरण सोलकी १०२ 
घधर्मंगन्ध ६१ 
घर्मादित्य १३२ 
थ्र चपट्ु ४8६ 
ध्र्‌ बसेन श्र 
घारा वेश्या शपरे 
घीमत 3 
धीर दर 
ुड्ीमल (घुघणीमल) २४५ 
न 
ननन्‍्दूक देव (राजा) २३४, २३४ 
नमुब्जलत (नटी) २१४ 
नर॒पत (नरपति) ६० ६२ 
नरचान नत्त २०७ 
नरवर्सा २३२,२३७ 
नाग राज्ञ १४३,२१४६ १४७,१६० 
नारवबाल न 
नेमा ६१ 
>त्ोशेरवां ३०,२२९ 
पृ 
पट शेर 
परमददेध र्३्५्‌ 
प्रथ्वीव्मदे व १३५ 
प्रथ्चीरुज्॒ २००,२०१,२४३,२४८ 


पिंगलिका २४५ 
पू ज्ञाजी (मोरगढ़ का म्वामा) ७६ 
फृ 
फरक (दापी) २०२ 
फिरोजशाह १६० 
फूलजी ६२,१०१ से १०३ 
फूल,देवी (कर्ण की रानी) +१८ 
ञ्न 
बकुला देवी २०१ 
चलद ६१ 
बल्ल (राज!) ६५ 
वल्लालदेव २३७ 
बल्हार ६८ से ७१ 
चजीराय (बलभीराय) ७९ 


चबेर,बवेरक २२२,२२३ २४२,२४३ 


बाद्यम घ्र 
बाणाछुर ६० 
बारप ८%,६७,८६, १४७ 


बालन देव (बीलनदेव, धरममगज 
बल्‍ला देव, वेलद्ेव) १४१,१६० 
वालक(चालुक्य)राव १६६ से १६८ 
बाहुबली १० 
विलेरियस (ब्रिटेन का राजा) ४८ 
बीज झ० से ८३,११४,१६१ 
बीसलदेव १६१,१६०,१६२, १६४५ 
वेरसखा (अकचर का चजीर) २२४ 


(३८ 
बोलाडी श्र्० 
मे 
भट (भूवड का सामत ) ३५,४४ 
भद्रभट १६८ 
भरत राज १० 
भाऊ श्णद्‌ 
भाग (मयूर) कषि १२० 
भावड़ ११ 
भावुला ११ 


भीम-देव-से न नांगसखुत ७६,७७,७८ 
१४६ से १४६, १५१, १४५ से 
१६६, १८०, १८२ से १८६, 
१६४, १६६, २०२ से २०४, 

२१४, २२६ 

भूसद ४१,५३,५६ 

भीमदेव द्वितीय ७६ से ७८,२०१ 

भूषत (भूपति) ६० 

भूवइ (मूदेव, भूय, भुयड) ३५ से 
३७,३६ से ४१,४४७ से 2८,५१,८० 

भुवड (पिथु). ४२,५३,६५,६७ 
अबना दित्य पप० 

भोज-राज-देव (राजा)... १२० 
१४३, १६६, १६८, १६६ से 
१७९१, २७०, १७४५, १७७, १८० 


से १८४, १८७, २३६ 

भोजदेव (दूसरा) २३८ 

भोजवसे २३६ 
भें 

मकत्राइन (मागरोल का राजा) ६४ 


मति सागर १७६ 
सदनपात् २१६ 

मदन वर्मा (मदन बसे देव) २३३ 
२३४,२३५,२४५,२४६ 

मध्वाचाये १४ 


मल्लवादी (पूरि) १८ से? ०२७३४ 
ससूर १५७ 
महमूद १४४, १४६ से १४८,१६० 

१६४०, १८०७, (८६,१६०,२३४ 


श्र 


समृणालवती १७३ 
मधप्तद (शाहजादा) श्श्प 
महणिका ६० 
मदहारथी ३५४५ 
महीपात्त छः 
महेन्द्र श्ष्श 
महेश (राजा) १६५ 
सात ६१ 
सान्धाता २०७ 


मायो नामक 


माहेच 
मिहिर 


( ३८७ ) 


२३१ 
१०४ 
३५४,३६ से ४१ 


'> मीनलदेवी (मयगालदेवी) २०४ 


२१२,२१३,२१५,२१६,२१८,२१६ 


२२१,२२२ 


मीलण देवी (महणिका) ६० 
८५, १४३, १४६, 

१४८, १७० से १७४, १८२ 
मुब्जराज (आाक्पति छ्वितोय)| १३१ 


मुब्ज-राज 


समोडजी 
मु जाल 
मूलराज 


ध्ु 


२९४, २१६, २३४५ 
४४, ४६, ७६ से 
६३, १००, १०४ से १०७, ११४ 
से ११८, १२० से १३१, १३३ 
१३५ से १४१, ९५७, २०१ से 
२०३, २४१, २४२ 


मूलराज दूसरा ७६ से ७८ 
मूसी लोदी २२४ 
मेरियाना २१४ 
मो दूद (महमूद का पोता)१६६,१८७ 
“ज्वोसेजिदी ध्र्प 
यृ 
यदु (यादवों का आदि एुरुप) ६० 
यशराज ४४ 
यशकरण भ्छ 


यशोराज १०४ 
यशोवर्म्मा १८४, २२३, २३२ 
२३४ से २३७, २३६ से २४१ 
यो(जो) गराज ५२ से ५६ ६० से६६ 
यौबनाश्व (सान्धाता का पित्ता)२०७ 
र्‌ 

रणसल श्र्र 
रतनगगा छ६ 
रत्नादित्य रावत्तसिंह, रेशादत्त ४२ 
से ५५, ६६, ६७, ८०, ८५१ 


रसलू ६९ 
राखाइंच उपनाम गगामह ५१२१५ 
राज ८० से ८३, १२९ 
राजमदन शकर श्ष्य 
राजसिद्द (ठाकुर) प० 
राजादित्य भ्६्‌ 
रासा ६० 
रायां जी १२९ 
राव खगार श्श्ेर्‌ 
राव दयास, महिपाल प्रथम १2७ 
रावल देवराज १६३ 
रावल वेचर १४४ 
राहुराड अथवा राहूड 82 
रिचाड द्वितीय १०६ 


रुद्रादित्य मन्त्री १७०, १७२, १७३ 
रूप सुन्द्री ३६, रे८ 


( रैष८ ) 


झछविन १३ 
रेडाल्फ (लाडे) ४८, ४६ 
हहवचर तारागछ का राजा ६४ 
रोहक (भोज का रूत्री)१७४, ?७५ 


त् 
ल्खनमिद्द १४६ 
लक्ष्मरेव २३७ 
लच्मी १४६ 
लक्ष्मीवम देव श्श्८ 
लक्ष्मी व्मो २३७ 


लक्षराज लाखोची अथवा लाखा 
फूलाणी ७६, ८३, ६२, १०१, 
१००२, १००, १९० से ११४, 

१९७ से १०३, १०४५, १२६ 


लाखन राय चौहान ८६ 

लखियार भड ध्र्‌ 

लाठी २२० 

लीला देवी... 5० से 5२, १२१ 

लीला बच्य २१६ 
च्‌ 


बजत्ञसन (मुनि. 5, *२ ३ 
बत्मराज 
बनगज़ 
६ सत ६53, 5७ 


बल्लभ शत (सेन) अल्लराज, ७६ से 


हैः. 
५७, ४०“ स॑ ४६, 
4५२ ,२१० श्र 


उड, १३६, १४२ से १४४, १४५, 


१६६ से १६३ 
बयजल्लदेव नि 
वाकपति २३! 
बाद्याजी श्र 
वबाचा ६' 
वाढेर श्र 
वाला राम चावडा ६ 
पिक्रमादित्य ११, १७ 
बिग्रहपाल १७९६ 
बग्रहराज चोंहान प्४ 
विज्ञयपाल ११८ 
ग्जियपाल देव २३७ 
बिजय २६ 
विजयमिह ६७ 
विद्याघर देव स्ड्र्‌ 
विन्ध्यवर्मों २.७ 
विमल शाह ६, १८०, (८५ 
चिश्वराह ६१ 
बोर ३४ 
वीरवर्म (पहला) (दूसरा). +रे६ 
वीरसिंह २१७. 
वीर पुतासर श्ध्र 
वीर घुरन्द्र हद 
बोसलदेव.. १८६, १६१, *६३, 


( रेष£६ ) 


वेणजो ७६ 
वेश र्‌०६्‌ 


वेद (भूवड का सामन्‍्त) ३४५, ४० 
बैरीमिंह वेढीर सिंह, चीरसिह अथवा 
बिजयसिह ४₹ से ४४, ६5, 


६७, २१० 
सं 

सत्याश्रय राजा श्प्शे 
सम्पत अथवा साम घर 
सम्पतिराज ६, १६ 
समृद्रविजय यादव ६ 
लाइतराम श्र 
साइजी ध्र्‌ 
सान्तु, साताजी, सम्पतकर २१६ 
स्‌<१६, २२२ 

साम्व ६० 


साम ध्र्‌ 
सामन्तसिह, भूयडदेव, भूयगड देव, 
भोयडराय, भूवड ५४२ ४५, से 
४७, ६७, ७६, ७६ से 5,॥ 
सायरस ४८, २४१ 
-पलारह् देव १६३, (६६, २००, ररे८ 
सालबाहन ६९ 
सिद्धााज जयसिद ३४०, ७६ से 
२०६, *२३, २१४, 
२२८ से २००, २०२, २२७, २३० 
से २३३ ७ से २४३, २४५ 


+, ९०४, 


रद 
फ््ब्‌ 


२४६, २४८ 
सिन्धुराज (सिन्घुल) ११५, १+७, 
१४३, १६६, १७० 


सिंहभट्ट १६६, ९७० 
सिरकाशियन सरदार १४४ 
सीयक ट्वित्तीय १३१ 
सिह ३2 
सीहाजी _ १२२ से १०६ 
छुगत मत १४ 
छुतारा छुनारा २१४ 
सुदेष्णा २०६ 
छुधन्वा ४६ 
छुन्द्र ६१ 
सुन्दररात ६ 
छुन्द्री १७४ 
सुपाश्वे १०६ 
छदुद्ध ९० 
छुभगा (देवाडित्य की पुत्री) १७, १४ 
सुभटवर्म अथवा सोहद. २३७ 
छुपेल ५१७ 
सुशर्मा २८७ 
सूरजमल ७६ 
सरसिदजी ७६, ८० 
सेख (सलखोजी राठाद)... १२६ 
सेन्ट मगोना १३ 
सेनाजी <र्‌ 
सोनिग श्र 


( ३६० ) 


सोनिगरा ६१ 
सोतगम्हेर २०७ 
सोमयशा १० 
सोमसिंह देव श्वर्झ 
सोमादित्य ८० 
सोमेश्वर ६४७, १५६, १८२, २००, 

२6 १ 
सोनल १२३ 
सोल्न २४१ 

शु 

शक्ति सिह १० 
शकर कवि ३७ से ३६ 
शकराचार्य १६ 
शखेश्वर ५६ 
शशि कल्ञा २९५४ 
शामल २३६ 
शाहयुद्दीन गीरी १२२, १२३ 


शिलादित्य ६, १३, १४, १६ से 
२०, २३, २४, २६, ३१, रेर२ 
शिशुपाल १६६ 
शील गुण सुरि. ४१,५४७ ६२ 
शुरपाल॒ रे८, ४०, ०१, ४४, ४५ 
४७, ४८, ४६, ६० 
श्ज्द 


शेग्वर कवि 


शेख राठोड ९२२ 
श्र 
श्री कण्ठ बारहट श्ध्ड 
श्री देवी ४६ 
श्रीमाल, भमिन्‍नमाल ११४७, २४७ 
हृ 
इजरत मुहम्मद साहब ६० 
हम्परीर राजा १६६ 
हम्मीर ६९ 
हम्मुक--हस्मीर १६७, २१८ 
हम्मीर सोल्कीं २३८ 


हरपाल(हमीर छुमरा का पुत्र) २१८ 


हर॒पाल (मकवाण) १६७ 
हपदेच २३५, २३४ 
हल्लकशन वर्मदेख प्रथम २३४ 
हल्लकशन वमेदेव दूसरा. २३५ 
हेमराज राजगुरु २३४ 
द्ेमावती २३४ 
त्तृ 

क्ञेमराज चाषडा ५२ से ५६, ६४ 

६६, द७ 
चेमराज (सोलकी) २०१, २०३, 


२०४, २१६ 


नन्‍नन ५ >नन+ 


३, एतिहासिक स्थान ( नगर ग्राम इत्यादि ) 


के *+---9० 9७-०-- 


श्र 
' अज्ञभेर ( तारागढ, बीठल्ीगढ ) 
६४,८७,६२,१६१,१८६ से १६१, 
१६४७, १६५, ३५१, ३६७ 


अजयगढ २३४ 
अचलगढ (दुग). १३१, १८५ 
अणहिल पत्तन २१४५ 


अणहिलपुर अथवा अणहिल वाड़ा 
३३, ४१, ५२, ६१, से ६४७, ७१ 
» ७६, ८०, ८5६३, ८७, ८६, ६६ 
१०६, १०७, ११७, ११८, १२० 
१२५, १९७, १३०, १४०, १४१ 
१४३ से १४५, १५१, १४५, १५८ 
१४६, १६१, १६७, १६६, १७४ 
१८१, १८३, १८४५, १८६, २०१ 
२०६, २११, २१३, २२५३ से 


२२५, २३३, २३६ 
अज्ुपदेश 5 ११ 
अस्वासर ७६ 
'अबीसीनिया २४०४ 
अयोध्या १०, र८, १६८ 
अफगानिस्तान ६०, ६२ 
अस्वोढ़ ७६ 
अवन्तिदिश ३९, २३६, २१५ 
अहसदावाद २०८, २०६ 


अल्जीरिया २४३ 
2 

आटकोट ७६, ११४ 

सआन्श्र (दर 

आहिंत ११२ 

आयोना, आयलैंन्ड ६ 
ट््‌ 

इ गलेण्ड 2४, १४० 

इलोल १९८ 

इसेल ६ 
ई 

ईजीप्ट २४४ 

ईडर ११३, (२४ 

ईरान २४१ 
डे 

उज्ञयन्ताद्ि दुगे १०० 

उज्जेन (उ्जयिनी) ३१, १८६ 
२२१, २२६, २४२ 

उद्भठदेश १९ 

उमरेठ कस्चा २२० 

उमरकोट ६१२ 


क्ृ 


कच्छ ११, ४७, <६, 5६, ६२ 


( र६२ ) 


१५०९, १०२, १०४, ११९ ११७ 
११६, १२४५, १२४५ १३९, १४० 
क्टोसन श्श्८ 
ककरोल (काकरोल) प्८ 
केथमोट (कथाहुगे, गणदाबा ) 

८६. ६२, २०२, १५४७ 
कन्नौज (कान्य कुछज) ३२, ३२६, ४६ 


४१, ७३, १९९, *२६, १३४ 

३०७ 
कपिल कोट (कोरा कोट) १०४ 

१२१ 
कशणाबती २०६, २१८, २१६ 
कर्नाट देश १८२, २१८ 
कल्याए (नगर) ६, ३०, )३, रेड 
३६, ३८, ६१, ८०, 5४, श्प 

२१४ 
काठियाबाड ३, ११४, १४७, २४३ 
काबुल १६० 
कान्पिल्य (पाचाल देश) ११, १४८ 
कालूभद (नगर) १२२, १२३ 
कालिजर २३४ 
कासद (काशिन्द्रा, पालडी) १७० 
काशमीर १२८, २२४ 


काशबीन (कच्छ भुज) ७०, ७१ 
काशी ८?, ११४2, ११६, १३४ 
१४८ १८६, २३४ 

ग्ध्प 


कीबडी 


कुम्भारिश ९८५ 

कुरुक्षेत्र ११६, १३४ 

कोलम्बे। 

कोल्हापुर श्स्द 

कोचरव (अहमदाबाद). *ध्क 
२८६, २११, २४४ 
चर 

खजुराहो २३४ 


खन्‍्भाव अथवा स्तम्म तीथे ९, * 
३, २ , २६, १३४, २२० 


खुरामान ६०, २६०८ 
खेंटकपुर खेडा १४, ४६, १४? 
खरालू (नगर) ६२, २६० 
खेरवढ १२२ 


गृ 
गज़नी २६, ६०, ६२, १४६, (४४ 


१४८ १४६, ९६१, १६४. १६८ 

१६६ 

गढवी तल्ी १५९ 
गजेन नगर २१४० 
गरडामा ७. 

गादे श्द्षद 

गेडी (घुतपदी) ९५७, १०२ 


गोपनाथ, मधुमावती 5, ११, १९ 
गांड देश १७१, १८३ 


( रेध्रे ) 


च्‌ 

चम्दूर (प्रौस ) प्र 

चन्द्रमावती पुरी १८५, २३८ 

चमारडी ३, ४, ५, २४५ 

चित्रकूट र्‌३३ 

चूडा नगर न्श्प 

चोटीयक्ा ६५ 
ज्ञ 

जालोर ६१, १२२, १६५ 

जूनागढ ६२, १०१, १४७, २३२ 

जेहाहुती २३० 

.ढ. जेसलमेर ७६, ६२, १३३, १६५ 

जोधप५र १२२, १२३, १२५ 
ठ 

द्ूक टोडा (भद्रावती) ८१ 
ठ 

ठट्ठा नगर ६१ 
ढे 

ढाका (मू गी पदट्टन) २६ 
त्त 

तचिपुर श्ध्र्‌ 

तणोत (आम) <६, ६१ 

तफेक (('४०४) ६६, ७०, ७१ 

तिलगाना ८५, १२६, १७० 

न्निगते देश (तिरहुत) २०७ 


त्रिपुरी (तेचरी) १४६ 

त्रम्बाबती २० 

तुर्कीरतान १४० 

तेज॑नाम (ताज) श्श्ज 
द्द्‌ 

दघिस्थल (द्ेथली) २०४ 

डडाई ओर विशोषक २०२ 


दुमाऊ' खास या सेन्टज्ञान २०४ 
द्वारका (गोमती) ८१, १२१, १२६ 


दहत्न (चेदि देश) १६७ 
दिल्ल्ी ६१, २०० 
दीनाजपुर श्६ 
दूनापुर श्ध्छ 
देवगढ़ ध्र्‌ 
देलवाडा १८४७, १८५ 
देव पद्ण ४०, १४५२, १४६ 
२२२, २२४ 
च्‌ 

धन्घु का (नगर) २०७ 
ध्रागध्रा श्श्ष 
घारवाड़ २६ 
धारपुर (पालनपुर के अन्तर्गत) 
६ 


चघार५र 
घार (धारा) नगर (नगरी) १३१ 
१४२, १४३, १६६, १८३, २३२ 


( रेध६२ ) 


१८०१, १०२, १०४, ११२० १९१७ 

११६, १२५, १२५, १३१, १५० 

क्टोसन 
ककरोल (काकरोल) प्८ 
केथकोट ( कथादुगे, गणदाबा ) 
८६, ६२, १०२, १५७ 

कन्नौज (कान्य कुब्ज) ३२, ३९, ४६ 


५०८ 


४१, ७३, १२९, १२६, १३४ 

२३७४ 
कपिल कोट (कोरा कोठ) १०४ 

१२१ 
कणावती २०६, २१८, २१६ 
कर्नाट देश १८२, २९४ 
कल्याण (नगर) ६, ३०, 3३, रे# 
३६, ३े८, ६१, ८०, ८४५, (८ 

२५४ 
काठियाबाड ३, ११४, १५७, ९४२ 
कायुल १६५० 


काम्पिल्य (पाचाल देश) १९, १८८ 


कालूभद (नगर) श्र२, ९२३ 
कालिजर २३४ 
कासद (काशिन्द्रा, पालडी) १७० 
काशमीर १२८, २२४ 


काशबवीन (कच्छ मुज) ७०, ७१ 
काशी ८?, ११४, ११६, १३४ 
१५८ १८६, २३४ 


फीबद्दी २५श्८ 


कुम्भारिश ९८५ 

कुरुक्षेत्र ११६, १३४ 

कोलम्ब। पे 

कोल्हापुर श्स्द 

कोचरव (अहमदाबाद). *ध्छ 
२०६, २११, २४९ 
द्च 

खजुराहो २३४ 


खन्‍्मान अथवा स्तम्म तीथे ९, ९ 


३, २ , २६, १३४, २२० 


खुरामान ६०, १६०५६ 
खेटकपुर खेडा. १४, ४६, १४० 
खेरालू (नार) ६२, २६० 
खेरथढ श्य्र 
गृ 
गजनी २६, ६०, ६२, १४६, १४५४ 
१४८ 2५६, १६१, १६४. (१६८ 
१६६ 
गढवत्री तल्नी १५९ 
गजेन नगर श्र 
गरडामा ४७ 
गादे श्ध्८ 
गेडी (घृतपदी) 9७, (०२ 


गोपनाथ, मधुमावती ८, ९१, १७ 
गोड देश १७१, (८ 


( रेध्रे ) 


ने 
चम्दूर (ओस ) ५४ 
चन्द्रसावती पुरी १८५, शबे८ 
चमारडी ३, ४, ५, २५ 
चित्रकूट २३३ 
चूडा नगर न्श्प 
चोटीयका ६५ 
जञ 
जाल्लोर ६१, १२२, १६६ 
जूनागढ ६२, १०१, १४७, २२४ 
जेद्दाहुती २३५ 
_ जैसलमेर ७६, ६२, १३३, १६४ 
जोधपुर १२२, १२३, १२५ 
ट 
दूक टोडा (भद्राचती) ८१ 
ठ 
ठट्ठा नगर ६१ 
ढ़ 
ढांका (सूगी पटल) २६ 
५ व्‌ 
तचिपुर १६५ 
तणोत (मास) 5६, ६१ 
तफेक (४०८) ६६, ७०, ७१ 
तिलगाना मर, १२६, १७० 


न्रिगते देश (तिरहुत) २०७ 


त्रिपुरी (तेबरी) १४६ 

त्रम्बावती २० 

तुर्कीस्तान २४५० 

तेजनास (ताज) १२७ 
द्‌ 

दधिस्थत्न (देथली) २०४ 

डडाई ओर विशोषक २०२ 


दुमाऊ खास या सेन्टजञान २०४ 
द्वारका (गोमती) ८१, १२१, १२६ 


दहल (चेदि देश) १६७ 
दिल्ली ६१, २०० 
दीनाजपुर २६ 
दूनापुर १६५ 
देवगढ़ ६२ 
देलवाडा १८४७, १८४ 
देब पद्चण ४9, १५२, १५६ 
२२२, २२४ 
षृ 
धन्धु का (नगर) २०७ 
ध्रागध्रा श्स्प 
घारवाड़ २६ 
घारपुर (पातनवुर के अन्तर्गत) 
६ 
घार:र 


ज्ह 
धार (धारा) नगर (नगरी) १३१ 
१४२, १४३, १६६, १६३, २३२ 


प 


( शृधछ ) 


२३३, २२८, २७४० 

घोलका २६, २२० 
न्त 

नगर कीट श्ष्८ 

नखन्नाण छ्ं 

नागोर ८४, ८७ 

नारायणपुर १३७ 

नादोल २६, १४६, १५९ 

निगमबोध १०० 

न लागिरि २३७ 

नेथर विहन ( नाथम्बर लेंड मे ) 

श्र 

नेहलबाड १४१९ 

नेपाल २०७५ 
पृ 

पत्तन २२४५ 


पचासर (पुर) २७, ३४, ३६ से 
३६, ४१, ४७६, ४६, ५०, ४३ से ५६ 
पजाधथ ६०, १६६, १६६ 
प्रभास (तीथे)६०, ६३, १६० १०६ 
श्श्र 

पाटए (पद) २५, २६, ६१, ६२ 
६४, 5५, ८१, ८२, ८ड, ८६ 
१४७४, १७२, २५६, २१३, २-५ 
से २२७, २३६८, २३७, २५४ 


पञ्चाल देश श्न्द 


पाटगढ़ ६२ 
पाटडी दर 
पाड य २३२ 
पाडु देश १२७ 
पानीपत श्प६्‌ 
पालनपुर र्श्८ 
पाली १२९ 
पालीताना ६, ७, ८ 
पिल्लानी १२६ 
पीरमसगढ ४ ४, ६५ 
पुण्ड़ १६५ 
पुष्कर १६२ 
पेगू (श्८ 
फ 
पत्नलीटा अथवा पाती २४४ 
चृं 
बढवाण १४०, २१८, २४८ 
बांढयार ४६, ४४५ 
बगाल (वग देश) १७१ 
वम्बई # 
वरसोडा ७६ 
बलमभीपुर १ 
वल्लसर ग्राम २३६ 
वबागड ११, २६, ६२ 
वाकानेर २श्८ 


दाद्यरयात्रारट कह 8 2० | 


( शे६४ ) 


वाभणसर १०२ 
बामनस्थली (चथल्ती) श्र 
वाल खेतर २६ 
वाली (नगर) मद 
बाइलोढ ( भालोद + २२१ 
श्ण्र 

बीक।नेर श्श२ 
बीजापुर र्६ 
बीरसगाम २२७ 
चेराठ शू८, २६ 

भृ 
भचाऊ ८5 
भटनेर १६४ 
भडोच १४४ 
भुगुकच्छ (व्ये गज) ७, १७, १३० 
भद्गावती र्‌र्‌ 
आद्रोद ३९ 
भात्त (प्रान्त) ७१ 
भावनगर ३, ४, २५ 
भीलसा श्श्८ 
_ >म्ुज १०४ 
भोटकट 
म् 

मज्का-मदीना १५६, २२४५ 
सकरान १ 


सगध श्द्र 
मस्डूर १२२ 
सण्डलिक ८ 
मत्स्यपुर (विराटपुर) २६, २०६ 

79७ 
सथुरा ०१८ 
सधुमावती ८, ११, १२ 
मडोबर १६५ 
महाराष्ट्र श्र्र 
साणसा ७६, ८०, ६० 
मागरोल् ६५ 
माडव्री ६४ 
मान्डू २१६ 
सारवाढ़ १, २१, २६, ७६, ६० 


११७, १२२, १२७, १३१, १४५ 
१४६ 

मालवा (मान्डू) ( अवन्ति देश ) 
१, ३१, ३२, १०४, १२०, १४२ 
१४३, १४८, १६०, १६६, १६८ 
से १७०, १७३, १८१, १८३, १८७ 
२१४, २२३, से २९६, २३१, २३२ 
२३६, २३८, २३६, २०१, २४२ 


२४४, २४६ 
माही २, ११ 
साद्दीकांटा ७६, १२२०, २१८ 


सिश्र ६० 


( रे६६ ) 


मुब्जपुर श्ज्र 
मुलतान १४०, १६४७, १६५ 
सूगी पट्टन (ढाक) र६ 
सेबाइ १, २६, ८६, १६४ 
मेवास २०४ 


मोढेरा (मोढेरपुर, मोढ़बर पट्टण) 
१७२, २०६, से २११, २३० 
मोरगढ ग्राम ७६ 
मोराको २४३ 
मोहबक ( मोहवा ) १२०२, २३३, 
२३०, २४५, २४६ 


र 
रगपुर ग्६ 
राजस्थान (रहठाण) ३२, १०२ 
राहमी ६६, ७१ 
तल 
लखतर रशः८ 
छ्न्दन १४० 
लझ्डापुरी ३६, ६२, ६५८, १८३ 


लाटदेश (भूगुकन्छ) ६९१, ६१, ४६ 
४०, ८५, ९२६, १३० 


लाहीर 
ज्ञोलियाना भ 


च्‌ृ्‌ 
चनस्थल्ी, बथली (वामन स्थली) 


६१, ६३, (०० से १०२, १४७ 
बनोड़ घ्४ 


वृन्दाबल २१४ 
बलमभी पुर ७, ५, 5, & १३ से १५ 
१६, २३ से ३४, ४६, ५४ 


बला नगर ४, २७ 
बागर १६६ 
वागड ४७ 
विन्चेस्टर ३६० 
विन्ध्य देश १२७ 
बीरमसगांव ध्म्श 
बिराटपुर (घोलका) २०६ 
विशटनगर २-०, २६ 
विशोषक २०२ 
विश्रोडा ७ 
ब्रिटली गढ १६० 
बीसल नगर १६६ 
वेरावल १४२, १४३ 
वेस्ट मिनिस्टर १४० 
३ सं 
स्काट लेण्ड १३, ४५६ 
स्तम्भ तीथ._ २०, १३४, २२० 
सपादलक्ञ (नागोर) ८५, ८७, ८६ 
२४७, २४८ 
समैनगर (नगर ठठट्ठा) ६२-८. 


सरस्वती नगर १८, झ८, १३२, 
२२२, २२३, २१२६ 
&६6 

२६ 

८४, १८६, १६३, १६४ 
र्श्८ 


सलभाण 

साडेरा (नांडोल) 
साभर 
सायला 


( ३६७ ) 


सिघल १र२ 
सिद्धुुप. ५६, १३१ से १३३, 

१३७, २२२ 
सिंहपुर (सहोर) 5, २६, १३५ 
घिह नगर 4 


सिन्ध १, ६०, ६२, १०२, १६१, 
१६७, १६६ १८३, १६४५, २१८ 


सिन्धु देश २३, ३५ 
सिराफ ६७ 
सिरोही ६५ 
सूयेपुर (सूरन) १२० 
सेन्ट जान (सिंजान) १ 


| सोमनाथ ४४७, १३६, १४०, १५२ 
से १४५, १६१, १६२, १६४, १८६ 
सोरठ १० से १२, ३४. ३७, ३६, 

४४, ६१, ६४, ८६, १५२, १०५, 
१०६, १९१, १२५१, १३६१, १४७ 
१६६ 

सोराष्ट्र १०, १३, १४ १६, ९७ 
२६, ४७, ४०, 5५, ६३, 

१०९१, १२०, २३२ 


श 
शत्रज्ञय ९, ५, ८, १०, १२, ९३ 
५४७ से १६, ३०, ७२ 


शाकभरी पक 
शिकारपुर १४७ 
शिव्रपट्टण (प्रभास) रछ 
शिवताण १६६ 
शीलप्रस्थ ११४ 
शोणितपुर ६० 
शौयेपुर ११६ 
श्री नगर २०६, २४६ 
श्रीपत्तन १४०, १४२ 
श्रीपुर १७४ 
श्री मालपुर २४ 
श्रीस्थल (पुर)! १३५, २४२, २४३, 

ग्ध्र 

हे 

हनगल २६ 
हरज (स्थ्ा8४) ६६ से ७१ 
द्दासी श्प्फ 


छ्वित्रज 


७०, ७ र्‌ 


अनुक्रमणिका 6त्तराष्र) 
१, ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


श्र 

अचलगढ़ के पास वाले मठ का 

लेख २३२ 
अचलेश्चर का लेख ३४१ 
अध्यात्मो प निपद्‌ ध्छ्य 
प्रनेकार्थ कोप श्श्ष 
अनेकार्थे सम्रह श्ष्टप 
धन्य दुर्शत बाद विवाद १४६ 
खअनधराघव ३५१ 
अमय तिलक सूरि (गणि) 

११०, १२६ 


छातिधान विन्तामशि १४७, १४८ 


पअम्विका स्तोत्र ३४प 
अमरचन्द्र सूरि ३४० 
अमीर खुसरो ३६६ 
खरिसिंह २११, ३५० 
शलकार चूड़ामणि १७८ 
शअलकारप्रयोध ३४० 
अलफकार महोदघि श्र 
अप्टाध्यायी ग्र्३ 
धरा 
ध्याटने अफबरी २३० 


झाजियाज्ञाजिकल पर्चे आफ 


इण्डिया १६६, २०१, २०२, ३०२ 


अदिनाथ स्तोत्र श्ष्ट८ 
आवबू का शित्षा लेख २०१ 
आधवू रासा ३५३ 
आधा प्रशस्ति झ्ष्ट८ 
आराधना ३४८ 
आसड़ भ्रीमाल्ी ३५२ 


श्‌ 
इण्डियन एन्टीक्वेरी १४३, १४४, 
१६८, २००, २०२, २१७, ३१४ 


0]0 & ॥)0979907॥ २६६ 
८] 
ड्णादिसूत्र वृत्ति १्श्द 
जणशादिसूुत्र विवरण १४८ 
उद्यप्र भ सरि ३५४७, २४९ 
उपदेश कन्दल्ती की व्याख्या ३५२ 
उपदेश मात्रा १५६ 
उमेद चन्दजी (उमदप्रभु सूरि) 
१६१ 
उल्लाघ राघव श्ष््प 
ए्‌ 
एपितराफिया इण्डिका._ १, १३८, 


१४२, २०१, २०२ 


( 3६६ ) 


370९७ ए/७ /7दरपुणा(665 
0 '07प७० (पए०क 
[+७ रेप्बे 

एशियाटिक रिसर्चस १७८, २१६ 


शो 
श्रोथेलो ३३६५ 
अ।रियण्टल मेमॉयसे ३०१ 
कफ 
कट्टूण काठ्य ३०३ 
कथारत्ताकर ३४१ 
कथारत्त सम्रद् ३४१ 
कमलादित्य २५३ 
कर्णामृतप्रपा २१२, ३४८ 


करुणावजा युध (एकाकी) २५२ 
क्ला-कल्ताव ३४० 
(000०॥78 ०0 ९७१०९एए 709 


२३० 

कृष्णाजी १-५ से १०७, ११४, 
श्श्प, २७४ 

क्राऊत्थकली श्श्न्‌ 
काव्यानुशासन वृत्ति १८ 
किंग रिचाई ततीय ६४ 


हीति कोम्ुदी . ६८, २१०, २२१, 
२७३, ३४5, ३४६, ३४८ 
कुमारपात्ञ चरित्र. ११७, १०२, 
१२५, २०६, २६५, ३५०, ३५४२ 
कुमारपालग्रवन्ध ६०, १०४, 
*८छ, १३-, १४४५, १४८, १७५, 


१७७, १७६, १८९ से १८३, ९८८, 
१६०, १६३, १६७ 
कुमारपातप्रवन्ध भापान्तर २०६, 


२०६ 

कुमारपाल प्रबन्ध गु भा १७३ 

कुमारपाल प्रवोध १४७ 

कुमारपाल रासी १७७ 

कुमारपाज़ रासा गुत्तराती. १२५ 
ख 

खुलामा तत्रारीख २२५ 
ग्‌ 

गणधघरात्रत्ती इ्श्रे 

गशणशपाठ १८६ 

गाला शिक्षालेख २०२ 

गिरनार के लेख श्व्र्‌ 


गुजराती चतुरत्रिशति प्रवन्ध॒ ध्छ 
(जीप्रा।800 >६६ 
गारीशहूर हीराचन्द ओका २०१, 

२३३, ३३६, ३४५ 


चतुर्विशति जिन स्तोच्रादि. ३४१ 
चतुविशति प्रबन्ध. १२४, १२८, 
१७५, “८२०, १६१, २७३ 

चन्द्‌ बरदाई (वार:८) . १७७, 
२२६, २३०, २३१, २३०, २३६, 
२४१, २५१, २४६, २५७, २६७, 
२७७, २७६, ब्छ० 


चांचयाक ३४५३ 


( ४०० ) 


छ 
छन्दोनुशासन वृत्ति १४८ 
छन्दोरत्नावली ३५० 
जञ 
जगदेव ककाली का ख्याल १ 
जयन्तदेव ३४३ 
जयसिंह सुूरि ३४७, रे४र 
जरनल आफ आरियण्टल 
इन्स्टीट्यूट, बड़ीदा._ ३४६ 
जलोत्सगे मयू ख ३०६ 
जातिव्या वृत्ति १४६ 
जान वर्गोइन (सर) श्ध्८ 
जायसी कृत पदमात्रत श्६्‌ 
जिनदेध स्तोत्र १४७ 
जिनभद्र ३४५१ 
जिनमण्डन गण श्छ५ 
जिनविजय मुनि ३४१ 
जीवबब न सूरि १४१ 
जूनागढ़ के लेख २०२ 
जेरमी ठेलर ६३ 
जैसलमेर का इतिहास ६८, १०२, 
२६६ 
ट्‌ 
ट्रानजैक्शन्स आफ दी वाम्वे 
लिटरेदी सोसायटी. १०६ 
टॉड (कर्नल) १९२५, २०८, २३०, 
२३२, २३३ 


टॉड ॥798ए88 ॥ ४४९४०90 


पएञाता4 १४२, २०६, २६६ 
टॉड राजस्थान २, २०४ 
त 

तबकाते नासरी 
जञ 


दुव्याश्रय. ६६, ६७, ११०, १९४, 
१२६, १३३, १३४, १३८, १४०, 
१४७, १६३, १८१, २१०, २७६, 

२७८, २६४, २६४५ 

बच्षिण का प्राचीन इतिहास १०६ 


दामोदर ३४३, - 
दृताहद्‌ रे 0 
देवचन्द्राचाये १४६, १४७ 
देवप्रभ सूरि ३५१ 
देव सूरि ६२, ६३ 
देशीनाममाल्ता रत्तावबली. १४८ 
देश शब्दसप्रह बृत्ति १८ 
दोहाद का शिलालेख २०२ 
| 
धर्मसागर ३१४: 
धर्मा स्युद्य ३५१ 
धर्मोपदेशमाला ३५२ 
घातुपाठ वृत्ति 
धातुपाठ परायण ओर बृति 
धातुमाला निघट शेप ८४१ 


हि 


( ४०१ ) 


घार राज्य का इतिहास ४३, १३२ 


न्त पर 
नन्दि पुराण 3१० 
न्यायकन्दली पर टिप्पणए.. ३१४ 
न्यू स्टेण्डडे एन्साइक्लो- 
पीडिया (दी) श्छर 
नरनारायणनन्द महाकाव्य 
३४६, १४८ 
नरसी मेहता २४७ 
नरसी मक्त का साहेरा र्४७ 
नरेन्द्रप्रम सूरि (विदुध चन्द्र) 
श्ध्र 
तानकमूति ३४६ 
नानूलाल 4 
नारचन्द्र ज्योतिष (ज्योतिष सार) 
३५१ 
नारचन्द्र सूरि ३४१ 
निर्मेयभीस व्यायोग ५६१ 
नेमीनाथ स्तोत्र श्ष्टद 
नेपध काव्य श्श्८ 
// 
प्‌ 
पट्टाचली 3१४ 
पृथ्वीराज रालो. २२६, २६३ 
प्रबन्ध कोप ६४०, ३५३ 


प्रवन्ध चिन्तामणिण (८, ६०, ६७, 
१०३, ११६, १२३ १५८, १४०, 
१४७६, १७२, (७८, १५०, १६२, 
१६३, २२७, २७३, २७७, ३१६, 

३२१८ से ३९० ६४७, 2५5 

प्रबन्ध चिन्तामणि गुजराती सभा 
ग्रन्थावली १७६, ३१६ 
प्रबन्ध चिन्तासशि दिन्दी »सुचाद 
१७३ 

प्रवन्धावली ३४१ 

प्रबन्ध शत १६१ 

प्रभावक चरित ११७, १४४, १६५ 

ग्रभाचन्द ११७ 

प्राकृत दूव्याश्रय और वृत्ति १४६ 

प्राकृृत प्रयोध 


३४१ 
प्राचीन जेल लेख सग्रह ३४० 
प्राचीन गुजरात श्ध्द 
प्रे ससागर २७७ 
प्लूटाक ६४ 
पत्रित्र योग शास्त्र 9छु७छ 
प्राण तोपणी १२१ 
पांडव चरित्र १४६, ३५१ 
पाश्वेचन्द्र ३४७७ 
पाश्वेनाथ चरित्र ३५२ 


पिक्चरस्फ इल्लस्ट्रे शन्स आफ 
का हक का 
ऐन्शियन्द आकिटिक्‍क्चर इन 


हिन्दुस्तान ३३१ 


(. 8०२१ ) 


पिपल्लाचाये ३४३ 
पुस्यविजय जी # ४६ 
प्रावन प्रवन्ध-सम्रह ३४१, ३४३ 


पू्ते कमलाकर ३०६ 

पूर्तेद्योत ३०६ 

पून्ता ओरियन्दलिस्ट २०२ 
फ 

फ़रयूसन ३०४ 


फरिश्ता ६६, १४६, २२१, २२४, 

२२५, २६७, २७०, २७९ 
फ़ार्गेस ३७० 
फिरोजशाह की लाट का लेख १७७, 


(५ 


ध्‌ 

चैंकन (लाडे) १८७ 
चड नगर प्रशस्ति १३८ 
बड नगर का लेख र्ण्र्‌ 
बगाल ऐशियाटिक सोसायटो ६६, 
ब्श्८ 

भजलाल कालीदास शास्त्री १५८ 
वर्जेस ३०२, ३०३ 
वर्नियस १७१ 
बलायल सूत्र वहदबृत्ति १४८ 
बालचन्द्र... ३४२ 
बाल भारत ३४० 
वृलर (डा>) २९७, २१८, २२७, 
*२२६, २७३ 


बेली (सर) २२६ 
बोस्तों १४५ 
सर 
भडुली ॥ 8४ 
भद्रकाली का लेख १४४ 
भद्रेसर का शिलालेख श्ग्द्न 
भविष्योत्तरे ३१० 
भाऊदा जी (डा०) २७३ 
भारति ३४६ 
भावनगर इन्सक्रिशन्स्‌. ११८ 


भावनगर प्राकृत ओर सस्क्त लेखों 
की अग्नेजी पुस्तक १५४, २००,२०२ . 


भावनगर प्राचीन शोध सम्रह 
न्श्र 
भोगीज्ञाल जे० साडेसरा_ ३४६ 
म्‌ 
मम्मट कृत काव्य प्रकाश के 
प्राचीनतम सकेत श्श्र 
महाभारत ३४६ 
महाबीर द्वात्रिंशिका १छ६ 
मद्दीपतराम रूपरांस (राव साहब)... 
१०८७ 
माय २०४, ३४६ 
साशिक्यचन्द्र ३५२ 


मिरात अहमदी ३४४, ३४४, ३६० 
मुरारि कृत अनघ राघव पर टिप्पण 
३५१ 


( ४०३ ) 


मेरठ की तयारीख १५७ 
भेरूतुग ६०, ६६, १००, १०२, 
१०६, १०६, ११३, ११४, २१०४, 
१४० से १४२, १७४७, १८१, २०१, 


२१४, २१७, २२०, २२७, २श८, 


२७७, २६१ » ६४५, ३१ ७, ट््‌ १४, 
३१६, ३१८०, २२२, 

मेंरुविजय ३४७ 

मेथज्ञीशरण गुप्त ४ 
ये 

यशोधर ३५३ 

यशोवीर ३४६ 

3 यूनाइटरड स्टेस्टस्‌ जेल... शधट८ 

योगानुशासन १५६ 

योगशास्त्र श्ष्टद 
रं 

रशछोड जी दीवान 

रतनमाला 


हर 
१६४, २७४ 
रतिराम दुर्गाराम दवे १४४ 


राजकाल निर्णय १३६ 
_. राजवशावल्ी १२२, ३४४ 
राजस्थजन्त पुरातत्वान्वेपएं! सन्दिर 
४९ 

राजशेखर सूरि ३४७ 
राजस्थानी चांता १, ५६, ५७ 
शंमचन्द्र १६१, १६३, २१३, २१४ 


राम शतक २१०, ३४ 
रायल एशिय टिक सोसायटी १०६ 

१४४, ३५३ 
राप्ट्रमापा (पत्रिका) २४६ 
२७ए७४ए २६७ 


रिवाइज्ड लिस्ट आफ एन्‍्दीक्वे 
रियन रिमेन्स इन बाम्बे प्रेसी 
डेन्सी 


ब्ण्श्‌ 
रेबन्त गिरि रास ३५४० 
लें 
लक्ष्मीतिंलक २७६, रउ८ 
लकच्सी सागर ३२७ 
लाखन मन्दिर का लेख... १४२ 
लिंगानुशासन ५४८ 
लिंगानुशासन वृत्ति श्छ्य 
ज्िंगाठुशासन विवरण श्ष्ट्द 
लेशाजय तिलक २७६, २७८ 
चृ 
वसई का शिलालिख १४४ 
चसस्‍्तुपाल तेजपाल चरित्र २७३, 
शेश्रे 
बस्तुपात्न तेजपाल श्रशस्ति. ३४७ 
वस्तुपाल प्रवन्ध श्छ३्‌ 
चस्तुपांच राखा ३४७ 
बसन्त विलास १३८, रेश८ 
चासुदेव शरंण अग्रवाल श्ध 


( ४०४ ) 


विकल ३५३ 
विचार अ्र णी ग्श्८ 
विजय सेन्त सूरि. ३४०, ३५१ 
त्रिशति बीतराग स्तब॒न श्छ्च८ 
विशति बीतराग स्त्रोत १४७ 
विश्रम सूत्र १४८ 
प्रिसल शाह के देवालय का लेख 

३३: से ३४१ 
विल्सन (मि०) २१६ 
विवेक कालिका श्श२ 
बिन र पापद श्शर 
विवेक मजरी की व्यास्या. ३७२ 
ब्रिषणुघरम तिरे ३०६ 
बीरनारायण प्रशस्ति ३४८ 
वेरात्ल का लेग्व १११ 
वद्यनाथ प्रशस्ति ३७८ 
वेरिसिंद ३४३ 

स 

सद्यपति चरित्र ३५१ 


सम्क्नन साहित्य का इतिहास २७१ 
सस्कृत द् याश्रय और बृत्रि 
जि ९०७३ फिंडा0तए.. 0 
गाता9 रे 
स्थादि शब्द समुख्बय ३७ 
साग्स आफ रोलाएड (दी) २ 


मिद्दद्देम शब्दानुशासन बृहदू 
वृति ओर लघुत॒ति १४८ 
सिंहदेव मूरि १४१ 


सुक्तावत्ी ३५० 
सुकृतसकफीतेन २११, २२०, २७२, 
२७३, ३४७, २५० 


सुकृतकीर्ति कल्लोलिनी. ३४७ 
सुभट ३४० 
सुभाषित रत्नकोप ३५३ 
सुरथोत्सवत. २१२, २७३, 3४८ 
सुयेकरण पारीक_ १, ५६, ५७ 
सोमश्वर देव २१२, ३१८, ३४६, 

शा 
शंकर स्वामिन १६० 
शदट्भपराभब॒ व्यायोग ३४६ 
शान्तिनाथ चरित्र ३४२ 
शेक््सपीयर ७३, १६८ 
शेप सम्रह मात्रा श्श्घ 
शेप सभ्रह सारोद्धार भ्ध्द 

था 

एे 
हजारी प्रसाद द्विवेदी ३१६ 
हम्म र मदमढन 3३५६, ३४१ 
हयुआन साग १२९ 
हरि गीतिका ११४ 
हरिहर इश्य से ३४० 


हेमाचाय ( हेमचन्द्र सूरि ) ध्ग् से 
६६, ११७, १२४, १४४, १४७ से 
१४६, १४५ से १६२, १६४५, १६६, 
१७४, १७६, १८१ से १८४, १८७ 


( ४छ०श ) 


से १६२, १६०, २०२, २०५, २०७, 
ब्‌ ०८, ब्‌ ५ ४, रजद, रडष्८ 


हा 


हेमकोप १४७ 
हेम न्यायार्थ मजूपा मजूपिका 

५ध्र८ 
हेस व्याकरण १४७ 


हेमबादानुशासन वीतराग स्त्रोत 
१५६ 
३०९ 


3११ 


हंण्डबुक आफ आर्किटेक्चर 


सकते हक मणनन जन 


श््ृ 
श्री गुशुचन्द्र २७७ 
श्री व्धसान आचाये २७६ 
श्री वीर चरित्र १६७ 
श्री हपे ३४८ 


त्र 
श्रिषपप्टिशल्ञाकापुरुषप चरित्र १४७ 
जिपष्टिशलाकापुरुष चरित्र 


परिशिष्ठ पर श्ष्८ 


| सवनक»»» अम«क बने 


२, ऐतिहासिक व्यक्ति 


ञ््ू 

छाकवर १२० 
अगनसेन ३४१ 
पप्रजयपात, श्ध्प 
अजयपाल. (देव) १८४७, १६१ से 
१५६३, २९१० से २१३, २१५ से 
२१७, २१६, २२०, २२२, २९७, 

२६५ 
अजयचन्द (जयचन्द ) २३० 


अर्योराज (अकुर, आनाक, आज्न) 
४६, ११४, १६४, १२५, १२७ से 
१३४७, १४०१, १७७, १७८, १८०, 
१८१, २३०, २७४, ९८६, रे१४ 
अनद्भपाल (अ।कपाल ) २३०, २३१ 


अनौरस घिलियम (विलियम तृतीय) 

२५१ 
अनुपसमा ३४७, ३४३३ 
अपरादित्य १५४ 
अबुइन्नाहिम (खोजा) १११ 
ध्मरभयर्सिह्‌ १११, १७६ 


अमरतसितद शेव्रडा २३४, २३६, 
२३७, २३६, २४० 


अमीर रुपनुद्दीन १११ 
अमर कु वर वा ३४७5 
आअजु नदेव. १११, २२८, २२६, 


न्ष्८ ह। ३३४ ३ ह। इ््‌ भ्र ४ 


अरिसिंह २३३ 
अलाउद्दीन ( खुनी ) खिलजी ७ 
१४६, २७३, ३४४ से ३४६, ३४८, 

३६६, ३६७, २३६६ 
अल्ाउद्दीन जहांसोज २२३ 
अलफ खा (अलूय खा अल्प खा) 
१५६, ३४५, २४५६, ३४८, २४६, 


३६२ से ३६५, ३६८ 
शल्लठ २३३ 
अल्दृण (आसपाल) ३४९ 
अलीकरमाज २२४ 
असिल ६६ 
अशोक ध्८ 
अशॉोबल १३२ 
अश्वराज (आशाराज) ३४६ 
अहमद शाह प्रथम १५६ 
अहल्याबाई १४७, १५८ 
अहमद ३१३ 

ञा 


शआगस्टस (ज्यूलियस सीजर) ३११ 


अनाक (सामन्त) ३१४ 
आनन्ददेव २३० 
आभड सेठ १७१ 
धआाथु (दस्डाधीप) ३४६ 


आमभट्ट ( आम्वड, अम्बड़-देव ) 
१४० से १४५, १७३ से १७४, १७७ 


अर, 


( ४०७ ) 


२१४ से २१६ 

श्रालणदेत्र २०० 
आलिज्ञ कुमार ११४, १९२, १२१, 
२०४५, २८४ 

आसपाल श्ध्छ् 


आहड ( आस्थलदेव, चाहडदेव ) 
१३३, १४५ से “६२, १७५, (७६, 
१६९, १६२ 


ड् 
इच्छुन कुमारी (इच्छनी देवी ) 
२३४, २३५, २४६ 


इन्नाहिम १२९ 

इयोगा ३६८ 

बच्वाकु ६३२ 
उ 

ड्गा ६१, ६१ 

उगावाला श्ध 


उदयत (मत्री) ११५, (१७, १२२, 
१२३, १३३, १३६, १४१, १४२, 
१४७, १४६, १७०, से १७४, १८४ 


१८५, २०७, २१४, *८०, से 
नु८घ5, ३८०० 

उदयसिंह ३४९, ३४६ 
उर्दींग बाहु ग्४५ 
उद्यादित्य १ से ५, १०, २३, २७ 
४३, ४५ 


उमद सिद्द १७६ 
उर्दायन (डर्दि देश का राजा) १३१ 
द् 
ऊदर २०४ 
ए्‌ 
एडबड ६२ 
| 
ओरहजेत्र १७१ 
कफ 
कनकसन 3१२ 
ककाली भादणी 9,५४०, ४5 
कस २४७ 


कन्ह चौहान २४०, २४१, ९४५, 
२४० से २५२ २५७, २५५, रेश८ 


से २६१, २६३ 

कपदी १७३, १७८, २१३ 
कमाल खां श्र 
करण बाघेला ३४५, ६५४ से ३५६, 
३६९१ से ३६६ 

कर्णराज़ (गयाकर्ण. १७६, ९८० 


कर्ण सोलद्ी ४३, ५७, ६०) ११३ 
से ११५, ८४ 


क्रीम खां ११, २६६ 
ऊृष्ण (सामन्त) १३५ 
कृष्णुचन्द्र ६६, २४७ 
कृष्ण कत्रि ३४३ 


( हेण्८ ) 


ऋष्णराज देव ३३६, ३४० 
काक १३१, १३४, १३४ से १रे८ 


कान्ददेव ११४, १ ६: १२१, १२३, 
र्प्श 


कान्हड़ देव ३४० 
कान्हड़ देव (पहला) (दूसरा) १ ३६ 
कामलवा ( कामल देवी, सोनल ) 


श्दर्‌ 
कालभोज २३३ 
कालयबन र्ढे3 
काला भेरतर ४६, ४२ 
फीर्तिपाल १६१४, ११६ 
कीर्तिपात् ३५१ 
कीतिराज १०६ 
दीर्ति वर्मा २३३ 
कुतुब॒ुद्दीन ऐवक . २६६ से २७१ 
कुड ३०४ 
कम्मकरण (महद्दाराणा) २३२ 
कुमार देबी ३४६, ३४७७ 


कमारपाज्तन २, ६5, (००, ११० 
११६, ११३ से १९५, ११७ से 
१२७, १२६ से १३६, ९३४८ से 
१५४, १४७, १४८, (५९, (४४, 
१५ १६०, २ 
स ५७०, (४७४ १७८ 
१०१ स ९5: 5उघस १२ 


से २१३, २१५, २२०, रे३३, २१५० 
२७७ से २७३, र२े८४ से २८६, 
२६०, २६३, ३१४७, ३१४५, ३३६ 
कुमुद चन्द्र ६१ से ६३ दर 
कुलूक (वैश्य) ११८, (१२ 
कूम देव २५? 
कदार सिह १३६ 
केल्हरण॒देव २०० 
केल्हाण १९८ 
केशव (मत्नी) ३५४ 
कमास २४४, २५७, २४८ 
कोला देवी ३५७, ३६७ 
रद 
ख्‌ 
खसराज १६५, १८१ 
खुसरू शाह व खुशरू मलिक २०२४ 
खिजिर खा ३६६, ३६८ 
खीचीराब २४४ 
खुमाण स्वर 
खेलादित्य २०० 
गृ 
गजसिंह जी भाटी श्श्ा 
गडराद्ित्य १०६ 
गगदाभी २३६ 
गभीर ४, ६ 
_ गयासुद्दीन वबलब॒न श२४छ 


गयासुद्दोन सहम्मदशाह 


५ 


| 


( ४०६ ) 


प्रेहरिपु ४६, 4७, रेप६ से २८८ 


गागा तेत्नी रद 
गोहाजी जाडानी १३२ 
गिरजा देवी १६६ 
भुलितल र३३ 
गुइसेन अथवा ग़ुद्दिल २३१ 
गुंदाषित्य २३१, २४२ 
गूबल दूसरा १०६ 
गोकुलदास २३६ 
गोपाल ज्राक्षण १३४ 
गोपीनाथ २८६ 
गोविन्द्राज १३३ 
गोविन्द्राब २रश्र 
गोविन्द हरिसिंह २३६ 


गोनदीय (गोनदे का खजा) १३० 
गोरा खेतर पाल घ६ 
गीबिन्द चन्द्र २३०, २३९ 


गोचारक (गूबल पअथस) १०६ 
न्च्‌ 

चज्धदेज छ9 

'चण्डप ३४६ 

चण्डप्रसांद ३४५ 

घड़देव (देवमुनि) १४६, १४७ 

घन्द्रदेव १३० 


पन्द्रसिंद देवधण, चन्द्रचूड़ ६१,६४ 
घन्द्रादित्व १०६ 


चाचिग 
पामुण्डराय 


१५६, १४७, २३५६ 
२४४, २५४८, २६७, 
३१७ 

घाल्से प्रथम २८१ 
चाहड़ (चार भठ) १२३, १२४, 
१२८ से १३०, १६८, शेश२ 
चुडासमा १५७ 
चोड सिद्द २३३ 


जगज्योति २४५१, २४२ 
जगदेच परमार १, २, ३, ४ से 
१४, १६ से २८, ३१, ३४, ३६ से 

४०, ४२ से ५७ २५८ 
जगधघत्र्ञ (जगदेब का 'पुत्रे ३७ 
जतिंग (पहला, दूसरा) १०६ 
जयचन्द सठोर २३६१, २७२ 
जयत सिंह, जयन्तससिह, जेत्रसिंह 


३५१, ३५३ 
जयदेव (भाट) १८४, १८६ 
जयन्तर्सिष्‌ २७२, २७४ 
जयपाल 'अजयपाल) चर 
जर्योर्सिह्‌ श्ष्ट३ 


जयसिंह (चीसलदेव का पुत्र) १७७ 
जयसिंद देव 


२४५ 
जयशेखर श्८७ 
जरासंघ श्छ्ऊ 
ज़्ल्हद्सु १३७ 


( ४०८ ) 


कृष्ण्राज देव ३३६, ३४० 
काक १३१, १३४, १३७४ से १शे८ 
कान्हदेव ११४, १ ६, १९१, १९३, 

र८४ 
कान्हड़ देव ३४० 
कान्हड़ देव (पहला) (दूसरा) १३६ 


कामलता ( कामल देवी, सोनल ) 

श्८र 
कालभोज २३३ 
काज्यबन रहे 
काला भेरत्र ४६, ४ 
फीर्तिपाल ११४, ११६ 
कीर्तिवाल ३५१ 
कीर्तिराज १०६ 
कीर्ति वर्मा २३३ 
कुतुबुद्दीन ऐचक . * ९६ से २७१ 
कुड ३०४ 
कुम्भकरण (मद्दाराणा) २३२ 
कुमार देची ३४६५, २४७ 
कुमारपाज् २ ध्क, (८८, ११०, 


१११, ११३ से ११५, ११७ से 
१२५७, १०२६ से १३६, (हे८ से 
१५४४५, ९४७, १४८, ५१५९१, ९१५४, 
२१५७, १४५८, १६०, १5३, ५5७५ 
स १७० ९७२, (७८ से १७६ 
१८०१ से १८०, (८८६ स १६४ ?६६ 


डर 
व्७जु नण्ज 


कर 9 
9 3 59० 


ध्ज् 
| हु 
ब्ल्क जद ्‌ न छ्प $ 


से २१३, २१५, २२०, २३३, २३४० 
२७४ से २७६, श८४ से २८६, 
२६०, २६३, ३१०७, ३११५, ३३६ 


कुमुद चन्द्र ६९ से ६३ 
कुलूक (वैश्य) ११८, ६११२ 
कूम देव है 8॥ 
कदार मिंह १३६ 
केल्हणदेव २०० 
केल्हाण १्र८ 
केशब (मन्नी) ३५४५ 
कमास २४४, २५४७, २४८ 
कोला देवी ३४७, ३६७ 
ख 
खसराज १६४५, १८१ 
खुसरू शाह व खुशरू मलिक २०४ 
खिजिर खा ३६६, ३६८ 
खीचीराब २४४ 
खुमाण श्३१ 
खेलादित्य २०० 
गम 
गज्सिंह जी भाटी ३४६ 
गडरादित्य ५१०५ 
गगदाभी २३६ 
गभीर ४, ६ 
. गयासुद्दीन चलबन र२४ 


गयाझुद्दीन सहम्मदशाह. रर 


( ४०६ ) 


प्रादरिपु ५६, देऊ, शेप से रे८८ 


गागा तेह्ी रेप 
गोहाजी जाडानी १३२ 
गिरंजा देवी १६६ 
गुलिल २३३ 
गुइसेन अथवा सुहिल. *३१ 
शुदा्त्तय २३१, २३२ 
गृूवल दूसरा १०६ 
गोकुलदास २३२६ 
गोपाल ज्राह्मण १३४ 
गोपीनाथ र८६ 
गोविन्द्राज १३३ 
शोविन्द्राव २५२ 
गोविन्द हरिसिंह २३६ 
गोनदीय (गोनदे का सजा) ६३० 
गोरा खेतर पाल ४६ 
गोविन्द चन्द्र २३०, २३१ 
गोचारक (गृवल प्रथम)... १४६ 
न्च्‌ 
चद्देय ७99 
5 पंण्डप ३४६ 
चण्ड प्रसाद शे४५ 


चद्धददेव (देवमुनि) १४६, १४७ 
ध्वन्द्रदेव १३० 
चन्द्रसिंह देचचण, चन्द्रचूड़ ६९,६४ 


चन्द्रादित्य १०६ 


चा्चिंग १४६, १४७, २३६ 
चामुण्डराय. शश्हे, रेश८, २६७, 
२१७ 

चाल्से प्रथम ण्८ 
चाहड़ (वार भट) १९३, १२४, 
श्द्द् से १३०, १६८, रे२२ 
चुडासमा (शक 
चोड सिंह २३३ 

जज 

जगज्योति २५१, २५२ 
जगदेच परसार १, २, ३, ४ से 


१५४, १६ से २८, ३१, ३४, रे६ से 
४०, ४९ से ५७ २१८ 


जगधघवल (जगदेव का पुत्री. ३७ 
जतिंग (पहला, दूसरा) १०६ 
जयचन्द सठोर २३१, २४२ 
जयत सिंह, जयन्तसिंह, जेन्रसिंह 

३५१, ३५३ 
अयदेव (भाद) (८४, १८६ 
जयन्तर्सिह रजर, २७९ 
जयपातल ज्अजयपाल) र्‌ 
जर्यसह्‌ 


१४३ 
जयसिद (बीसलदेब का पुत्र) १७७ 
जयसिंह देव 


द्हर 
जयशेखर धन 
जरासंघ २४७ 
जल्द 


4३४ 


( ४१० ) 


जसपाल १३६ 
जसराज १३६ 
जेसाधवल श्ध्८ 
जशकर्ण (सेठ) १०० 
जशभान १८० 
जाडेजी घ्७ 
जादब सींघण १०६ 
जाम्ब अथव। चम्पा ६०, रे८६ 
जाम रायधण श्श्रे 
जामोती ( जाम्बवती ) २० से २६, 

श८, २६, २२ 
जालधर (देल्य) १२१ 
जिज्जू रैबारी श्ध्८ 
जीमूत केतू १०६ 
जीवणरास २६६ 
जूलियस सीजर 3७६, ७७ 
जेठीसल ३४६ 
जेसल १०१, २६६ 


जेसल (देवदत की लड़की) ६५ 
जतसी परमार २३४, २३४५, २४५४ 
जैत्रसिंह 


२३३ 
स् 
मगइशाह ३४३ 
मूड (भाण का पिता) ्ऊ 
छठ 
डगत़ भाद छ्० 
डगायच्चो ८१ 


डू गरशी २१, ३२, रे४ 
दे 

ढुण्डराज १३६ 
त्‌ 

त्गुजी (यादव) ६६, १०० 

ताजकु वर श्४भ८ 


तेजपाल ३१७, ११६, ३१७, २९६ 
से ३०३, ३३० से ३३२, २३२४४, 


३४६, ३४३ 
तेजसिंह २३३, ३४० 
तेलिप श्८ 
तेमूर १२० 

दद्‌ 

द्विज चाहड़ (सचिव) ३१७ 
दादाक १० 
दामोजी १३६ 
दाराबरज २७७ 
दाहिस २५४ 
दुर्धरशकानिका श्र 
दुलेभराज २७६ 
दुलिया ध्श् 
ठुलेभसेन सोलकी ५६ 
दुसाज ६८, ६६ 
दूढा दिदा) ८०, ८१ 
देवाईत ६१, ६२ 
देवप्रसाद ११३, ११५ 
देवराज श्ट५्‌ 
देवराज पट्टकील ३१६, ३१७ 


देव देवी ६८, ११७, १२४५ 
देवलदेवी कुमारी ३६१, ३६२, 
३६५, ३६६, ३६८ 


देवश्री (आरीदेवी) ११६, १२२९, २०४ 


देवेन्द्र (१३४ वां पुरुष) ६६ 
देसल (देवल) ६५, ७१ से ७४, 
उप से ८१, ८५ 
थे 
धन्धुक् १३६, ३२१८ २३६ 
धरसेन ट्वितीय २३१ 
भव भट्ट १३६, ३३८, ३३६ 
. चाघु 5७ 
धारावपे.. २३४, ३३८ से ३४० 
घुधल २७४ 
धघूप्राज १३६, हे३८, ३३६ 
त्ृ 

न्यामत खां १४७ 
नरपत ६६ 
न्तरवमदेव | 
तरवमा २३३ 
नरबाह २३३ 
नरमिंह देव १७६ 
सबयन ४ से ६४ 
नाइम्स १०६ 


नाखुदा अवुइन्नाहद्दीम ऐे४३, ३४४ 
नाखुद नूर॒ड्द्दीन फीरोज ३४३,२४४ 


नायकी देशी २१७ 
निडेर राठौड़ २५०, २४८ से २६० 
नुसरत खां जालेसरी १४६, ३४४, 


इश्ए, रेए& 

नेल्द्ाण श्श्द 
नोशेरच्रा २०६ 

पृ 

पत्मर्सिह् 5 
प्रताप सत्ल॒ १६१, १६२, ३१४ 
प्रतापसल्ल गज़ा ३२४४ 
प्रतपसिद्द ११०, २३६, २४२, 
२४१ 

प्रथा २३१ 
पृथ्वीराज चौद्दन २३१, २३४, 


२२६, २४०, २४१, ६४५, २४८ से 
२६२, २९४, २६५, २८०, २८४ 
प्रव्द्दादूल देंत्र २७०, २७१, ३३८, 


३३६ 
प्रसगजास यादव २४५ 
परप्तद देव श्श्८ 
परशुराम ६१ 
प्रे मल देवी ११४ 
पलु गदेव ३४७ 
दाड तबर र्श्९ 
पालुक देव ३४३ 
पाहिणी १९६ 
पृरविग कि 


( ४५९२ ) 


पुडीर २५९ $ श्श्४ 
पुष्पवती ब्प्र 
पूरणपाल श्स्श 
पोपक्त्षीमेन्द सप्तम्‌ ३०२१ 
फ 
फफरूद्दीन मसूद २२३ 
फीरोज १११ 
फीरोज कोह २१३ 
फूलजी ४५, ४६ 
फूलमती ४६ 
ब्‌ 


घक्कुला देवी (चडला देवी) ११३ 


घप्प अथवा (बप्पारावल) २३१ से 
२३३ 
नद्मदेव (भ्रीम देव ?) २२७ 


घल्लालसेन १०६, १९६, १२६, १३१ 
१३२, १३७, १३६, ११८ से १४० 

१४१, १६७, ३३६ 
घतीभद्र २४४, २४६, २५१ 
चाघेती २से ४, ७, १० से १२ 


82 
बाल्लु जी १०१ 
चाबरा भूत ७६, १७६, ३४७ 
चारप श्श्द 
चाज्नचन्द्र १६१ से १६४ 


अल सृल्तराज (बालाक) २१०, 


२१८, २२४, २२८, रेरे८ 


वीजड ;्र्ष १ 
बीज ६६ 
चीज धत्रल चप 
चेरम 8 
भृ 
भगवान २३६ 
भगड भाट ० 
भंत भट्ट २३३ 
भंतृ हरि १३६ 


भाव बृहस्पति १५० से १५२, १५४ 
१४८, १४६, १६२ - 


भास्कर १४४ 
भीमदेव प्रथम १००, २२६, २६ १, 
ग्ध्७ 


भीमदेव द्वितीय ( भीम चालूक्य, 
भोला भीस) १११, ११३, २१०, 
२१६, २२१ से २२३, २२४ से 
२२६, २३२, २३४ से २३६, २४२ 
से २४४, २४६, २४६, २५०, २५२ 
२४३, २४६ से २५८, २६०, २६३ 
२६४, २६४, २७२, २७४, २७४, 
३१३, ३१५, ३४०, ३४३, २४७, 

३६२ 
भीमदेव (शकरदेव का भाई) ३६३ 

३६४ 


भीमदेव लघु ३१४ 


भीमसिह (किसान) ११४, १९२ 


भीससिह ठक्कर ३४४ 
भूपत ६६ 
भूपाला देवी १२२, १६६ 
भूत्रद (सूंड) रद 
भोज २३३ 
भोज (पहला, दूसरा) १०६ 
भोज़देव १०१, २६६ 
भोजराज २, २५६, २८४ 
स्‌ 
सदन (सदन फीति) २५३ 
सदन चन्द्र २५० 
सदनप त्ञ २३० 
मदन राक्ती ३१६ 
भमजुछदून ३४४ 
सगलशित्र श्ष्ष 
मंद्य जी १०१ 
मंडलिक श्र 
सडलेश्वरसिंह ११२ 


सयणज्ञ देवी (मीनल देवी मील- 
णुदे) ४७, ७5, ६०, ६३, १०२, 


१९०, २८०५ 

मलिक काफूर ३४८, ३६१, ३६२, 
३६७ से ३६६ 

मलिक छुतुबुद्दीन र्क्र्८ 


मल्लिका जुन १३८, १४२ से १४५, 
१६२, १६७, २८५४५ 


मलीसन्सख ३१६ 
ससाऊद तृतीय ६१ 
सहमूद ३१३ 
सहमृद गज़नवी ६६, २२०, र२े२३, 


२२६, २६६, ३२१, ३४५४, रेड८ 


महवृद वेगडा ६६, १४५७ 
महानन्द १४३ 
सहायिक २३३ 
महिपात्त ११७, ११६, २१० 
महेन्द्र ३४० 
माणेरा ८१ 
मातुत्री ४, ९१, ७, 
साधव ३५४५, ३५६, ३५६ 
मानसिंह ३४१ 
मारसिंह १५६ 
मालदेव (राणाक) १६११ 


मूलराज ४६, ५६, ६७, ६६, १०८, 
११२, १८१, १८४, ब्‌० 9, र८७, 
श्८७, श्८६, ब्प्थ८, २६० 


मूलराज़ दूसरा ( वात्ष मूलराज ) 


२१७, से २२, २७१ 
मुल्क १११ 
झुकुन्द्‌ र्श३्‌ 
मसुचछुन्द २४७ 
सुजफर शाह प्रथम श्श्द 
मुजफर शाह द्वितीय १४७ 
मुक्ा बाई श्श्र 


मुदार २ 


( ४१ 
पुडीर २५१ $ २५४ 
पुष्पबती श्देर 
पूरणपाल रर्ञ 
पोपच्त्नीमेन्द सप्तम्‌ ३२१ 
फ 
फकरूद्दीन मसूद श्श्३े 
फीरोज १११ 
फीरोज कोह २१३ 
फूलजी ४४५, ४६ 
फूलमत्ती ४६ 
ब्ृ 
घकुला देवी (चउला देवी) ११३ 


घप्प अथवा (बप्पारावल) २३१ से 
२३३ 

क्ह्मदेव (प्रीस देव ?) २२७ 
घल्लालसेन १०६, १२६, १२६, १३१, 
१३२, १३७, १३६, ११८ से १४० 
१४१, १६७, ३३६ 

घतीभद्र २४४५, २४६, २५१ 
बाघेली २से ४, ७, १० से १२ 


99 
बाल्दु जी १०१ 
चबाबरा भूत ७६, १७६, ३५७ 
चभारप श्श्८ 
चाल्नचन्द्र १६१ से १६४ 
खाल सूत्तराज (बालाक). २१०, 


२) 

२१८६, २२५, रेस, रेडे८ 
बीजड झट ॥ 
बीज ६६ 

है 
वीज धवल पफ 
बेरम १०० 
भे 
भगवान २३६ 
भगड भाट ७० 
भंत भट्ट २३३ 
भंठ हरि १३६ 


भाव बृहस्पति १५० से १४२, १५४ 
१४८, १४६, १६-०२ 

भास्कर १५७ 
भीसदेव प्रथम १०८5, २२६, २६९, 
र्ध्७छ 

भीमदेव द्वितीय ( भीम चालूक्य, 
भोला भीम) १११, ११३, २१०, 
२१६, २२१ से २२३, २२४ से 
२२६, २३२, २३४ से २३६, २४२ 
से २४४, २४६, २४६, २५०, २५२, 
२४३, २४६ से २५१८, २६०, २६३, 
२६४, २६६, २७२, २७४, २७४, 
३१३, ३१५, ३२४०, २४३, ३४७, 
रे६९ 

भीसदेव (शकरदेव का भाई) ३६३ 
श्ध्र 


भीमदेव लघु ३१४ 


( ४१३ ) 


भीमसिंह (किसान) ११४, १२२ 


भीमसिंह ठक्कर श्ष्४ 
भूपत ६६ 
भूपाला देवी १२२, १६६ 
भूतद (भूव्रड) २८७ 
भोज २३३ 
भोज (पहला, दूसरा) १०६ 

भोजदेव १०१, २६६ 
भोजराज २, २५६, २८४ 

स््‌ 

सदन (मदन फीति) २४३ 
मदनचन्द्र २४० 
सदनप तन २३० 
मदन राक्ञी ३१६ 
सधुछुदन ३४४ 
सगलशित्र श्ध्प 
भसय्यजी १०१ 
संडलिक २२६ 
मडलेश्वरसिह ११२ 


सयणाल्ल देवी (सीलल देवी सील्- 
णदे) ४७, ७5, ६२, ६३, १०२, 
१ १०, ३५४ 

मलिक काफूर ३५८, ३६१, ३६२, 
३६७ से ३६६ 
सलिक अंतुबुद्दीन र्६८ 
मल्लिका जुन १३८, १४२ से १४५, 
१६२, १६७, रण 


मलीमन्सख ३१६ 
ससाऊद तृतीय ६१ 
सहमूद श्श्वे 


सहमुद गज़नची ६६, २९०, २२३, 
२०६, २६६, ३०१, ३४४, ३५८ 


सहयूद वेगडा ६६, १५७ 
सहानन्द्‌ १४३ 
महायिक श्श्रे 
महिपाल ११७, ११६, २१० 
महेन्द्र ; ३४० 
माणेरा प्र 
सातुची ५, ६, ७, 
साधव २४०, ३४६, ३४६ 
मानसिंह ३४१ 
मारासह १८६ 
मालदेव (राणाक) १६१ 


मूलराज ४६, ५६, ६७, ६६, १०८, 
११९ १८१, १८४, २००, २८४, 
श्८५, २०६, रए८, २६०७ 


मूजराज़ दूसरा ( चाल मून्नराज ) 


२१७, २२, २७१ 
चुडुक १११ 
झुकुन्द्‌ श्श्३्‌ 
झुजफर शाह प्रथम १४६ 
मुजफर शाह द्वित्तीय १५७ 
मुक्ता वाई श्श्ड 
मुदार 


२ 


( ४१४ ) 


भेरी २८१ 
मेरुतुड़ ३४१ 
मोहम्मद श्र 


मोहम्मद गोरी २१८, २२२, २२६, 

२६५, २६७, २७१ 
मोहम्मद भिलीस १०० 
मौजुद्दीन मुहम्मदशाम (वहाबुद्दीन 


शाम) २२३ 
५ ये 

यर्तिंग १६६ 

यशवन्तराब पांशिया १४८ 


यशोघवल १४०, १३६, १४०, २०१ 
२४०, २७०, २३६ 
यशोत्र्मा १३५, २८७, रेप्८छ, २६४ 


यादव सिंघन २७४ 
योगराज २८६ 
र्‌ 
रणधवल २, ४ से ७, १० से १२ 

२१, २४, ५५ 
रणरसिक ३२० 
रत्नादित्य १५४ 
रबपाल जी १३६ 
रा? कबाटद ६ 
रा' खगार (पहला) ६३ 


रा! खगार (दूसरा) ५८. ५६, ६२, 
६८. ७२ से ७६, 3८ से ८५, ८६, 
६०, १० 


राज २०, २३, ३४, ३९१७ 
राणक देवी. ६०, ६४, ६६, ७२, 
3४, ७३, उन स ८3, ८५ स॑ ८८, 


२३०८ 
राणाकइुम्भा ३३७5 
राशणिट्रकाला २३६, २३७, २३ 
रण दयास (महीपाल) ४६ से ६१ 
रामदेव १३६, ३३६ 
रामदेव ३४४ 
राम परमार २३६ 
रायच्न (भीम) ६३ 
रायधवत्ष पवार हर 
रायपाल देव १६६ ' 
राया जी २०० 
राव मान ३३६ 
रावज्न समरसिह २३१ 
रिचार्ड ६४ 
रिचाडे (द्वितीय) 5६ 
रोलेन्डो अथवा रोल्ाए्ड... २१४२ 
ले 
लगरी राय २५१, २५४ .. 
ज्ञतिता देवी ३४७ 
लवण प्रसाद २७४, ३१४ से ३१६, 
३१६, ३२० 
लव॒णराज ३४४ 


लच्सण देव 2 


( १४ ) 


लाखा जाडानी ७६, ६६, ७०, १३४ 
लाखा फूलाणी ४५, ४६, ७०, १०८ 
१८१, २८६, २८८ 


लाद सडल १२२, १६७, २८५०, 

२०५ 
छाजों घिजयरात्र ६८, ६६, १०१, 

२६६ 
ल्ञालकु घर २१, रे८ 
लाला भाट ७० 
लुखिग (लुड़िगग ३१४०, ३४१ 
लुण्डदेब ३४२ 
लुण॒पाल (पुत्रनपाल) झ्श्८ 
लुण घर्मा (लुढागर, तु भो, ३४१ 
लोहाण कटठारी २३६ 
लोहाना ण्श्ए 


च्ृ 
बनराज ६०२, १०७, १३७, २७४, 
र८६ से रप८, २६०, २६७, ३११, 
३५३, ३४४, देशे६ 
घपल्हायन १३१ 
पस्तुपाल १३६, ३१४, ३१७, से 
३२०, ३२०, ३३१, ३४४, ३४६, 
३४८ से ३५३ 
पशिप्ठ मुनि ३२७, ३३६, ३४० 
चाग्भद (वाहड़, चोहड़, वाहूडदेव 
आस्यड़देव) १५९, १२३, १४० से 
१४२, ९६५, १७३, १७४, १७७ 


१७६, १८०, १८२ से १८४ ९८४, 


२०४, रेजऐं 

बालिन २७० 
विक्रसिह १२७, १३२, १३६, 
२३३ 

विक्रमादित्य १३२, २८७ 
विक्रमादित्य (गन्धबेसेन) १३६ 
विजय १३४५ 
बिजयपाल ६६ 
ब्रिजयपाल (ह्वारणाल) २६५ 


विजयपाल (ब्रिजयचन्द्र११३०, २३१ 


विजयसिह २३३ 
विजयाके १८६ 
बिठ्ठुलराज देवाजी १४८ 
विद्वलेश्चर ३४६, ३६० 
विभीपण ६६, से ध्८ 
विमलशाह ३३०, ३३१ 
विज्तियम द्वितीय ८१ 
विश्वेश्चर बोहरा डछ 
बीजराज़ भादी र्‌ 
बीजल (चारण) ४६ 
वीरकुम्भ ग्श्प् 
बीरज़ ८, ६. १६ से १८, २०, २ 
२३, ३४, ४३ 


वीरटेब घाघेला (बीर धवल, घीर 
घबलाद देव) २३६, २३७, देशरे, 
२७१, २७४, ३१५ से ३२०, १२२ 


( ४१६ ) 


३२३, देरे८, ३४२, 3४४, २४७ 
बीरमती ८, ६३९४ 
बवीरमढेव प्हि। 


बीरमदेंब (मेद्यानन्द चातडा) ४६ 
घीसलदेव (चाहान) ६४, ७४९२, 5२, 


८५, १२४, १७७, २७४, २१४, 
३१४, ३२१, ३४२, रे४३, ३४५ 
३४६, ३४० 
चैरट २३३ 
चैरिसिंह २३३ 
वोसरी ११६, १२२ 
सं 
सत्नत (साजन दे) ४७ ६३ ६० 
६१, ११०, रेफर 
सस्तिया ६२ 
समरमभिह २३२, २३३, २४१ 
समरसी (साऊसर) १७२, २८० 
खसलख २३४, २३६ 
सलीमशाह ११५१ 
खहर्जिंग १११ 
सान्तु १०४ 
सामन्तर्सिह्. २३३, २६३, २३६ 
३४० 
सार २६१६, २४१ 


सारडुदेव (बाघेला) ३१४ से ३१६ 
३४२, ३४४, ३४५, रेश८ 
सारदड् मकवाण २४०, ९६१ 


सारद्ड सोढां २३६ 
सालिग १६६, २०२ 
साहार १११ 


सिद्धराज जयसिंहद २, १८, २१, 
२३, २५, ३३, ३४, ३५, ३६ से 
४०, ४४, ४६, से ४६, ६२ से ६६, 
७० से ७३, ७५ से ७८ ८०; ८१, 
८५ से ८८, ६० से ६२) ध्छेस 
१०४, १०७, १०८, ११० से ११४, 
११५७, से १२१, १९३, १२४५, १२८ 
१३०, १३३, १३६, १४२, १५४१, 
१४३, १५४७, १७४, १६४, १६६, 
२००, २१०, २०२६, २६६, २७४, 
२८४ से २६०, २६४७, २६५, २६७ 

३०४५, २०७, ३१०, ३४६, श्धर 


सिद्ध देवराज ४५७ 
सिंगराम डावी ६६ 
सिन्ध परमार २४५० 
सिन्घुराज ३४६ 
सियोजी राठोड़ २८६ 
सिंद्द २३३ 
सीता ३४६ 
सीलण २१० 
सीसोदिणी ८, 
सुधन्वा १३६ 
सुभट्टवम २२६ 
ध ३७३ 


( ४९७ ) 


सुलख २५४ 
सुलतान अरसनल १०० 
सुलतान खुसरू २६४ 
सुशमेचन्द्र १२१ 
सोहड़ देव श्ण्८ 
सूर ४३४६ 
सेतू ६६ 
सेक्शन विधेयक रपर 
सेफुदीन २२३ 
सैयद (सईद) ३१८ 
ख्ोलिंग १७५ 
प्रोम ३४६ 
पोमराज १९१ 
सोमसिंहदेव. २७१, ३३२६, २४० 
सोलकिनी २, ५३. ५४ 
सोलाक (सोलदेव, सोला) १४० 

से १४२, १७६ 
सोमेश्वर (मंत्री) २१६ 
सोमेश्वर चौहान १४४, १३०, 


२३१, २३५, २३६, ४०) से २४२ 


२५४, २४७, 5३ 
सोमेश्वरदेव (राणा) रे४३, रे४४ 
सीख्यलता 9४७ 

शा 
शक्ति कुमार २३३ 
शदुरदव २६३, २६६, २५६ 


शद्टुरस्वामी (शह्ब॒राचाये, देषबोध 


स्वासी).._ १५७, १८६, से १६९ 
शब्ध ३१८, २४६ 
श्यास न्व्६ 
श्यामल श्श्फ 
शशिक्रता २४२ 
शालमेंन श्र 
शाइवुर्द न २२४, २५ 
शाहबुद्दीन गौरी १०१, २३७, २३८ 
शाह्दीदीन २२४ 
शिलादित्य र३२ 
शिवि १३४ 
शील २३३ 
शुचितर्मा २३३ 
शुभकर १६६, २०० 
शेखमिया १५७ 
शेख सेयद्‌ १५४, १५६ 
शेरपावर (शेर पवार) ६६ 
शेरसिंद (शत्रुशाल) ६३ 
शोभनदेव ३२० 
हृ 

हृणमतिया ७०, ७९ 
हसराज माहीडा_ ६०, ६३, $४ 
इम्मीर २४४ 
हम्मीर (प्रहरी) छ०, ८, 
हम्मीर सुमरा ६२ 
हरभुज वेलाइुली ३४३ 


( ४१८ ) 


हरिपाल ११३ न्रृ 

दरिपाल रै५ तिशुुबनपाल ११३, ११४, *%5, 

हाजिब तांद्यान ठुगी न्त ६६ त्रिभु बन मल्ल (विज्जल २१८८ 

हारीत (मुनि) श्श्र हे बे ; 

हिमालु १०२ श्र 

हेनरी ६५. छाडा ३४५४ 

होल्कर मल्हारराव १४७ श्री मल्नदेव ३४३ 
त्त्‌ श्री महिपालदेव १११ 


प्तेमसिह ११३, २३३ श्री रामदेव ठककर ३४३, ४४ 


३, ऐतिहासिक स्थाव (नगर आदि) 


श्र 
* अखात २८०६ 
अचल गढ़ १०८, र४१७, रे११, 
३३१६, ३३७ 
अचल्तेश्वर १३६ 


अजमेर ११०, २३१, २४१, २६८ 
से २७०, २८८, ३२६० 


श्रणघोर गढ़ ४५, ४६ 
अणादरा ३३० 


खअणुहिल वाडा (अणुदिलपुर) ४६ 
2६8४, ६८, ६६, १०२९, १०८, १११, 
११४, ११८, १९८, १३५, १४४, 
१६३, १६५, १६६, १७६, १८०, 
१८५, १८७, १६३, १६७, ९२१, 
२२४, २२६, २९८, २२६, २३१, 
२३२, २६६, २७४, २७५, ६८४, 
श्८४, रुप८ण, “८८६, २६४, २६६, 
३०१, ३०४, र२०७, ३१०, ३११, 
३१३, ३२१, रेरर, ३४०, दे४२, 
३४३, ३४४ से ३४७, ३५८, ३५०, 
३६२, ३६५, ३६६ 


अनन्‍्तपुर २०७ 
अन्तर्वेदि २०५ 
अजार तालुका ३१४५ 
अपरेपुकामशसो १३० 
अधिस्तात ३६५ 


अभिसार १३१ 
अभिसारगते १३९ 
अरणुयक १३० 
अरब १५६ 
अवन्‍्ती १३०, १३१ 
अहमदाबाद शहर ३०७, ३६० 
त्रा 
आदरियॉण ७७ 
आटकोट ६५, १८१ 
आवू. ४६, १०८, १३२, १३६, 


२२७, २३६, २३७, २४४, २३०, 
२७१, २६१, ३२२, ३२७, ३२६, 
३३०, ३३३, ३४०, से ३४२, ३७७ 


आभीर १६६, २०४ 
आयमुख श्३२ 
आ।रासखुर २३२ 
आश्यत्यिक १३२ 


आशावली (श्रासाम्वली) ६६ 


आहाजाल १३० 
ड् 

ब्ट्ली ३२१ 

इ गलेण्ड ६४, ७५ 

इन्दुवक् १३० 

इलोरा १५७, ३६ 

ईंडर १७४, १८६, २३१९ 


(. ४२० 


ईरान १००, २०६ 
ईरानी आखात ३४४ 
ईस्तिया ब्श्३ 
उ 
उच्च १६६, १२०, २०४५, २२३ से 
२२६ 
उञ्जयन्त ६० 
जजुरान २२३ 
उज्जेन ११८, १२६, १३४, १३५ 
उमा १०२ 
उड्यान १६७ 
उत्तरकाॉव णु श्प८ 
उदयपुर १६३, १६८, २०१, २१६, 
३३६, ३२४० 
उदुस्घ॒र ११६ 
उमरकोठ र्ण्८ 
स्मेठा ४६ 
ऐ्‌ 
ऐरावत १३१ 
ञ्नो 
ओड़्‌ ७5७ 
ओमेज बन्दर (बेलाकुल) ३४४ 
ओशम चोरासी ६३ 
कः 


कच्छ ४०, ६६, ६६, १०८, २१३० 
से १३२, १८९, २०५, २३४, २३६ 


*, 


२३६, २४३, २७४, *८5, २८८, 
२६०, २६?, 3१२, ३१४, ३४३, 
३४४ ३४६, २५७ 
१३२ 
१८७ 


कटठतेक 
ब्डोला 
कथकोट, गणदेवी ( गणदाबा ) 
१२७, १३०, २८६ 

कन्नीज १०६, १४२, १८७ २३०, 
२३१, २४२, २६७, २६८ 


कपिल्कोट २६० 
कपूरथला १२० 
कर्णाटक ६१, ६३, “६६, १६९, 
२८४, 

कर्णावती ६२, १४६, १४७ 
कर्नाल २६७ 
कहांड़ १०६ 
कल्याण २१८, २८६, ९८७ 
काकण्टक १३४ 
काकारेज २४३ 
काटोच १२१ 
काठियाबाड़ू १४८, २०१, २५३ 
३४५६, ३४८ 

कांचीवरम श्१्८ 
कांडाग्त १३८ 
कांण्व १३० 
फान्यकुब्ज १४९ 
कारमान २०६ 


( ४२१ ) 


किराट द्र प २०० 
फालडी ६४ 
फालम्ब पट्टनन (कोलम, क्विलोमस) 

१५८ 
फालीवाबा ६५ 
कादी २६१ 
काशमीर १६७ 
काशी. १४९, १६६, २०५, २६८, 

३१० 
काशीय १३० 
किराडू २०१ 
कीर १६६ 
छुर १६७ 
कुशातें १६७ 
कंदारनाथ १५७, १६४ 
कफेराल्‌ स्ग्प 


कॉकण १०६, १४३, १४४, १६६, 
१६६, २०५, रेम९, रे रे३६ 
कोल्हापुर (शिलार। (शिलाहार ) 
१०६, ११८, ९४२३ 

ख्‌ 
खम्भाव (स्तम्म तीथे) ६8 १९९, 
एछधे, रेम६॥ २६९, २६७, २११६९, 
३५७, ३४०, ३१८, रे६७ 


सेंड ३१२ 
खेराला २०४ 
सेरवा (पाटडी) उठ 


खोखरा ३१५ 


हे । 
गज़नी १००, १२१, १६६, १५८, 
१६६, २०६, २८८, * २३ २२३ से 
२२६, २३१, ९६६, १०४? 


गन्धार २६१ 
गया श्श्७ 
गसंशीर २२३ 
गरवर गढ़ २३६ 
ग्रेट त्रिटेल २८९ 
गांफ ६३ 


गिरनार ५८, ६८, ७३, ७४४, ८१, 
८२, ८४, ६०) ६७, ९४७, श्श्ण्, 
१७३, हेरे५. २८४, २६९, ३४०, 


8४२ 
गिरवर ३२३, ४४१ 
गुजरात १६६, २०१, रेरेरे 
गु्देज २२४ 
गोधा (गोगो) २०४, ३०४ 
गोर २६६ 
गोमल ३५७ 
गोरहरा ९० 
गीडदेश ५, ६ 
मोप्ट्रया १३० 

चच 
चक्कत्रते देश १३१ 


घचन्द्रावदी १८८, १२४, (३२) १३६ 


( ४२० 


इरान ६००, २०६ 
ईरानी आखात ३४४ 
ईरितिया २२३ 
उ 
उच्च ११६, १२०, २०५, २२३ से 
२२६ 
उज्जयन्त ६० 
उजूरान २२३ 
उज्जेत ११८०, १२६, १३४, १३५ 
उमा १०२ 
उड्यान १६७ 
उत्तरकॉव ण श्द८ 
उदयपुर १६३, १६८, २०१, २१६, 
३३६, ३४० 
उदुम्घर ११६ 
उसरकोद श्ण्छ 
उसेठा ४६ 
ऐ 
ऐराबत १३१ 
जो 
ओड' 5७ 
ओमेज बन्द्र (बेलाकुल) ३४४६ 
ओशम घचौरासी ६३ 
क्ृ 


कच्छु ४५, ६६, ६६, १०८, १३० 
से १३२, १८१, २०५, २३४, २३६ 


) 


२३६, २४५३, २७४, २८३, २८८, 
२६०, २६?, 3१२, ३१५, ३४२३, 
३४४ ३४६, ३४७ 

श्श्र 


१५८७ धर 


कटतेक 
व डोला 
कथकोट, गणदेवी ( गणदाबा ) 
१२७, १३०, २८६ 

कन्नीज १०६, १५२, १८७, २३०, 
२३१, २४२, २६७, २६८ 


कपिलकोट २६० 
कपूरथला १२० 
कर्णाटक ६१, ६३, “६६, १६१, 
२०४,८० 
कर्णाबती ६२, १४६, १४७ 
कर्नाल २६७ 
कहाोड १०६ 
कल्याण २१८, २८६, २८७ 
काकणटक १३९ 
काकारेज २४३ 
काटोच १२१ 
काठियाबाडू १४८, २०१, २४५३, 
३५६, रेश४८..- - 
कांचीवरम श्श्प 
कांडाग्न १३० 
काण्व १३० 
फान्यकुब्ज १५१ 
कारमान २०६ 


( ४२१ ) 


किराट द्रप २०० 
फातडी ६४ 
कालम्ब पट्टनन (कोलम, क्विलोस) 

११८ 
फाल्षीवाबा ६५६ 
कावी २६१ 
काशमीर १६७ 
काशी १५१, १६६, २०५, ९८, 

३१० 
काशीय १३० 
किराडू २०१९ 
कीर १६६ 
छुरू १६७ 
कुशाते १६७ 
कदारनाथ १४७, १६५ 
केरालू श्ग्प 


फॉकण ९०६, १४३, १४५, १६६, 
१६६, २०५, र२े८५, रे८६, रेरे६ 
कोल्हापुर (शिल्लार' (शिल्लाहार ) 
१०६, ११८, १४३ 

ख्‌ 
खम्भात (स्तम्भ तीथे) ६६, १९२, 
१७७, २८६, २६९, २६७, २११९, 
३५४७, ३४०, ३४८, २६७ 


सेड़ा ३१२ 
खेराला २०४ 
खेरवा (पाटडी) ३४७ 


खोखरा ३१५ 


श 
गजनी १००, १२१, ९५8 व) 
१६६, २०६, र८्८प, १२३, रेरेरे से 
२०६, २३१, २६६, १७? 


गन्धार २६९ 
गया १५७ 
गसंशीर २२३ 
गरवर गढ़ १२३६ 
के 

ग्रेट ब्रिटेन २८९ 
गाफक ६३ 


गिरनार ४८, ६८, ७२, ७४, ८१, 
८२, ८४७, ६०, ६७, (४७, श्श्ण्, 
१७३, २३६. २८४५, २६९, ३४०, 


श्श््र्‌ 
गिरवर ३२३, ४४१ 
गुजरात १६६, २०१, ९३२ 
गुर्दज २२७ 
गोधा (गोगो) २७४, ३०४५ 
गोर २६६ 
गोसल ३४७ 
गोरदरा ६०२ 
गोडदेश ४, ६ 
गोष्ट्रया १३० 

च्‌ 

चक्रवते देश 5३१ 


चन्द्राववी १८०८, १२०७, १३२९, १३४ 


६. ४2२२ ) 


२७०, ३१४, ३३७, रेदेप, २४०, 


३४२, ३४४ 
प्वम्पामडी १२१ 
चापानेर श्ध्द 
चाला (चाल) ६४५, >८४ 
चिडाबा १ 


चितोड २, ६६, ?१०, ११८, १४२ 
१२३, १४२, २००, २०१, २३१, 


ब्ध्द 

पीन तथा मसद्दाचीन श्श्र्‌ 
चीखली १७३ 
चुडा ३४५७ 
पेंडकोय १३० 
पोटीला ३४७ 

जञं 

जगन्नाथ ५१५७ 
जयपुर प्र 
ज्यूरिस्तान २६६ 
जसंदन ६९, २५७ 
जाडियान ग्राम 5७ 
ज्ञालधर १२०, १२१, १३२, १६६, 
२६७, २०५ 


जालोर (जाबालिपुर) १०५, २०२, 
२६६, २८्८, २४६ 

जिख्जवाड़ा ३९, ७७, ७५, १०७, 
२६८, ३००, ३०४५, २०८ 

जूनागढ ४८, ४६, ६१ से ६७, ७२ 
७४, ७६, ७७, ८५, २१४५६, १५७, 


२०१, २२०, २२६, २०७ 

जेतपु ३५७ 

जहाह॒ति (महोबा) श्श्ल 

जेतपुर १०७ 

ज्ञमलमर २, ६६, १०२ 

जोबपुर १६८, २० 4, र्६्८ 
भ्फ 

माज्ञावाड २४५३ 
ट 

टीचा २०४ 

टू क-ठोड़ा (टॉक) 5, १४७, २३, 

२४, ४३ 

टोरडी १८, ९६ 
ठ 

ठट्ठ नगर १०९, १३६ 
ड़ 

डभोई १०८, २६८, ३००, ३४३, 

३५४ 

डीसा ३३० 
ढ़ 

ढ्सा ३५६ 

ढाढदर २६१ 
त 

तंकीनाबाद २२३, २२४७ 

तगरपुर १०६ 


( ४२३ ) 


तणोतत ६६, १०० 
तनसू रे 
तरसगम १३६ 
तातार २८६ 
तारिद्ञा घ्३८ 
तिरोरी २६७ 
तिलग ५६७ 
ठुकिस्तान शछ् 
तुरान १५०० 
तेकया ५३० 
तेगतें १२१ 
द््‌ 
पर्भावती ३४३ 
द्वेस्थली १३१ 
द्रवा (गोंड्ल) ३४७ 
द्वारका ६६, १४७, २८६ 
द्वीप १६६ 
द्शाणे १६७ 
दादाक श्ष्द 
दाहल (चेदि) १७६ 
दक्ष १३०२ 
दाक्षिकन्धा १३२ 
दाक्षिद्वद्‌ श्ब्र 


दिल्लो ४०, उन, १७७, २३०, २३१ 
२३६, २४४५, २६५, २६७, २६६, 
२७०, २७१, गरप्श, रेश६, रेश्ज, 

ड६६ 


देदाद्र (०७ 
देयली १९५, ९८४ 
देलवाड़ा १८५, ३२१, ३०२, २२७ 

३३०, रेशर 
देवगढ (देवराचल) १०१, ३५५, 


देव पट्टण ६०, १४९, १४४ १४८, 
२०६ २८६, ३४३ 

देवयो (योलका, धवलक, घवलगढ) 
१२२, २७०, ६०१, ३१५ 
देवशापाडा ३४६ 
देहम्रास ६४ 


घ 
घघुका (चागड) ६३, १४१, १७६, 


२७5४, ३४७ 
घांघलपुर ३४७ 
घधामाद ड७ 
धारानगरी (घार) ६, ३४७, ४६, 


७३, १००, १४९, २१४२, २९३, 
र्ण्प 


घूम १३१ 
त्त 

नगवाड़ा जऊ 

ननन्‍्दलाई २०२ 

नल ध्र्‌ 


नागीर १००, ६२७, १३३. २६६ 
नाद्रद् देश १६९ 
नन्दीपुर १३९ 


( ४२६ ) 


१००, १०२ > १०४, १ ०८, 
११७, ११८०, १२८, १२६, 
१३४, १३६ से १३६, १४८, 
१४१, 7४२, १७४, २०४, 
२२७, २२६, २३४, २६७, 
२७१, र८पण, २६४, १२, 
३३६ 

मांगरोल ग्ण्र 
माडू-गढ़ ४, २२७ 
मिद्दुनकोट १२० 
मिरजे १०६ 
मूलीमेवास ३५७ 
मसुखपुर ७७, ३०४ 
मुल्नतान १००, १०६, ११५१, १२३ 
से २२६ 

मेरठ रध्८ 
मेवाड़ ६६, ११०, १६६, १८५, 


२०५, २३१, ३३७ 


सोढेरा १०८, ३०३ से ३०४ 

इश८ से ३६० 
मोणियां (जूनागढ़ , ३४७ 
मोलांडू रु] 
भोहदबक घ्७ 

य 

यकल्लोम १३० 
यमन १५६ 
युगन्धर १३१ 


र्‌ 
रतनपुर १६८, १६६ 
रत्नागिरि १४४ 
रगादिक श्ध्८ 
राजनगर (योगिनपुर' म्ध् 
राजस्थान २०९ 
रामेश्वर १४७ 
राष्ट्र १६६ 
र्डु १६६ 
रोजीयू छ७ 
रोम ३११ 
रोमक १३० 

त्त 
लखतर ३४७ 
लखियार ब्रियरा ४६, 5६ 
लघुकण ३४५ 
लघुकरण (गहििलडी) ३४४ 
लारस्तान २०६ 
लाहोर ६६, १००, २६४५ 
््ीबढ़ी ३५७ 
लोढवाडा २६६ 
लोद्रवा १००, ९०१ 

व्‌ 
ब्रज १३० 


बद्ध मानपुर (बढवाण) ४८, ४६, 
६५, प्‌ ८६, फ६, २ ०६, रउऊ 


( एछर२७ 


घल्हिदेश १३१ 
घत्ंभीपुरए_ १८०, २३१, २३२, 
२६७, ३११ 

घाणासीक श्व्प 
घातानुप्रस्थपुर १३१ 
घामनस्थली ४६, ६० 
घाराही १०२ 
घाहडपुर १७३, र८४ 
घाहिक १३५, १४२ 
विद्याधर १८६ 
विदेह १५६७ 
विश्वरूप १३० 
- घीरपुर १०७ 
चीरमगाम १०७ 
बीसल नगर ३५३, २४४ 

स्‌ 
सगवाड श्ध्ष 


स्तम्भतीथे (खम्भात) ११६, ११७, 

१२६, २०५७, २८६, ३१८, ३४७ 
स्थानेश्वर श्६७ 
सकरान (सेनकरान) २२५ 


सपादलक्ष १२८, १३०, १४२, 
१ ६६, १७७, २७८, १६७, २०४, 
२११, रृ८८ 

सरखेज 5७ 
सरधार श्श्८ 
सांकाश्यपुर २३१ 


साभमर १७८०, २३०, २३८, २४२, 
२४३, २५२, २५३, २५७, २४८, 
२६३, २६७, रे४२ 


सायले (सायला) ७७, २५०४ 
साल्वदेश १३१ 
सालबाड १४३ 
सालिपुर श्षर 


सिद्धपुर (सिहोर, सिंहपुर) ६६, 
६८, १०७, १८०, १८०, रै5६ , 
२८४०, ३०२ से ३०४ 

सिन्ध ६२, ६३, ६६, १०१, १३१, 
१३२, १३६६, २०८, ३१८ 


सिन्धु १६७ 
मिवास्तापोल श्ध्८ 
सिरह्टिन्द ९२१ 


सिरोही २७०, ३२३, ३३६, २६५ 


सीजिस्तान स्र्३्‌ 
सुरेल छ्छ 
खुलतानपुर ३६१ 
सूरत (सूयपुर) २०६, २८६ 
सरसेन १३०, १६७ 
सेजक्पुर १०७ 
से मन ७७ 
सेवालक २०१ 
सेन्यव २०५ 
सोनीसर इज 


सोमनाथ पट्टण ४६, १५४५, १४७, 
२६७, ३२१, ३४३, ३४४, ३४४ 


( ४२६ ) 


१००, १०२, १०४, १०८, 
११७, ११८, १२८, १२६, 
१३४, १३६ से १३६, १४८, 
१५९, 7४२, (एश४, रेव्ट, 
२२७, २२६, २३४, २६७, 
२७९१, र८८प, २६४, ३१२, 
३३६ 
मांगरोल ग्ग्र 
माडू-गढ़ ५, रे३७ 
मिट्ठनकोठ १२० 
मिर्जि १०६ 
मूलीमेवास ३३४७ 
मुखपुर ७७, ३०५ 
मुलतान १००, १०६, १२१, १२३ 
से २२६ 
मेरठ श्ध्ष्८ 
सेवाढ़ ६६, ११०, १६६, १८४, 
२०५, २३११, २३२७ 
मोढेरा.. १०८, ३०३ से ३०४ 
३४८ से ३६० 
मोणियां (जूनागढ़ , ३३५७ 
मोलांडू ऊछ 
भोहबक 4] 
य 
यकृल्लोम १३० 
यमन १५६ 
युगन्धर १३१ 


र 
रतनपुर १६८, १६६ 
रत्नागिरि १४४ 
रगाठिक श्ध्द 
राजनगर (योगिनपुर' भ्द्द८ 
राजस्थान २८१ 
रामेश्वर १४७ 
राष्ट्र १६६ 
राहु १६६ 
रोजीयू ७ 
रोम ३११ 
रोमक १३० 

ले 
लखतर ३४७ 
लखियार बियरा ४६, 5६ 
लघुकण ३४४ 
लघुकण (गह्विल्डी) ३४४ 
लारस्तन २०६ 
लाहोर ६६, १००, २६५ 
लीबडी झ्श७ 
लोढवाडा २६६ 
लोद्रवा १००, ९०१ 

च्‌ 
नञ्ज १३० 


बद्ध मानपुर (बढवाण) ४८, ४६, 
इ४५, ८६, ८६, ८६, १०६, २७७ 


घल्हिदेश 
बलसीपुर 


घाणासीक 
घातानुप्रस्थपुर 
घामनस्थली 
घाराही 
घाहूडपुर 
घाहिक 
चविद्याघर 
विदेष्‌ 
विश्यरूप 
धीरपुर 
घीरमर्गांस 
पीसल्त नगर 


सगवाड 


( ४२७ ) 


१३१ 


१ घ्द्० + २३ १ १ रे१२ है 


२६७, २११ 
श्व्८ 

१३१ 

४६, ६५ 
१०१ 
१७३, नए 
१३०, १३४२ 
१५०६ 

श्ध्छ 

१३० 

१०५७ 

१०७ 

३४३, २४४ 


श्ध्प 


घ्तम्भतीर्थ (खम्भात) ११६, ११७, 
१२६, २०४, २८६, ३१८, ३४७ 


स्थानेश्चर 


सकरात (सेनफरान) ५ 
१२८, १३०, १४२, 


सपादलक्त 


२६७ 
ग्र्र 


१६६, १७५, १७८, १६७, २०४, 


सरखेज 
सरधार 
साकाश्यपुर 


२११, र८८ 
३ 

रेध८ 

१३१ 


साभर १७८, २३०, २३८, २४२, 
२४३, २५२, रे४३, २५७, रे४८, 


साल्वदेश 
सालचाड 
सालिपुर 


२६३, २६७, ३४२ 
सायले (सायला) 


७७, २०४. 
१३१ 
श्ढ३ 
१४९ 


सिद्धपुर (सिहोर, सिहपुर) ६६, 
६८, ९०७, १८९, १८०५, ९८६ , 
#्८०, ३०२ से ६०४ 

सिन्ध ६२, ६३, ६६, १०१, १३९, 
१३२, १३६, २०८, ३१८ 


सिन्घु १६७ 
मिचास्तापोल शेध८ 
सिरहिन्द १२१ 
सिरोही २७०, ३२३, ३३६, ३६४ 
सीलिस्तान श्ब्रे 
सुरेल 5७ 
सुत्नतानपुर ३६१ 
सूरत (सूयपुर) २०६, २८६ 
सूरसेन २३०, १६७ 
सेजकपुर १०७ 
सेमल 5७ 
सेवालक २०१ 
सेन्वव न्श्र्‌ 
सोनीसर ३४७ 


सोमनाथ पटुण ४६, १५४५, १४७, 
२६७, ३२१, ३४३, ३४४, ३४८ 


( ४४८ ) 


सोमपुर १४६ 
सोमल ६६ 
सोरठ ६२, ६६, ७०, ७४, ८१, 
८५, ८६, ८८, १०९६, १०८, २७२, 
२२६, २३६, २३६, २४७, २४५३, 
ए८५, र८८, ३०७, ३११ 

सौराष्ट्‌ ( सुराष्ट) ६२, ६३, ६०, 
६१, ११० से ११२, १७२, १६७, 


२०४, २८६ 

सौदीर १३१, १६७ 
श 

शह्डपुर १६१, ३१२ 

शत।नन्द्‌ १४३ 


शत्रुज़्य ६६, ६०, ६८, १४८, 
१७३, १७६, १ 5०, २०४, २६१, 
३२२, ३४७ 

श(कम्भरी ६८, ११४, १२७, १२६, 
१४०, १४२, १७७, २०१ 


शाकत्ञ १३० 
शालपुर १४२, २०१ 
शिवालिक १००, २४२ 
शेरगढ (नारायण सरोबर) २६० 
शेरकोट ३४५७ 
ह्‌ 
हद २८० 
धरमुज १११ 
हलवद्‌ श्ध््ड 
द्वाथमा १६६ 
होशियारपुर १२०, १२१ 
त्र 
त्रिगर्त १३१ 
त्रिकुटाचल (लका) १६३ 
श्र 
श्वगालगते श्श्र 
श्री नत्नद्रपुर २०० 


